प्रकाशकीय 


समणसुत्त' ग्रन्थ का प्रकाशन करते हुए सर्व-सेवा-सघ गौरव एव प्रसन्नता का अनुभव 
कर रहा है । 

धर्म के श्रननन्‍्त रूप हैं। शब्दो मे इन रूपो को वाँधा नही जा सकता । महापुरुषों 

तथा विचारक मनीपियो ने देश, काल, परिस्थिति के अनुसार अनन्त का अनन्तवाँ भ्रश 

ही प्रकट किया है । महापुरुषों का दर्शन सकुचित नही होता, परल्तु श्रथ॑ग्रहण की सीम,ओ 
से अशाभिनिवेश की नीव पडती है झौर इसीमे से विविध मतवादों का उद्भव हो जाता 
है । निष्पक्षमाव से विश्व के सब धर्मों का गहराई से अध्ययन किया जाय तो ज्ञात हो 
सकता है कि महापुरुषो की वाणी का अमुक-अमृक अश उस-उस देश, काल, परिस्थिति 
के स्तर-भेद तथा भूमिका-भेद का सूचक है । जैसे--- 

१ सामान्य व्यक्ति की सर्वप्रथम भूमिका चार्वाक भौतिक दर्शन की ही रहती 
है । क्योकि सुख की आकाक्षा सब मनुष्यों मे समान है । 


२ व्यापक सुख की आकाक्षा भौतिक स्तर पर पूरी होना सभव नही है, इसका 
दर्शन जिन्हें हुआ, उन्होंने विश्व की व्यवस्था का स्वरूप जान लेने का प्रयास किया । 
विश्व-समस्या के मूल में कुछ विशिष्ट मूल द्रव्य हैं । इन मूल द्रव्यो और उनके पारस्परिक 
सवधो की जानकारी पर ही व्यापक सुख निर्भर है। यही न्याय और वैशेपिक दर्शन की 
बुनियाद है । 

३ इससे भी सुख और समाधान अपूर्ण ही रहता है, ऐसा जिनको अनुभव हुआ वे 
और भी गहरे उतरे । साख्य, पूर्वमीमासा और उत्तरमीभासा याने वेदान्त इसी अनुसन्धान 
की निष्पत्ति है! जैन तथा वौद्ध दर्शन भी इसी परम्परा में श्राते है । इन सारे दर्शनो 
का सार यह है कि विश्व की विविधता तथा विभिन्नता का आधार एक ही विभु-सत्ता है । 

४ इस विभु-सत्ता के प्रत्यक्ष दर्शन तथा उसे जीवन में प्रकाशित देखने के शोध मे 
लगनेवाले लोगो ने योग-दर्शन को साकार किया । उसमे से निष्कर्ष यह निकला कि योगान- 
शासन के बिना मानव झौर विश्व के अस्तित्वगत सवध का न ज्ञान होगा और न जीवन- 
व्यवहार ही फलित होगा | इसलिए वौद्धदर्शन मे कह गया है कि जीवन का यथार्थ 
दर्शन प्रशा और उपाय के सामरस्य (हार्मनी) पर ही निर्भर है। चाहे जैन हो या वौद्ध, 
साख्य हो या वेदान्त, इन सब दार्शनिक निष्ठाओ में योगानुशासन को है। प्राथमिक महत्त्व 
दिया' जाता है । यही भारत की सस्क्ृति में आत्मदर्शन तथा विश्वदर्शन का अनभव-सिद्ध 
मार्ग कहा गया है । हैं 


-+ सीन «- 


इस मार्ग पर अग्रसर मानव की दृष्टि समता-रस में इतनी सहज, सूक्ष्म और तरल 
(पलेक्सिवल) हो जाती है कि सारे सघर्प, सामरस्य, आनन्द और सौंदर्य मे लीन हे 
जाते है और जीवन को विक्ृत करनेवाले सारे मतवाद और सघपं अ्रर्थशून्य हो जाते है| 
जैन-धर्म का अनेकान्तवाद या स्याद्वाद इसीका निदर्णक है जो न केवल परमत-सहिए्णुता 
ही जगाता है, परस्पर विरोधी विचारो में समन्वय भी स्थापित करता है । 

समणपसुत्त' ग्रन्थ की निष्पत्ति के पीछे भगवान्‌ महावीर की अ्रव्यक्त और सन्त वितोबा- 
जी के पावन व्यक्त प्रेरणा रही है। यह अपने में श्रपूर्व ऐतिहासिक घटना है कि भगवान्‌ 
महावीर के २५ सौवे निर्वाण-महोत्सव के वर्ष मे दिल्‍ली में इस ग्रन्थ की सर्वेमान्यता के 
लिए सगीति का आयोजन हो सका | सगीति में सम्मिलित साधुओं, विद्वानों, श्रावकों 
तथा सेवको ने हर प्रकार से अपना हांदिक सहयोग देकर इसे सर्वे-मान्यता प्रदान की ) 


जेनधर्म के सभी सम्प्रदायो के मुनियों तथा श्रावको का यह सम्मिलन विगत दो हजार वर्षो 
के पश्चात्‌ पहली वार देखने में आया । 


दिल्‍ली की इस ऐतिहासिक एवं समन्वयात्मक सगीति का श्रधिवेशन दो दिन तक 
चार बैठको में सम्पन्न हुआ । चारो वैठको की अध्यक्षता चारो आम्तायों के मुति 
श्री सुशीलकुमारजी, मुनि श्री नथमलजी, मुनि श्री जतकविजयजी तथा उपाध्याय मुनि 
श्री विद्यानन्दर्ज) ने की । चारो बैठकों को आचाये श्री तुलसीजी, आचार्य श्री घर्मसागरजी, 
आचार्य विजयसमुद्रसूरिजी एवं आचाये देशभूषणजी के आशीर्वाद प्राप्त हुए । ग्रथ का 


अतिम प्रारूप सगीति के चारो अध्यक्ष और जिनेन्द्र वर्णीजी ने तैयार किया जिसमे शुरू 
से श्रत तक झाचाये तुलसीजी का सहयोग रहा । 


इस प्रथ का प्रारस्मिक सकलन ज्व० जिनेद्ध वर्णीजी ने किया है। सर्वप्रथम एक 
सकलन जैनधरंसार' नाम से प्रकाशित किया गया । वाद में अनेक सुझावों और संशोधनों 
को ध्यान मे रखकर दूसरा सकलन प० दलसुखभाई मालवणिया ने किया । सन्त कानजी 
स्वार्म, की प्रेरणा से डा० हुकुमचन्दर्ज। मारिलल ने सकलन के लिए काफी उपयुक्त गाथाए 
सुझायी । उदयपुर के डा० कमलचन्दजी सोगानी ने गहराई से अध्ययन करके अनेक 
सुझाव दिये । सबका श्रवलोकन करके श्री वर्णीजी ने तीसरा सकलन तैयार किया जो 
'जिणधम्म' नाम से सगीति में विचारार्थ रखा गया । अब जो सकलन प्रकाशित हो रहा 
है, वह अतिम एवं सर्वमान्य है। इस सकलन को परिपूर्ण तया परिमाजित बनाने मे 
प० दलसुखभाई मालवर्णिया तथा मुनित्री नथमलजी का विशेष हाथ रहा है । डा० ए० 
एन० उपाध्ये, डा० दखारीलालजी कोठिया श्रादि विद्वानों का भी सहयोग मिला 
2 । गाथाओ की शुद्धि मे प० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री, प० वेचरदासजी दोशी झौर भतति 
नथमलजी के श्रम को भूलाया नही जा सकता। सस्क्ृत छाया का संशोधन और परिमार्जन 
प्‌० वेचरदासजी ने एक-एक शब्द को जाँच-परखकर किया है। हिन्दी भ्रनुवाद प० कैलाश- 
वद्धजी जास्ती तथा मूनि श्री मथमलजी ने किया है। अनुवाद सरल मूलानुगामी है । 


"४ पार « 


] 


विपय की। पूर्वापर कडी को जोडे रखने के लिए अवुवाद में कही-कही कोष्ठको में विशिष्ट 
शब्द दिये गये है । इन सब विद्वानों के सहयोग के प्रति हम हृदय से श्राभारी है । 
सगीति का द्वि दिवसीय अ्रधिवेशन अ्रगुत्रत विहार तथा जैन वालाश्रम में श्रायोजित 
था। अगुत्रत आत्दोलन के प्रवर्तेक अत्चार्य श्री तुलर्स।र्ज, तथा उपाध्याय मुनि 
श्री विद्यानन्दजी की ओर से प्रारम्भ से हूं। इस कार्य में प्रोत्साहन मिलता रहा है। 
इनके साथ-साथ दोनो सस्थाओ के व्यवस्थापको तया कार्यकर्ताओं ने थी, जो आत्मीय 
सहयोग दिया उसके लिए सर्व-सेवा-सघ आभारी है । 

श्रावक-शिरोमणि साहू शातिप्रसादर्ज, जेन तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रमारानी 
जन तथा श्री प्रभुदयाल जी डाभडीवाला के भी हम विशेष कृतञ हैं जिन्होंने सगीति को 
सफल बनाने में ह/दिक सहयोग दिया । 

उपाध्याय कविरत्न अमरमुनिजी, मुनि श्री सतवालजी, कान्जी स्वामी, आचार्य 
श्री आनन्दऋषिजी, मुनि श्री यशोविजय जी आदि सत्तो ने भी इस मगल प्रयास का 
पूरा समर्थन किया, अ्रनेक सुझाव दिये और प्रेरणा दी जिससे हमे बल मिला है । 

ग्रन्थ के प्रचार में पहल करनेवालों मे भारत जैन महामण्डल बम्वई के महामत्री 
श्री रिपभदासजी राका तथा हैदराबाद के प्रसिद्ध सर्वोदियी मित्र श्री विरधी चन्दजी चौधरी 
का विशेष सहयोग मिला है। दोनों सज्जनो ने अग्रिम राशि भेजकर ग्रथ के प्रकाशन 
को सुलभ बना दिया है। 

भाई श्री राधाकृष्णजी बजाज ने तो प्रारभ से ही इस कार्य को अपना माना है । 
श्री जमनालालजी जैन का तो प्रारभ से ही सभी कार्यो मे बरावर सहयोग मिलता रहा 
है । श्री। मानव मुनिजी का भी सहयोग मिला है । ये सब सर्व-सेवा-सघ के अभिन्न श्रग 
है । अपनो के प्रति श्राभार कैसे माना जाय । 

9० जिनेन्द्र वर्णीजी का उल्लेख किये बिना रहा नही जाता । बाबा की प्रेरणा उन्हे 
स्पर्श कर गयी श्र वे पल-पल' इस कार्य मे जुट गये । कृश और अस्वस्थ काया में भी 
सजग एवं सशक्त आत्मा के प्रकाश में आपने यह दायित्व हँसते-हँसते निभाया । वे नहीं 
चाहते कि कही उनका नाम टकित किया जाय, लेकिन जिसकी सुगधि भीतर से फूट रही 
है, फैल रही है, उसे कौन रोक सकता है । हम कौन होते है, उनका आभार व्यक्त करने 
वले ! सब प्रभु की कृपा है । 

वाराणसी के पार्शए्वनाथ विद्याश्रम शोध सस्‍्थान तथा स्यादवाद जैन महं।-विद्यालय 
ने सैकडो ग्रथो की सुविधा प्रदान की है । ज्ञानमण्डल यत्नालय ने हमारी प्रार्थना पर ध्यान 
देकर ग्रथ का मुद्रण शी ्लातिशी प्र कर देने का प्रयास किया है। 

प्रसन्मता की बात है कि यज्ञ प्रकाशन समिति, वडीदा की ओर से ग्रथ का गजराती 
सस्करण शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है । महावीर-निर्वाण महोत्मव की राष्ट्रीय समिति 


ल्‍ पाँच -- 


ने अग्रेजी अनुवाद प्रकाशित कराना तय किया हैं। अन्य भाषाओं में भी इसके अनुवाद 
प्रकाशित करके यह ग्रथ घर-घर पहुँचाने का प्रयास होता चाहिए । ग्रथ का प्रकाशनाधिकार 
तो जैन धर्मानुयायी समस्त सम्प्रदायो का सम्मिलितरूपेण है । किसी भी भाषा में प्रकाशन 
के लिए सर्वे-सेवा-सघ इन सम्प्रदायों की श्रनुकुल॒ता पर अपनी अनुमति दे सकेगा । 

सबसे वडी बात तो यह है कि इस सपूर्ण कार्य के पीछे प्रभु-प्रवाह, काल-प्रवाह भ्ौर 
समाज-प्रवाह की श्रनुकूलता मिली, जिससे समणपसुत्ते ग्रथ की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुई । 
भगवान्‌ महावीर की २५ सौवी निर्वाण-सवत्सरी के उपलक्ष्य में यह सर्वमान्य ग्रन्थ सबके 
पास पहुँचे, यही मगल भावना है । 

अन्त मे सुधी पाठकों तथा विद्वानों से श्रनुरोध है कि ग्रथ मे जहाँ भी भूल या श्रशुद्धि 
श्रादि दिखाई दे, उसकी सूचना शीघ्र देने की कृपा करे, ताकि आगामी सस्करण में उसका 
परिमार्जत किया जा सके । 


महावीर-जयन्ती - कृष्णराज मेहता 
चैत्र शुद्ध १३ वीर नि० सं० २५०१ ॥! संचालक 
श४ अप्रैल १६७५ सर्वे-सेवा-सघ-प्रकाशन 







न 
०5००६ 


न लआ ँ 


ये 


उपाध्ये, जमनालाल जैन 
खुशालचन्द्र गोरागल्ा, 


नव मुनि । दूसरी पक्ति-ए० एन० 
जी शात्नी, 


» गो 
पं० 


"का ७. - - फंकनरक 24 


राधाकृष्ण बजाज, 
- क्र लना 


च७ सेठ, 


+त 


से पहली पक्ति-सर्वश्री के० भुजबली 


५ 
कै +- 


«../ 
<2-- 


फ्रिज 


» यशपाल जैन, 
कण्ण राज मेहता । 


-४५००... 


/ यु ४०8 ॥00 ७५, 89000] (७ (20७॥॥8 एफ: (४ 28/॥  '७७७॥॥: फंड धधुद्ि 
१६२।४५$४ ४६ ९६ #५ है न (४ 4५ 083॥0७ +$#2409/9॥ ६ ४७॥६॥९ (8७४ 2(8/5] ६४ 9)४--हह 0४ 


36 सेन की ए 





मुनियों का पत्र विनोबा के नाम 


मैह्एए३8७&7 एाप3ए २१०, दीनदयाल उपाध्याय मार्गे, 
चोर-निर्वाण तिथि २४-१-२५०१ नयी दिल्‍ली, दिनाक ७-१२- ७४ 

भद्रपरिणामी, घर्मानुरागी श्री आचार्य विनोवार्जी, 

आपके समभावपूर्ण चिन्तन और सामयिक सुझाव को ध्याव में रखकर 'जैन-धर्म-सार' 
झ्ौर उसका नया रूप 'जिणधरम्म' की सकलना हुई, उसमे श्री जिनेन्द्रकुमार वर्णीजी और 
अनेक विद्वानों का योग रहा। सर्व-सेवा-सघ तथा श्री राधाकृष्ण बजाज के अथक परिश्रम 
ग्रीर भयत्न से सगीति की समायोजना हुई । सर्गीति में भाग लेनेवाले सभी झाचार्यों, 
मुनियो और विद्वानों ने आपके चिन्तन का अनुमोदन किया और समग्र जैन-समाज सम्भत 
'समणसुत्त' नामक एक ग्रन्थ की निप्पत्ति हुई, जो भगवान्‌ महावीर के २४५ सौवे निर्वाण-वर्ष 
के अवसर पर एक बडी उपलब्धि के रूप मे स्वीकार किया गया । दिनाक २६-३० नवम्बर 
१६७४ को सगी ति हुई, जिसमें ग्रन्थ का पारायण किया गया। झाचार्यों, मुनियो और 
विद्वानों के परामर्श, समीक्षाएँ और समालोचनात्मक दृष्टिकोण प्राप्त हुए । भ्रन्त में ग्रन्थ 
के परिणोधन का भार मुनियों पर छोडा गया और वर्णीजी का योग साथ मे रखा गया । 

एक सप्ताह की श्रवधि में मुनियो ने बार-वार वैठकर चिन्तनपूर्वक ग्रन्थ का परिशोधन 
किया । इसमे हमे पूरा सनन्‍्तोष हुआ है । भव हम चाहते हैं कि इस ग्रन्थ का आप गहराई 
से निरीक्षण करें और घम्मपद की भाँति इसके क्रम की योजना करें । और भी जो सुझाव 
हो, वे आप दें । हम सबको इससे वडी प्रसन्नता होगी । 


मज जन नली न्‍क जा बनी जन अजय सीन जन मन नम मीन न मन मनन मन विनरीन के सिनसीयन- नी बन कीनलन मनलन न, 


/ ५ 
हि? अब 08 _37 २५११७, हम 
नमुनिओ विदयानन्दजी - - मुनिश्री मुधोलकुमारजी 
अनि जन? अिजज (३४! नष्मत्त 
- मुनिश्री जनकविजयणी- - मुनिश्री नधमतबी - 
0 ख्नित्र र्ग्बीं 
। + ८११९ जिनेन्द्रव णीजी ,- 
28 मोह रु ग्रन्थ सकतनकतर्य 


6 (/(९' /8*5 “३ ८१ 7५- 
हस्तादार शी विनोबाजी 


ससाधान 
( बिनोबा ) 


मेरे जीवन में मझे अनेक समाधान प्राप्त हुए हे । उसमे आखिरी, अन्तिम 
समाधान, जो गायद सर्वोत्तम समाधान है, इसी साल प्राप्त हुआ । मेने कई 
दफा जैनो से प्रार्थना की थी कि जेसे वेदिक धर्म का सार गीता मे सात सो इलोको 
मे मिल गया है, वौद्धो का धम्मपद मे मिल गया है, जिसके कारण ढाई हजार 
साल के वाद सी बुद्ध का धर्म लोगो को मालम होता है, वेसे जेनो का होना 
चाहिए । यह जेनो के लिए मुब्किल वात थी, इसलिए कि उनके अनेक 
पन्‍्थ हे और ग्रन्थ भी अनेक है । जैसे वाइविल है या कुर॒मान है, कितना भी 
वडा हो, एक ही है । लेकिन जैनो मे ब्वेतास्वर, दिगम्वर ये दो हे, उसके 
अलावा तेरापन्थी, स्थानकवासी ऐसे चार मुख्य पन्थ तथा दूसरे भी पन्‍्थ है । 
और ग्रन्थ तो बीस-पचीस है । में वार-वार उनको कहता रहा कि आप सव 
लोग, मुनिजन, इकट्ठा होकर चर्चा करो और जेनो का एक उत्तम, सर्वेमान्य 
धर्ममार पेश करो । आखिर वर्णीजी नाम का एक बेवकूफ निकला और 
वावा की वात उसको जँच गयी । वे अध्ययनणील हूं, उन्होने वहुत मेहनत कर 
जेन-परिभापा का एक कोश भी लिखा है। उन्होने जैन-धम- 
सार नाम की एक किताव प्रकाशित की, उसकी हजार प्रतियाँ निकाली 
ओर जन-समाज मे विद्वानों के पास और जेन-समाज के वाहर के विद्वानों 
के पास भी भेज दी । विद्वानों के सुझावों पर से कुछ गाथाएँ हटाना, कुछ 
जोइना, यह सारा करके 'जिणधम्भ' किताव प्रकाशित की । फिर उस पर 
चर्चा करने के लिए वावा के आग्रह से एक सगीति वेठी, उसमे मुनि, आचार्य 
और दूसरे विद्वान्‌ , श्रावक मिलकर लगभग तीन सौ लोग इकट्ठे हुए । 
वास्यार चर्चा करके फिर उसका नाम भी बदला, रूप भी बदला, आखिर 
सर्वानुमति से श्रमणसूक्तम्‌-जिसे अरधमागधी मे 'समणसुत्त' कहते हे, वना । 
द्रमम ३४५६ गायाएं है । ७ का ऑकडा जनो को वहुत प्रिय है । छ और 
5४०८ वो गणा झरसो तो ०६ वनता है । सर्वेश्म्मति से इतनी गाथाएँ ली । 


_ आद +- 


और तय किया क्रि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को वर्धमान-जयन्ती आयेगी, जो इस 
साल २४ अप्रेल को पडती है, उस दिन वह ग्रन्थ अत्यन्त जुद्ध रीति से प्रकाशित 
किया जायगा । जयन्ती के दिन जेन-धर्म-सार, जिसका नाम 'समणसुत्त' है 
सारे भारत को मिलेगा । और आगे के लिए जब तक जेन धर्म मौजद है, 
तव तक सारे जेन लोग और दूसरे धर्म के लोग भी जव तक उनके धर्म वैदिक 
वोद्ध इत्यादि जीवित रहेंगे तव तक ज॑न-धर्म-सार' पढते रहेंगे । एक वहुत 
वडा कार्य हुआ है, जो हजार, पन्द्रह सौ साल में हुआ नही था । उसका 
निमित्तमात्र वावा वना, लेकिन वावा को पूरा विध्वास है कि यह भगवान्‌ 
महावीर की कृपा है । 

में कवूल करता हूँ कि मुझ पर गीता का गहरा असर है । उस गीता को 
छोडकर महावीर से वढ़कर किसीका असर मेरे चित्त पर नही है। उसका 
कारण यह है कि महावीर ने जो आज्ञा दी है वह वावा को पूर्ण मान्य है । 
आज्ञा यह कि सत्यग्राही वनो । आज जहाॉ-जहाँ जो उठा सो सत्याग्रही होता 
है | वावा को भी व्यक्तिगत सत्याग्रही के नाते गाधीजी ने पेश किया था, 
लेकिन वावा जानता था वह कौन है, वह सत्याग्रही नही, सत्यग्राही है । 
हर मानव के पास सत्य का अब होता है, इसलिए मानव-जन्म साथेक होता है। 
तो सब धर्मो में, सव पन्‍थो में, सव मानवो में सत्य का जो अश है, उसको 
ग्रहण करना चाहिए । हमको सत्यग्राही वनना चाहिए, यह जो शिक्षा है 
महावीर की, वावा पर गीता के वाद उसीका असर है । गीता के वाद कहा, 
लेकिन जव देखता हूँ तो मुझे दोनो में फरक ही नही दीखता है । 


ब्रहटम-विद्या मन्दिर, (४१ ८ हर 
पवनार (वर्धा) २५-१२-७४ 722 «85 
[/चट ९ (२ 


हस्तादा।र श्री विनोबाली 


भूमिका 


'समणसुत्त' नामक इस ग्रन्थ की सरचना या सकलना आचार्य विनोवाजी 
की प्रेरणा से हुई है । उसी प्रेरणा के फलस्वरूप सगीत्ति या वाचना हुई और 
उसमे इसके प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गयी । यह एक विशिष्ट ऐतिहासिक 
घटना है। 

विव्व के समस्त धर्मो का मूल आधार है--आत्मा और परमात्मा । 
इन्ही दो तत्त्वरूप स्तम्भों पर धर्म का भव्य भवच खडा हुआ है । विश्व की 
कुछ धर्म-परम्पराएँ आत्मवादी होने के साथ-साथ ईब्वरवादी है और कुछ 
अनीण्वरवादी । ईब्वरवादी परम्परा वह है जिसमे सृप्टि का कर्ता-बर्ता या 
नियामक एक सर्वशक्तिमान्‌ ईब्वर या परमात्मा माना जाता है । सृष्टि का 
सव-कुछ उसी पर निर्भर है। उसे ब्रह्मा, विधाता, परमपिता आदि कहा जाता 
है । इस परम्परा की मान्यता के अनुसार भूमण्डल पर जब-जव अधम वढता 
है, धर्म का ह्वास होता है, तव-तव भगवान्‌ अवतार लेते हे और दुप्टो का 
दमन करके सृष्टि की रक्षा करते हू, उसमें सदाचार का वीज-वपन करते हे । 


अनीदवरवादी परम्परा 


दूसरी परम्परा आत्मवादी होने के साथ-साथ अनीश्वरवादी है जो 
व्यक्ति के स्वतत्र विकास में विश्वास करती है। प्रत्येक व्यक्ति या जीव 
अपना सम्पूर्ण विकास कर सकता है । अपने में राग-हेष, विहीनता या वीत- 
रागता का सर्वोच्च विकास करके वह परमपद को प्राप्त करता है। वह 
स्वय ही अपना नियामक या सचालक है। वह स्वय ही अपना मित्र है, 
झत्रु है। जेनधर्म इसी परम्परा का अनुयायी स्वतन्त्र तथा वैज्ञानिक धर्म है । 
यह परम्परा सक्षेप में श्रमण-सस्क्ृति' के नाम से पहचानी जाती है । इस 
आध्यात्मिक परम्परा में वौद्ध आदि अन्य धर्म भी आते है । ईब्वरवादी 
भारतीय परम्परा ब्राह्मण-सस्कृति' के नाम से जानी जाती है । 


प्राचीनता 


किसी धर्म की श्रेष्ठता अथवा उपादेयता उसकी प्राचीनता अथवा 
अरवचीनता पर अवलम्बित नही होती. किन्तु यदि कोई धार्मिक परम्परा 
प्राचीन होने के साथ-साथ सुदीर्घकाल तक सजीव, सक्रिय एवं प्रगतिशील 
रही है तथा छोक के उन्नयन, नैतिक विकास तथा सॉसस्‍्क्ृतिक समद्धि में प्रवल 
प्रेरक एवं सहायक सिद्ध हुई है तो उसकी प्राचीनता उस धर्म के स्थायी महत्त्व 
तथा उसमे निहित सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक तत्त्वो की सूचक ही कही 
जा सकती है। जेनधर्म की परम्परा आचार और विचार दोनो दष्टियो से 
नि सन्देह सुदूर अतीत तक जाती है । इतिहासज्ञो ने अब इस तथ्य को पूर्णतया 
स्वीकार कर लिया है कि तीर्थंकर वर्धभान महावीर जैनधर्म के मूल सस्थापक 
नही थे। उनसे पूर्व और भी तीर्थंकर हो गये हे, जिन्‍्होने जिनधर्म की 
पुनर्स्थापना की और उसकी प्राणधारा को आगे वढाया । यह ठीक है कि 
इतिहास की पहुँच जैनधर्म के मूल उद्गम तक नही है, किन्तु उपलब्ध 
पुरातात्त्विक एव साहित्यिक तथ्यो के निष्पक्ष विश्लेषण से अब यह निविवाद 
सिद्ध हो गया है कि जैनधर्म एक अति प्राचीन धर्म है । वातरशना मुनियो, 
केशियो, ब्रात्य-क्षत्रियो के विषय मे ऋग्वेढ, श्रीमद्भागवत आदि महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थों में प्रचुर उल्लेख उपलब्ध हे ! 

जैन-इतिहास में तिरसठ शलाका-पुरुषो का वर्णन आता है । अवसपि णी 
और उत्सपिणी नामक प्रत्येक सुदीर्ध कालखण्ड में ये गलाका पुरुष होते हे, 
जो मानव-सभ्यता के विकास में अपने-अपने समय में धर्म-तीति की प्रेरणा 
देते है। इन शलाका-पुरुषो में २४ तीर्थकरों का स्थाव सर्वोपरि का | 
वर्तेमान अवसर्पिणी कल्प मे, उसके चतुर्थ कालखण्ड में जो २४ तीर्थंकर 
हुए है, उनमे सर्वप्रथम ऋषभदेव हे जो सजा नाभि तथा माता मरुदेवी के 
पुत्र थे । इन्हे आदिनाथ, आदिद्रह्मा, आदीश्वर आदि भी कहा जाता है। 
सवसे अतिम, २४वें तीर्थंकर, महावीर ढाई हजार वर्ष पूर्व हो गये 
तथागत बुद्ध भी इन्हीके समकालीन थे । भगवान्‌ महावीर के २५० वर्ष 
पूर्व, २३वें तीर्थंकर पाइवनाथ हो गये है, जो वाराणसी के राजा अश्वसेन के 
पुत्र थे। बौद्धागमो में महावीर का उल्लेख तो निगठनातपुत्त क्र स्पम 
मिलता ही है, पाइरव-परम्परा का उल्लेख भी चातुर्याम-धर्म के रूप में मिनता 


«- ग्यारह - 


है। महावीर भी पाज्व॑-परम्परा के प्रतिनिधि थे । यो देखा जाय तो काल की 
अविच्छिन्न धारा मे न तो ऋपभवंव प्रथम है और न महावीर अतिम | यह 
परम्परा तो अवादि-अनन्त है---त जाने कितनी चौवीसियाँ हो गयी है और 
आगे होगी । 


सास्क्ृतिक विकास की दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि पार- 
सार्थिक अथवा आध्यात्मिक भूमिका की अपेक्षा से वेदिक तथा श्रमण 
सस्क्ृतियों मं विजेप अन्तर नही है, फिर भी व्यावहारिक क्षेत्र मे, दोनो के 
तत्वनान, आचार और द्न मे अन्तर स्पप्ट है । दोनों सस्कृतियाँ आपस में 
काफी प्रभावित रही हे, उनमे आदान-प्रदान होता रहा है और सामाजिक 
परिवेश तो दोनो का लगभग एक ही रहा है । जो अन्तर दिखाई पडता है, 
वह भी ऐसा नही है कि समझ मे न आ सके । बल्कि, यह तो मनुष्य-सभ्यता के 
विकास के स्तरों को समझने में बहुत सहायक है । भारत के समृद्ध प्राचीन 
साहित्य में दोनों सस्क्ृतियों 'या परम्पराओ के पारस्परिक प्रभाव तथा 
आदान-प्रदान के विपुल दृष्य देखने को मिलते है । एक ही परिवार में विभिन्न 
विचारो के छोग अपने-अपने ढग से धर्म-साधना करते थे । 
आत्मवाद 


आज जिसे हम जेनधर्म कहते हे, प्रचीन काल मे उसका और कोई नाम 
रहा होगा । यह सत्य है कि जेन, जब्द जिन से वना है, .फिर भी जेन' 
शब्द अपेक्षाकृत अर्वाचीन है। भगवान्‌ महावीर के समय में इसका वोधक 
गब्द निम्नेन्थ या निम्नेन्थप्रवचन” था । इसे कही-कही “आर्यधर्म' भी कहा 
गया हैं | पाज्वेनाथ के समय में इसे श्रमणधर्म' भी कहा जाता था । पाउ्वें- 
नाथ के पूर्ववर्ती २५वे तीर्थकर अरिप्टनेमि के समय में इसे 'अहंतधर्म' भी 
कहा जाता था। अरिप्टनेमि कर्मयोगी झलाका-पुरुष श्रीकृष्ण के चच्चेरे 
नाई थे। श्रीदड्रप्ण के द्वारा गाय वी सेवा तथा गोरस का प्रचार वस्तुत 
जहिसक समाज रचना की दिया मे एक मगल प्रयास था । विहार प्रदेश में भी 
जनवम आ्नूधम के नाम से प्रचलित रहा है । २१वे तीर्वकर राजपि नमि 
मिथिला वे थे। इतिहास के पर्दे पर समयन्‍्समय पर अनेक नामपट बदलते 
पड़े होंगे लडिन उसना कहा जा सकता है कि उस धर्म का, उस परम्परा 


हि 
न्मूक [ए लक 


ओर सस्ठलि वा मद सिद्धान्त वीज-तप में वही न्‍दा है जो आज है और 


अंडे शक 


केक त5 नै- चल अआन७+ अनआओओ ८. पृ डघडाह 54 ५२५ आ॥ बज ४० लइ «० मेक 


वह है आत्मवाद, अनेकान्तवाद । इसी आत्मवाद की उर्वरभूमि पर जैन 
धर्म-परम्परा का कल्पतरु फलता-फूलता रहा है। जंनधर्म के साधु आज 
भी श्रमण' कहलाते हैं । श्रमण' शब्द श्रम, समता तथा विकार-शमत 
का परिचायक है। उसमे प्रभूत अर्थ निहित है । 

जैनधर्म का अर्थ है जिनोपदिष्ट या जिनप्रवर्तित कल्याण-मार्ग । 
पजिन' वे कहलाते हे जिन्होने अपने देहगत और आत्मगत अर्थात्‌ वाह्माम्यन्तर 
विकारो पर विजय प्राप्त कर ली है। आत्मा के सबसे प्रवल भत्रु हे राग-हेप 
मोहादि विकार । इसलिए जैन शब्द अपने में एक अर्थ रखता है--यह जाति 
वर्ग का द्योतक नही है । जो भी 'जिन' के मार्ग पर चलता है, आत्मोपलब्धि के 
पथ का अनुसरण करता है, वह जन है । 
बीतराग-विज्ञानता 

जैनधर्म का लक्ष्य पूर्ण वीतराग-विज्ञानता की प्राप्ति है। यह वीतराग- 
विज्ञान मगलमय है, मगल करनेवाला है, इसीके आलोक में मनुष्य अरहन्त' 
पद को प्राप्त करता है । यह वीतरागता सम्यग्दर्शन, नान, चारित्ररूपी रत्नत्रय 
की समन्वित साधना से उपलब्ध होती है । श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र का 
मिला-जुला पथ ही व्यक्ति को मुक्ति या सिद्धि तक ले जाता है । दर्जन, 
ज्ञान और चारित्र मिलकर ही मनृष्य को पूर्णता प्रदान करते है । जेनघर्म 
की सवसे प्रथम और मूलभूत सिखावन यही है कि श्रद्धापूवंक विवेक की 
आँख से ससार को देखकर उसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करो और उसे जीवन 
में उतारों । लेकिन सम्पूर्ण आचार-विचार का केन्द्र-विन्दु बीतरागता की 
उपलब्धि है । वीतरागता के समक्ष बडे से वडा ऐश्वर्य व्यर्थ है । प्रवृत्ति 
हो या निवृत्ति, गाहस्थ्य हो या श्रामण्य, दोनो स्थितियो में अन्तरात्मा में 
निरन्तर वीतरागता की वृद्धि ही श्रेयस्कर मानी गयी है। किन्तु अनेकान्त- 
दृष्टि के विना बीतरागता की उपलब्धि का मार्ग नही मिलता । यह अनेकान्त- 
दृष्टि ही है जो प्रवृत्ति में भी निवृत्ति, और निवृत्ति में भी प्रवृत्ति के दर्णन 
कराकर यथार्थ और निवृत्ति का मार्गदर्शन कराती है । 
अहिसा 

जेन-आचार का मूल अहिसा है। उस अहिसा का पालन अनेकान्त- 
दृष्टि के विचा सभव नही है । क्योकि जैन दृष्टि से हिसा नही करते हुए भी 


क्र त्तेरह ० 


मनुष्य हिंसक हो सकता है और हिंसा करते हुए भी हिंसक नही होता । 
मछली मारने की भावना से पानी में जाल डालकर बैठा हुआ व्यक्ति मछली 
के न फँसने पर भी हिंसक है, क्योकि उसका भाव मछली मारने का है और 
खेत जोतते समय किसान के द्वारा क्षद्र जीवो के मरते हुए भी वह हिंसक 
नही है, क्योकि उसका भाव अन्न उपजाने का है, जीवो को मारने का नही । 
अत ज॑नधर्म मे हिसा और अहिंसा कर्ता के भावों पर अवलम्वित है, क्रिया 
पर नहीं । यदि वाह्मत होनेवाली हिसा को ही हिसा माना जाये तब 
तो कोई अहिसक हो नहीं सकता क्योक्ति जगत मे स्वेत्र जीव हैं और उनका 
घात होता रहता है । इसलिए जो प्ञावधानतापूर्वक प्रवृत्ति करता है उसके 
भावों में अहिसा है, अत वह अहिसक है और जो अपनी प्रवृत्ति में सावधान 
नही है उसके भावो में हिसा है, अत वह हिसा नही करने पर भी हिसक होता 
है । यह सव विष्लेषण अनेकान्त-दृष्टि के विना सभव नहीं है। अत 
अनेकान्त-दृष्टि-सम्पन्न मनुष्य ही सम्यग्दुष्टि माना गया है और सम्यग्दृष्टि 
ही सम्यग्ज्ञानी और सम्यकक्‍्चारित्रणील होता है। जिसकी दृष्टि सम्यक्‌ 
नही है उसका ज्ञान भी सच्चा नही है और न आचार ही यथार्थ है । इसी- 
से जन-मार्ग में प्म्यक्त्व या सम्यग्दर्शन का विद्येष महत्त्व है । वही मोक्षमार्गे 
की आधार-जिला है । 
ससार एक बन्धन है । उस वन्धन मे जीव अनादिकाल से पडा है, 
इससे वह अपने यथार्थ स्वरूप को भूल उस वन्धन को ही अपना स्वरूप मानकर 
उसमे रम रहा है और उसकी यह भूल ही उसके इस वन्ध्नन का मूल है । 
अपनी इस भल पर दृष्टि पडते ही जब उसकी दृष्टि अपने स्वरूप की ओर 
जाती है कि म चेतन्यथक्ति-सम्पन्न हूँ और भौतिक ऊर्जा अवित से भी विशिष्ट 
घजित मेरा चैतन्य है जो अनन्तज्ञान, अनन्तदर्णन, अनन्तसुख और अनन्त- 
गतिति का भण्टार है यह श्रद्धा जगते ही उसे सम्यर्द॒प्टि प्राप्त होती है और 
तत्र बह सम्या_ आचार के द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप में स्थिर होने का प्रयत्न 
सता है। अत जेनधर्म का आचास्मार्ग सम्बस्सानपूर्वकं बीनरामता तक 
एच का रायमार्ग है 
उसे आार्स 
फंपूस ठेसा जाय सो एस विशाल रफया में सापेह ब्यवित्त का अधिक से 
दर कस नी रीमित >पूर्ण और एग़ागी ही है । बह वस्तु के अनन्त 


> घांदा +- 


गुणों का समग्र अनुभव एक साथ कर ही नही पाता, अभिव्यक्ति तो दूर की 
बात है । भापा की असमर्थता और शब्दार्थ की सीमा जहाँ-तहाँ झगड़े 
और विवाद पंदा करती है | मनृणष्य का अह उसमे और वृद्धि करता है। 
लेकिन अनेंकान्त समन्वय का, विरोध-परिहार का मार्ग प्रशस्त करता है । 
सवके कथन में सत्याश होता है और उन' सत्याशों को समझकर विवाद को 
सरलता से दूर किया जा सकता है । जिसका अपना कोई हठ या कदाग्रह 
नही होता, वही अनेकान्त के द्वारा गृत्थियो को भलीभाँति सुलझा सकता 
है । यो प्रत्येक मनुष्य अनेकान्त मे जीता है, परन्तु उसके ध्यान में नही आ 
रहा है कि वह ज्योति कहाँ है जिससे वह प्रकाशित है । आँखो पर जब 
तक आग्रह की पट्टी बँधी रहती है, तव तक वस्तुस्वरूप का सही दर्शन नहीं 
हो सकता ! अनेकान्त वस्तु या पदार्थ की स्वतत्र सत्ता का उद्घोष करता 
है। विचार-जगत्‌ मे अहिंसा का मृतेरूप अनेकान्त है। जो अहिसक होगा 
वह अनेकान्ती होगा और जो अनेकान्ती होगा, वह अहिसक होगा । 

आज जैनधर्म का जो कुछ स्वरूप उपलब्ध है, वह महावीर की देशना 
से अनुप्राणित है। आज उन्हीका धर्मशासन चल रहा है। महावीर दशेन 
और धर्म के समन्‍्वयकार थे । ज्ञान, दर्शन एव आचरण का समन्वय ही 
मनुष्य को दु ख-मुक्ति की ओर ले जाता है। जञानहीन कर्म और कर्महीन 
ज्ञान--दोनो व्यर्थ हें । ज्ञात सत्य का आचरण और आचरित सत्य का 
जान---दोनो एक साथ होकर ही साथथंक होते है । 


वस्तु स्वभाव धर्म 

जेन-दर्णन की यह देन वडी महत्त्वपूर्ण है कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म 
है--वत्थु सहावो धम्मों। सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभावानुसार 
प्रवतेमान है । उसका अस्तित्व उत्पत्ति, स्थिति और विनाञ से युवत है । 
पदार्थ अपने स्वभाव से च्यूत नही होता--वह जड हो या चेतन । सत्ता 
के रूप में वह सदव स्थित है, पर्याय की अपेक्षा वह निरन्तर परिवरतेनणील 
है। इसी त्रियदी पर सम्पूर्ण जेनदशेन का प्रासाद खडा है। 
इसी त्रिपदी के आधार पर सम्पूर्ण लोक-व्यवस्था का प्रतिपादन जेन-दर्शन 
की विशेषता है। पड्द्रव्यो की स्थिति से स्पष्ट है कि यह लोक 
अनादि अनन्त है, इसका कर्ता-धर्ता या निर्माता कोई व्यवित-विशेप या 


- पन्द्रह - 


उक्ति-विद्येप नही है । देश्-काल से परे, वस्तुस्वभाव के आधार पर जआात्मा 
की सत्ता स्वीकार करने पर समाज मे विषमता, वर्गभेद, वर्णभेद आदि का 
स्थान ही नहीं रह जाता । ऐसी स्थिति मे, व्यवहार-जयत्‌ से महावीर 
जैमा वीतरान तत्त्वदर्णी यही कह सकता है कि समभाव ही अहिसा है, मन 
में ममत्व का भाव न होना ही अपरिश्ट है। सत्य जास्‍्त्र मे नही अनुधव 
मे है, ऋहाय मे चर्या करता ही ब्रह्मचय है । कर से ही मनृप्य छह्मण होता है, 
कर्म से ही क्षत्रिय, कर्म से ही वेब्य और कम से ही शूद्व । चारित्रहीन व्यक्ति 
को सम्प्रदाय और वेग, धन और वल, सत्ता ओर ऐच्वर्य, ज्ञाग और पोधियाँ 
त्राण नही देते । ववी-देवताओ या प्रकृति की विभिन्न चक्तियों को प्रसच्च 
करने के लिए तरह-तरह के कर्मकाडी अनप्ठानों थे भी मानव को त्राण चही 
मिल सकता । आत्म-प्रतीति, जात्मगाव और आत्म-लीनता---निजानन्द 
रसलीनता ही मनप्य को मक्ति दिलाती है । निचयत यही सम्यक्त्व 
महावीर सही अर्थों मे निम्नेन्ध थें--ग्रन्थ और ग्रथियों को भेढकर ही वे देह मे 
भी विदेह थे। उन्हीकी निरक्षरी मर्ववोधगम्य पीयपवपिणी वाणी की 
अनुगूंज वातावरण मे है । 
श्रावकाचार्‌, 
साधना जै्यनुझूल ही हो सकती हैं । इसीलिए जैन आचार-मार्ग को 
श्रावकाचार और श्रमणाचार इन दो विभागो में विभाजित किया गया है । 
श्रावकों का आचार श्रमणो की अपेक्षा सरल होता है, क्योकि वे गह-त्यागी 
नहीं होते और नप्तार के व्यापारों में लगे रहते हूं । किन्तु श्रावक अपने 
आचार के प्रति निरन्तर मचेत रहता है और उसका लथ्य श्रमणघर्म की ओर 
बदने का होता है । जब श्वावक की आत्मजक्ति वढ़ जाती है और रागद्वेपादि 
कारों पन क्रोघ्चादि कपायो पर उसका नियंत्रण वढने लगता है, तव वह 
ध्ोज-धीर एक-एक शेणी बब्कर श्रमण-पथ पर विचरने लगता है। वारह 
बता का धीर-धीर निरतिचार पालन करते हुए और एकादश श्रेणियों को 
उतीर्ण कर ध्ावक् श्रमणदया मे पहुँचता है । वस्तुत देखा जाय तो श्टावक- 
पर्म श्रमणत्रमे का आधार या पूरक है । यह उल्लेखनीय वात है कि जैनधर्म 
जा सम्पाी शचरार आत्मसक्षी है, और श्रावक तथा श्रमण के लिए व्यवस्थित, 
पमिए विकासोन्मख ऊुख्वेगामी सहिता उपलब्ध हे । केवल नीति-उपदेश 





- सोलह - 


या पारस्परिक व्यवहार की दृष्टि से आचार-नियमो का प्रतिपादन जैनध्र्म मे 
नही है । जक्ति की सापेक्षता एवं विकास की प्रक्रिया में वाह्य क्रियाकाण्ड 
या रूढिगत लोकमूढता, देवमूढता या गुरुमूढता को उसमे कतई स्थान नही है। 
अपृत्रतादि का पालन श्रावक को जहाँ साधक वनने की प्रेरणा ढेता है, वहाँ 
वह समाज के सुसचालन में भी अपूर्व भूमिका निभाता है । 
ग्रन्थ-परिचय 
'समणसुत्त ग्रन्थ में जन धर्म-दर्शन की सारभूत वातों का, सक्षेप मे, 
क्रमपृ्वके सकलन किया गया है । ग्रन्थ में चार खण्ड हे और ४४ प्रकरण है । 
कुल मिलाकर ७८६ गाथाएं है । 
ग्रथ की सरचना या सकलना प्राकृत गाथाओ में की गयी है, जो गेय हे 
तथा पारायण करने योग्य है । जनाचार्यों ने प्राकृत गाथाओ को सूत्र कहा है। 
प्राकृत के सुत्त शब्द का अर्थ सूत्र, सूक्‍त तथा श्रुत भी होता है । जेन-परम्परा में 
सूत्र जव्द रूढ है । इसीलिए ग्रथ का नाम, समणसुत्त' (श्रमणसूत्रम्‌) रखा 
गया है । गाथाओ का चयन प्राय प्राचीन मूल ग्रन्थों से किया गया है। 
अत यह समणसुत्त आगमवत्‌ स्वत प्रमाण है। 
प्रथम खण्ड ज्योतिर्मुख' है, जिसमे व्यक्ति खाओ पीओ मौज उडाओ' 
की निम्न भौतिक भूमिका या वाह्म जीवन से ऊपर उठकर आशभ्यन्तर जीवन 
के दर्शन करता है। वह विपय-भोगो को असार, दु खमय तथा जन्म जरा 
मरण रूप ससार का कारण जानकर, इनसे विरक्‍्त हो जाता है। राग- 
ह्ेष को ही अपना सवसे वडा शत्रु समझकर वह हर प्रकार से इनके परिहार का 
उपाय करने लगता है और क्रोध मान माया व लोपन के स्थान पर क्षमा । 
मार्देव, सरलता व सन्‍्तोष आदि गुणों का आश्रय लेता है । कपायो का निग्रह 
करके विपय-गृद्ध इन्द्रियो को सयमित करता है । सभी प्राणियों को आत्मवत्‌ 
देखता हुआ उन्तके सुख-दु ख का वेदन करने लगता है और दूसरो की आव- 
व्यकताओ का सम्मान करते हुए परिग्रह का यथाणक्ति त्याग करता है। 
स्व व पर के प्रति सदा जागरूक रहता है तथा यतनाचारपुर्वक मोक्षमार्ग से 
निर्भय विचरण करने लगता है । 
द्वितीय खण्ड मोक्षमार्ग है । इससे पदार्पण करने पर व्यक्ति की समस्त 
गकाएँ, भययुक्‍त सवेदनाए, आकाक्षाएँ तथा मूढताएँ, श्रद्धा ज्ञान व चारित्र 


4 


अथवा भवित ज्ञान कर्म की समन्वित त्रिवेणी में धुल जाती है । इप्टानिप्ट के 
समस्त दन्द्र समाप्त हो जाते हे तथा समता व वात्सल्य का झरना फट पडता है। 
सासारिक भोगों के प्रति विरत होकर उसका चित्त प्रभान्त हो जाता है । 
घर म रहते हुए भी वह जल में कमल की भाँति अलिप्त रहता है । व्यापार- 
धन्धा आदि सव कुछ करते हुए भी वह कुछ नही करता । श्रावक तथा क्रम 
श्रमण धर्म का अवलम्वन लेकर उसका चित्त सहज ही ज्ञान-वेराग्य तथा 
ध्यान की विविध श्रेणियों को उत्तीर्ण करते हुए धीरे-धीरे ऊपर उठने लगता 
है, यहाँ तक कि उसकी समस्त वासनाएँ निर्मूल हो जाती हे, ज्ान-सूर्य 
पूरी प्रघरता के साथ चमकने लगता है और आननन्‍्द-सागर हिलोरे लेने लगता 
है । जब तक देह है, तव तक वह अहंन्‍्त या जीवन्मृक्त दशा में दिव्य उप- 
देशों के ह।रा जगत्‌ से कल्याणमार्ग का उपदेश करते हुए विचरण करता है, 
और जव दह स्थिति या आयु पूर्ण हो जाती है तव सिद्ध या विदेह दणा को 
प्राप्त कर सदा के लिए आनन्द-सागर मे लीन हो जाती है । 
तृतीय खण्ड तत्त्व-दगन' है, जिसमे जीव-अजीव आदि सप्त तत्त्वों का 
अथवा पुण्य-पाप आदि नौ पदार्थों का विवेचन है। जींवात्मा पुद्गल- 
परमाण आदि पट द्रव्यों का परिचय देकर उनके सयोग व विभाग द्वारा 
विव्व सृष्टि की अक्नत्रिमता तथा अनादि-अनन्तता प्रतिपादित की गयी है । 
चतुथथ खण्ड स्याह्वाद है । ऊपर अनकान्त का सश्षिप्त परिचय दिया जा 
चका है । यही जनदणन का प्रधान न्याय हैं । इस खण्ड में प्रमाण, नय, 
निश्षेप, व सप्तभगी जेसे गूढ व गम्भीर विषयो का हृदयग्राही, सरल व सक्षिप्त 
परिचय दिया गया है । अन्त में वीरस्तवन के साथ ग्रन्थ समाप्त होता है । 
कहा जा सकता है कि इन चार खण्डो में अथवा ७०६ गाथाओ मे जैनधर्म, 
तत्त्व-दर्णन तथा आचार-मार्ग का सर्वाज्धीण सक्षिप्त परिचय आ गया है। 
यो तो जन-वाडमय विपुल है और एक-एक गाखा पर अनेक ग्रथ उपलब्ध है । 
सूथ्मतापूर्वक अध्ययन करने के लिए तो निश्चय ही उन ग्रत्थो का सहारा लेना 
आवश्यक है। किन्तु साम्प्रदायिक अभिनिवेश से परे, मूलरूप में जेनधर्म- 
सिद्धान्त का, आचार-प्रणाली का, जीवन के ऋ्रमिक-विकास की प्रक्रिया का, 


स्वेसाधारण को परिचय कराने के लिए यह एक सर्वसम्मत प्रातिनिधिक 
ग्रन्व है । जैन जयति गासनम्‌ । 


- अठारह - 


हुँ 


बी. >> ड रव्ट्‌ 8 


डा 


मगनसूत्र 
जिनशासनयूतर 
सघयूत्र 
निरुपणसूत्र 
ससारचम्तसूत 
कर्मसूत्र 
मिथ्यात्वचूत्र 
रागपरिहारसूत्र 


मोक्षमार्गसूत्र 
रत्नतयसूत्र 
सम्यक्त्वसूत्र 
सम्यग्तानसूत्र 
सम्यकचारितसूत्र 
साधनासूत्र 
द्विविधधर्मसूत्र 
श्रावकधर्मसूत्र 
श्रमणघर्मसूत्र 
ग्रतसूत्र 


अनुक्रम 


प्रथम खण्ड 
गायाएँ 
१०-१६ 


२६६-३०० 
३०१-३३५ 
३३६-३६३ 
३६४-रे८ रे 


ज्योतिमुंख 


६ पर्मसूत्न 
१० सयमसूत्र 
११ अपरिग्रहयूत्र 
१२ अहिस/सूत्र 
१३ अश्रप्रमादसूत्र 
१४ शिक्षासूत्र 
१५ आत्मसूत्र 


मोक्षमा्ग 


६ समितिगृप्तिसूत्र 
२७ ग्रावश्यकसूत्र 


ल्‍्फे 


२८ तपसूत्र 

२६ ध्यानसूत्र 

३० अनुप्रेक्षासूत्र 

३१ लेष्यासूत् 

३२ आत्मविकाससूत्र 
( गृणस्थान ) 

३३ सलेखनासूत्न 


«“ उन्‍सीस - 


१२२-१३ ६ 
१४०-१४६ 
१४७-१५६ 
१६०-०१६६ 
१७०-१७६ 
१७७-१६१ 


३८४-४१६ 
४१७७-४३ ८ 
४३९०-४८ ३े 
डप४-४ ०४ 
५०४५०-४३० 
५३१-५४५ 


प४६-५६६ 
४६७-घ५ु८७ 


3४ 


३भ्‌ 


तत्त्वसूत्र 
द्रव्यसूत्र 


श्रनेकान्तसूत्र 
प्रमाणसूत्र 
नयसूत्र 
स्थाह्माद 


व सप्ती भगी सूत 


३4282. 


तृतीय खण्ड 
गाथाएँ 
प्रधपप-६२३ 


६२४-६ ५० 


चत्‌र्थ खण्ड 
६६०--६७३ 
६७४-६ ८६९ 


६६०-७१३ 


७१४-७२१ 


तत्व-दर्श न 


३६ सृष्टिसूत्र 


स्थाद्वाद 


४१ समन्वयसूत्र 
४२ निक्षेपसूत्र 
४३ समापन 

४४ वीर-स्तवत् 


परिशिष्ट १ गाघानृक्रमणिका 


२ पारिभापिक शब्द-कोश 


« सोस -- 


गाधाएँ 
६५१-६५९ 


७२२९-७३ ६ 
७३७-७ ४ 
७४५४५-७४६ 


७५०-७४६ 


पृष्ठ २४५-२५७ 


27 


२५६-२७६ 


समणसत्तं 


प्रथम रूण्ड 


ज्योतिर्मुख 


१. 


३०५: 


१. मद्भलसूत्र 


णम्तो अरहताणं । णमो सिद्धाणं । णम्तो आयरियाणं । 
णमो उवज्यायाणं । णम्मो छोए सब्वसाहूर्ण ॥१॥। 
नम अहुद्भ्य । नम सिद्धेभ्य । नम आचार्येभ्य । 
नम उपाध्यायेभ्य । नमो लोक सर्वसाधुभ्य ॥१॥। 


एसो. पंचणमोक्कारो, . सब्वपावप्पणासणों । 
मंगलाणं चर सब्वेसि, पढ्म॑ हव॒द मंगल ।॥।२॥। 
एप पचनमस्कार, सर्वेपापप्रणाशन । 

मज़्लेबु च सर्वेषु, प्रथम भवति मज्भलम्‌ ॥२॥ 


अरहंता मंगल । सिद्धा संग । साहू संगर्ल । 
कंवलिपण्णत्तो धम्मो मंगल ॥३॥। 

अरहंता लोगुत्तमा । सिद्धा लोगुत्तमा । साहू लोगृत्तमा । 
केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगृत्तमों ॥४॥। 

अरहंते सरणं पव्वज्जासि । सिद्ध सरणं पव्वज्जामि । 
साहू सरणं पव्वज्जासि । 

केवलिपण्णत्त धम्सं सरणं पव्वज्ञासि ।॥५॥॥ 


अहँनत मज्भलम्‌ । सिद्धा मद्भलमू । साधव मद्भलसू । 
केवलिप्रज्ञप्त धर्म मद्भलमू ॥३॥ . »४ 

अहेन्त. लोकोत्तमा । सिद्धा लोकोत्तमा । साधव लोकोत्तमा । 
केवलिप्रज्ञप्त धर्म लोकोत्तम ॥४॥ 

अहँत शरण प्रपचे । सिद्धान्‌ शरण प्रपच्ये । साधून्‌ शरण प्रपचे । 
केवलिप्रज्ञप्त धर्म शरण प्रपये ॥५॥। 


पे 


१. सद्भलसूत्र 


अहँतो को नमस्कार । 

सिद्धों को नमस्कार । 

आचार्यो को नमस्कार । 

उपाध्यायों को नमस्कार । 

लोकवर्ती सर्वसाधुओ को नमस्कार ।। 


यह पच नमस्कार मन्त्र सब पापो का विनाश करनेवाला है और 
समस्त मगलो में प्रथम मगल है । 


अहंत्‌ मगल है । 

सिद्ध मगल है । 

साधु मगल हे । 

केवलिप्रणीत धर्म मगल है । 
अहँत्‌ लोकोत्तम हे । 

सिद्ध लोकोत्तम है । 

साधू लोकोत्तम है । 
कंवलि-प्रणीत धर्म लोकोत्तम है। 
अहँतो की शरण लेता हूँ । 

सिद्धों की शरण लेता हूँ । 
साधुओं की शरण लेता हूँ । 
केवलि-प्रणीत धर्म की शरण लेता हूँ । 


१०- 


११: 


समणसुत्तं 


. झायहि पंच वि गुरवे, संगलचउसरणलोयपरियरिए । 


णर-सुर-खेयर-सहिए,. आराहणणायगे वीरे ॥६॥। 
ध्यायत पञ्च अधि गूरून्‌ , मज़ल-चतु गरण-लोकपरिकरितान्‌ । 
नरसुरखेचरमहितान्‌ू, आराधननायकान्‌ वीरान्‌ ॥६।॥। 
घणघाइकस्ममहणा,. तिह॒ुवणवरभव्व-कमलूमत्तंडा । 
अरिहा अणंतणाणी, अणुवमसोबजा जय॑ंतु जए ७॥॥ 
घनघातिकर्ममथना , त्रिभुवववरभव्यकमलमातण्डा । 
अर्हा (अर्हन्त ) अनन्तज्ञानिन , अनुपमसौख्या जयन्तु जगति ।। 


. अट्वविहकस्मवियला, . णिट्ठियकज्जा पणहुसंलारा । 


दिटुसवलूत्थसारा, सिद्धा सिद्धि सम दिलंतु ॥८॥॥ 
अष्टविधकर्ंविकला , निष्ठितकार्या प्रणप्ट्ससारा । 
दुष्टसकलार्थसारा , सिद्धा पस्रिद्धि मम दिवन्तु ॥८॥। 


* पचमहव्वय॒तुंगा, तक्‍्कालिय-सपरससच-सुदधारा । 


णाणागुणगणभरिया, आइरिया सम पसीदंतु ॥९॥। 
पञ्चमहाब्रततुज्भा , तत्कालिकस्वपरसमयश्रुतधारा । 
नानायूणगणभरिता, आचार्या मम प्रसीदन्तु ॥९॥। 
अप्णाणघोरतिमिरे, दुरंततीरम्हि हिडमाणाएं । 
भवियाणुज्जोययरा, उबज्ज्ञाया वरमदि देंतु ॥१०॥। 
अन्नानघोरतिमिरे, दुरन्ततीरें हिण्डमानानाम्‌ । 
भव्यानाम्‌ उद्योतकरा, उपाध्याया वरगति ददतु ॥१०॥। 
थिरधरियसीलूमाला, वचगयराया जसोहपडिहत्था । 
वहुविणयजूसियंगा, सुहाईं साहू. पयच्छंतु ॥११॥ 
स्थिरवृतणीलमाला, व्यपगतरागा यशओघप्रतिहस्ता. । 
वह॒विनयभूषिताड़ा , सुखानि साधव प्रयच्छन्तु ॥॥११।॥। 


* अरिहता, असरोरा, आयरिया, उवज्ञाय सणिणों । 


पंचक्खरनिप्पण्णो, ओछारों पंच परमिद्ठी ॥१२॥ 
अहंस्त जचरीरा', आाचार्या उपाध्याय मुनय- | 
पज्चाक्ष रनिप्पन्न , ओड्ूूपर पञ्च परमेप्ठिन । ।१२॥। 


१० 


११ 


श्र 


ज्योतिर्मुख 4 


मगलस्वरूप, चतु शरणरूप तथा लोकोत्तम, परम आराध्य 
एवं नर-सुर-विद्याधरो द्वारा पूजित, कर्मशत्रु के विजेता पच 
गुरुओ (परमेष्ठी) का ध्यान करना चाहिए । 


सघन घातिकर्मों का आलोडन करनेवाले, तीनो लोको में 
विद्यमान भव्यजीवरूपी कमलो को विकसित करनेवाले सूर्य, 
अनन्तज्ञानी और अनुपम सुखमय अहंत्‌ की जगत्‌ में जय हो । 


अष्टकर्मो से रहित, कृतक्ृत्य, जन्म-मृत्यु के चक्त से मुक्त तथा 
सकल तत्त्व-रहस्य के द्रष्टा सिद्ध मुझे सिद्धि प्रदान करे । 


पच॒ महान्तो से समून्नत, तत्कालीन स्वसमय और पर- 
समय रूप श्रुत के ज्ञाता तथा नाना गुणसमूह से परिपूर्ण आचार्य 
मुझ पर प्रसन्न हो । 


जिसका ओर-छोर पाना कठिन है, उस अज्ञानरूपी घोर अधकार 
में भटकनेवाले भव्य जीवो के लिए ज्ञान का प्रकाज्ञ देनेवाले 
उपाध्याय मुझे उत्तम गति प्रदान करे । 


शीलरूपी माला को स्थिरतापूर्वकं धारण करनेवाले, राग- 
रहित, यश समृह से परिपूर्ण तथा प्रवर विनय से अलकृत शरीर- 
वाले साधु मुझे सुख प्रदान करे । 


अहँत्‌, अशरीरी (सिद्ध), आचाये, उपाध्याय तथा मुनि-- 
इन पाँचो के प्रथम पाँच अक्षरो (अ+अ+आ+उ+म) को 
मिलाकर 5४ (ओकार ) वनता है जो पच-परमेणष्ठी का वाचक 
है---वीजरूप है । 


१३: 


१४ 


१५५ 


१६: 


१७ 


१८. 


समणसुत्तं 


उसहमजियं च वंदे, संभवमभिणंदर्ण च सुमई च । 
पउमप्पहू॑ सुपास, जि च चंदप्पह वबंदे ॥१३॥। 
ऋषभमजित च वन्दे, समवमभिनन्दन च सुमर्ति च । 
पद्मप्रभ॑ सुपा्च्व, जिन च चन्द्रत्रभ वन्दे ॥१३।' 


सुर्विह च पुप्फयंत्त, सोयल सेयंप्त वासुपुर्ज च। 
विमलूमणंत-भयवं, धम्म॑सति च वदामि ॥१४।॥। 
सुविधि च पुष्पदन्त, जीतल श्रेयास वासूपूज्य च । 
विमलम्‌ अनस्तभ्नगवन्त, धर्म शान्ति च बन्‍्दे ॥१४॥॥ 


कुंथ्‌ च जिणवरिदं, अरं च मल्लि च सुब्वयं च णर्सि । 
वंदामि रिट्रणेंस, तह पास चड़ढमाण च्‌ ॥१५॥॥ 
कुन्थ्‌ च जिनवरेद्धम्‌, अर च मल्लि च सुब्रत च नमिम्‌ । 
वन्दे अरिप्टनेसि, तथा पार्ज्व वर्घमान च।। १५। 


चंदेहि णिम्मलयरा, आइच्चेहि अहिय पयासता । 
सायरवरमंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥१६॥। 
चन्द्रेनिमेलतरा, आदित्से अधिक प्रकाज्ममाना । 
सागरवरगम्भीरा , सिद्धा सिद्धि मम दिगन्तु ॥१६॥। 


२- जिनशासनसूत्र 


जमल्लोणा जोबा, तरंति संसारसायरसणंतं । 


ते सब्दजीवसरणं, णंददु जिणसासणं सुड्डर ॥११। 
यद्‌ आलीना जीवा , तरन्ति ससारसागरमनन्तम्‌ । 

तत्‌ सर्वेजीवशरण, नन्दतु जिनशासन सुचिरम्‌ ॥१॥। 
जिणवयणमप्ोसहमिरणं, विसयसुह-विरेयणं अमिद्मयं । 
जरमरणवाहिहर्णण, खबकरण सब्वदुवखाणं ॥३२॥॥ 
जिनवचनमौपधमिद, विपयसुखविरेचनम्‌-अमृतभूतम्‌ । 
जेरामरणव्याधिहरण, . क्षयकरण सर्वेदु खानाम्‌ ॥॥२॥ 


१३ 


श्ड 


श्५्‌ 


१६ 


१७ 


१८ 


ज्योतिर्मुख ७ 


में १ ऋषभ, २ अजित, ३ सम्भव, ४ अभिननन्‍्दन, ५ सुमति, 
६ पद्मप्रभु, ७ सुपारर्व तथा ८ चन्द्रप्रभु को वन्दन करता हूँ । 


मे ९ सुविधि (पुष्पदन्‍्त), १० शीतल, ११ श्रेयास, १२ वासु- 
पूज्य, १३ विमल, १४ अनन्त, १५ धर्म, १६ शान्ति को 
वन्दन करता हूँ । 


! 


में १७ कुन्थु, १८ अर, १९ मल्लि, २० मुनिसुत्रत, २१ नमि, 
२२ अरिप्टनेमि, २३ पाज्वे तथा २४ वर्धमान को वन्दन 


करता हूँ । 


रँ 
चन्द्र से अधिक निर्मल, सूर्य से अधिक प्रकाश करनेवाले, सागर 
की भाँति गम्भीर सिद्ध भगवान्‌ मुझे सिद्धि (मुक्ति) प्रदान 
करे । 


२. जिनशासनसूत्र 


जिसमे लीन होकर जीव अनन्त ससार-सागर को पार कर जाते 
हे तथा जो समस्त जीवो के लिए शरणभूत है, वह जिनशासन 
चिरकाल तक समृद्ध रहे । 


यह जिनवचन विषयसुख का विरेचन, जरा-मरणरूपी व्याधि का 
हरण तथा सव दु खो का क्षय करनेवाला अमृततुल्य औषध है । 


१९. 


२०० 


२१. 


र२- 


२३: 


र्४- 


समणसुत्तं 


अरहंतभासियत्थं, गणहरदेवेहि. गथियं सम्म । 
पणमामि भत्तिजुत्तो,, सुदणाणमहोर्दाहि सिरसा ॥३॥। 
अहँद्भाषितार्थ , गणधरदेवे. ग्रन्थित सम्यक्‌ । 
प्रणमासि भक्तियुक्त , श्रृत्ञानमहोर्दाध शिरसा ॥३॥। 


तस्स मुहुग्गदवयणं, पुव्वावरदोसविरहिय सुद्ध । 
आगममिदि परिकहियं, तेण दु कहिया ह॒वंति तच्च॒त्था ॥॥४।॥। 
तस्य मुखोद्गतवचन, पूर्वापरदोषविरहित जुद्धम्‌ । 

आगम' इति परिकथित, तेन तु कथिता भवन्ति तथ्यार्था ॥४॥। 


जिणवयणे अण्‌रत्ता, जिणवयणं जे करेंति भावेण । 
असला असंकिलिट्ठा, ते होति परित्तसंसारों ॥५॥। 
जिनवचने&तुरक्ता , जिनवचन ये कर॑न्ति भावेन । 
अमला असक्लिष्टा , ते भवन्ति परीतससारिण ॥॥५॥। 


जय वीयराय ! जयेगुरू ! होउ सम तुह प्चावओ भयव ! 
भवणिव्वेशोी भग्गाणुसारिया. इट्ठफलसिद्धी ॥६॥ 
जय वीतराग | जगदगुरो | भवतु मम तव प्रभावतों भगवन्‌ ' 
भवनिर्वेद.. मार्गानुसारिता - इप्टफलसिद्धि ॥६॥। 


ससमय-परसमयविऊ, गंभोरो दित्तिम॑ सियो सोमो । 
गुणसयकलिमों जूत्तो, पवयणसारं परिकहेउ ॥७॥ 
स्वसमय-प्रसमयवित्‌ , गम्भीर दीप्तिमान्‌ शिव सोम । 
गुणश़तकलित युक्त , प्रवचनसार परिकथयितुम्‌ ॥७॥। 


ज इच्छसि अप्पणतो, ज॑ च॒ ण इच्छसि अप्पणतो । 
त॑ इच्छ परस्स वि या, एत्तिययं जिणसासण्ण १८४७ 
यदिच्छसि आत्मत , यच्च नेच्छसि आत्मत । 
तदिच्छ परस्थापि च, एतावत्क जिनशासनम्‌ ॥।८।॥ 


२० 


२१ 


र्र 


ज्योतिर्मुख & 


जो, अहंत्‌ के द्वारा अर्थरूप में उपदिष्ट है तथा गणधरो के द्वारा 
सूत्ररूप में सम्यक्‌ गुफित है, उस श्रुतज्ञानरूपी महासिन्धु को 
में भक्तिपूर्वक सिर नवाकर प्रणाम करता हूँ । 


अहँत्‌ के मुख से उद्भूत, पूर्वापरदोप-रहित शुद्ध वचनो को 
आगम कहते है । उस आगम में जो कहा गया है वही सत्या्थ 
है। (अहंत्‌ द्वारा उपदिष्ट तथा गणधर द्वारा सकलित श्रुत 
आगम है।) 


जो जिनवचन मे अनुरक्त हे तथा जिनवचनो का भावपूर्बक 
आचरण करते हे, वे निमेल और असक्लिष्ट होकर परीत- 
ससारी (अल्प जन्म-मरणवाल) हो जाते है । 


हें वीतराग ', हें जगद्गुरु |, हे भगवन्‌ ! आपके प्रभाव से 
मुझे ससार से विरकित, मोक्षमार्ग का अनुसरण तथा इष्टफल 
की प्राप्ति होती रहें । 


जो स्वसमय व परसमय का ज्ञाता है, गम्भीर, दीप्तिमान, 
कल्याणकारी और सौम्य है तथा सकडो गुणो से युक्त है, वही 
निम्नेन्थ प्रवचन के सार को कहने का अधिकारी है । 


जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरो के लिए भी चाहो तथा 
जो तुम अपने लिए नही चाहते वह दूसरो के लिए भी न चाहो । 
यही जिनशासन है--तीर्थकर का उपदेश है । 


२५. 


२६- 


२७ 


३०-३१ 


समणसुत्तं 


३. संघसूत्र 
सघो गृणसंघाओ, संघो य विमोद्ओ य कम्साणं। 
दंसगणाणचरिततें,. संघायंतों.. हवे.. संघो ॥१७ 
सघो गुणसघात , सघरच विमोचकछ्च कमेणाम्‌ । 
दर्शनज्ञानचरित्राणि, सघातयन्‌ भर्वतू_ सघ ॥१॥। 
रयणत्तयमेव गणं, गउ्छे गमणस्स सोवखमग्गस्स 
सधो गुण संघादो, समयो खल्‌ णिम्मलों अप्पा धरा। 
रत्नत्रयमेव गण , गचछ गमनस्य मोक्षमार्गस्य । 
सघो गुगसघात , समय खलु निर्मेल आत्मा ॥२॥। 
आसासो वीसासो, सीयघरसमों य होइ मा भाहि । 
अस्मापितिसमाणो, संघो सरणं तु स्देसि ॥३॥। 
आज्वास विव्वास , गीतगृहसमशच भवति मा भषी । 
अम्बापितृसमान, सघ शरण तु सर्वेषाम्‌ ॥३।। 
नाणस्स होइ भागी, थिरयरणो दंसणे चरित्ते य। 
धन्ना गुरुकुलबासं, आवकहाए न मुंचंति ॥४॥ 
जानस्य भवति भागी, स्थिरतरको दर्शने चरित्रे च । 
धत्या गुरुकुलवास, यावत्कथया न मुज्चन्ति ॥४॥। 


- जस्स गुरुस्मि न भत्तो, न य बहुमाणो न गउरवं न भय॑ । 


नवि लज्जा न वि नेहो , गृरुकुलवासेण कि तस्स ? ॥५॥ 
यस्व गुरो न भक्ति , न च वहुमान न्॒गौरव न भयम्‌ । 
नापि लज्जा नापि स्नेह , गुरुकुलवासेन कि तस्य ? ॥॥५॥। 


कम्मरवजलोह॒विणिग्गययस्स,. सुयरयणदीहुनालस्स । 


पंजमहव्वयथिरकण्णियस्स, गृणकंसराल्स्स ॥६॥॥ 
सावगजणमहुयरपरिवुडस्स,. जिणसूरतेयबुद्धरस । 
संघपउठमस्स नह, समणगणसहस्सपत्तत्स ॥७१। 
कर्मरजजल्ीघविनिर्गतस्थ,. श्रुतरत्तदीर्घनालस्य । 
पझ्वमहाबतस्थिरकुणिकस्थ, सुणकेसरवत्त ॥६॥। 


धावन्‍क्‍्जन-मथकर-पर्वितस्थ, जिनसूर्यतेजोबद्धस्थ । 
संघाादयरप  भद्े, श्रमणगणसत्खपत्रस्य 4७!। 


७ 


की 
जग 


र्८ 


ज्योतिर्मृख ११ 


३० संघसूत्र 
गुणो का समूह सघ है। संघ कर्मो का विमोचन करनेवाला है । 
जो दर्शन, ज्ञान और चारित्र का सघात (रत्नत्रय की 
समन्विति) करता है, वह सघ है । 


रत्नत्रय ही गण है । मोक्षमार्ग मे गमन ही गच्छ' है । गण 
का समूह ही सघ है तथा निर्मल आत्मा ही समय है । 


सघ भयभीत व्यक्तियो के लिए आश्वासन, नि३छल व्यवहार के 
कारण विश्वासभूत, सर्वत्र समता के कारण शीतगृहतुल्य, 
अविषमदर्शी होने के कारण माता-पितातुल्य तथा सब प्राणियी 
के लिए शरणभूत होता है, इसलिए तुम सघ से मत डरो । 
संघस्थित साधू ज्ञान का भागी (अधिकारी) होता है, दर्शन 
व चारित्र में विशेषरूप से स्थिर होता है। वे धन्य है जो 
जीवन-पर्येग्त गृहकुलवास नही छोडते । 


जिसमे गुरु के प्रति न भुक्ति है न बहुमान है, न गौरव है, न 
भय (अनुशासन) है, न लज्जा हे तथा न स्नेह है, उसका 
गुरुकुलवास मे रहने का क्‍या अथे है ? 


सघ कमलवत्‌ है। (वयोकि) सघ कर्मरजरूपी जलराशि से 
कमल की तरह ही ऊपर तथा अलिप्त रहता है। श्रृतरत्न 
(ज्ञान या आगम ) ही उसकी दीघंनाल है । पच महाव्रत ही 
उसकी स्थिर कर्णिका है तथा उत्तरयुण ही उसकी मध्यवर्ती 
कसर है । जिसे श्रावकजनरूपी भ्रमर सदा घेरे रहते हे, 
जो जिनेश्वरदेवरूपी सूर्य के तेज से प्रवुद्ध होता है तथा जिसके 
श्रमणगण रूपी सहखपनत्न हे, उस सघरूपी कमल का कल्याण हो । 


| रे 


हे २. 


३३ 


३४- 


३५. 


रे५ 


३७. 


समणसुत्तं 
४. निरूपणसूत्र 


जो ण पमाणणर्योह, णिवखेबर्ण णिरिवखदे अत्थ । 
तस्साजुत्त जुत्तं, जुत्तमजुत्त च पडिहादि ॥१॥॥ 
यो न प्रमाण-तयाभ्याम्‌ , निश्षेपेण निरीक्षते अर्थम्‌ । 
तस्यायुक्त युक्त, युक्तमयुक्त च प्रतिभाति ॥१॥ 


णाणं होदि पमाणं, णओ वि णादुस्स हिंद्यभावत्थों । 
णिक्खेओ वि उबाओ, जूत्तीए अत्थपडिगहर्ण ॥२॥। 
ज्ञान भवति प्रमाण, नयो5पि ज्ञातु हृदयभावार्थ । 
निक्षेपोषपि उपाय, युकत्या अर्थप्रतिग्रहणम्‌ ॥२॥। 


णिच्छयववहारणया, सूरूभेया णयाण सब्वाणं । 
णिच्छयसाहणहेउं,. पज्जयदब्व॒त्थियं.. सुणह ॥३॥। 
निरचयव्यवहा रनयो, मूलभेदो नयाना सर्वेषास्‌ । 
निब्चयसाधनहेतू, पर्यायद्रव्याथिकौ मन्यध्वम्‌ ॥३।। 


जो सिय भेदुवयारं, धस्माणं कुणइई एग्वत्थुर्स । 
सो चवहारो भणियो, विवरीजो णिच्छयों होइ ॥४॥ 
य॒स्याद्भेदोपचार, धर्माणा करोति एकवस्तुन । 
स व्यवहारों भणित , विपरीतो नि*चयो भवति ।॥४।। 


वबहररेणुवदिस्सइ, णाणिस्स चरित्त दसर्ण णाण। 
णविणाणं ण चरित्त, न दंस्ण जाणगो चुद्धो ॥५१॥ 
व्यवहारेणोपदिश्यते, ज्ञानिनश्चरित्र दशन ज्ञानम्‌ । 
नापि ज्ञान न चरित्र, न दर्णन ज्ञायक बुद्ध ॥५॥। 


एवं ववहारणओ, पडिसिद्धों जाण णिच्छयणयेण । 

णिच्छयणयासिदा पुण, मृुणिणो पावति णिव्वाण ॥३६॥। 

एवं व्यवहारतय, प्रतिपिद्ध जानीहि निः्चयनयेन । 
निज्चयनवाधश्िता पुनरुमुनय प्राप्नुवन्ति निर्वाणम्‌ ॥॥६।॥। 


३४ 


३५ 


रेप 


३७ 


ज्योतिर्मुख १३ 
४. निरूपणस्‌त्र 


जो प्रमाण, नय और निक्षेप के द्वारा अर्थ का बोध नहीं 
करता, उसे अयुक्त युक्‍त तथा युक्त अयुकत प्रतीत होता है । 


ज्ञान प्रमाण है । ज्ञाता का हृदयगत अभिप्राय नय है। जानने 
के उपायो को निक्षेप कहते हें। इस तरह युकक्‍तिपूर्वक अर्थ 
ग्रहण करता चाहिए । 


निश्चय और व्यवहार--ये दो नय ही समस्त नयो के मूल हे 
तथा द्रव्याथिक व पर्यायाथिक नय निश्चय के साधन मे हेतु है । 


जो एक अखण्ड वस्तु क॑ विविध धर्मों में कथचित्‌ (किसी 
अपेक्षा) भेद का उपचार करता है वह व्यवहारनतय है। जो 
ऐसा नहीं करता अर्थात्‌ अखण्ड पदार्थ का अनुभव अखण्ड 
रूप से करता है, वह निश्चय नय॑ है ! 


व्यवहा रतय से यह कहा जाता है कि ज्ञानी के चारित्र होता है, 
दर्शन होता है और ज्ञान होता है। किन्तु निश्चयनय से उसके 
न ज्ञान है, न चारित्र है और न दर्जन है । ज्ञानी तो शुद्ध 
ज्ञायक है। 


इस प्रकार आत्माश्रित निर्चयनय के द्वारा पराश्रित व्यवहा र- 
नय का प्रतियेध किया जाता है। निश्चयनय का आश्रय 
लेनेवाले मुनिजन ही निर्वाण प्राप्त करते है ! 


पूडें 


३८- 


३९- 


४९१. 


४२. 


४३० 


ड४ 


समणपसुत्तं 


जह ण वि सक्‍कसणज्जो, अणज्जभ्नासं दिणा उ गाहेउ । 
तह॒ववहारेण विणा, परसत्थुवएसणससक्क ॥७॥ 

यथा नापि शक्यो5तायोथ्नायेभापा विना तु ग्राहयितुम्‌ । 
तथा व्यवहारेण विना, परमा्थोपदेशनमशक्यम्‌ ॥७॥। 


ववहारोउ्मूयत्यो, भूयत्थो देसिदों दु सुद्धणमों । 
भूयत्थमस्सिदों खल, सम्माइट्ठी हबइ जीबो ॥॥८॥। 
व्यवहारोथ्भूतार्थोी, भूतार्थों देशितस्तु शुद्धनय । 
भूतार्थमाश्रित खल, सम्यरदृष्टिभवति जीव ॥॥८॥॥ 


, निच्छयमवर्लंबंता, निच्छय्तो निच्छय अजाणंता । 


नासंति चरणकरणं, बाहिरकरणालसा केई ॥९॥। 
निश्चयमवलम्बमाना , निशम्चयत्‌ निग्चयम्‌ अजानन्त । 
नाशयन्ति चरणकरणम्‌ , वाह्मकरणाश्लसा कंचित्‌ ॥९।॥ 


सुद्धो सुद्धादेसी, णायव्वी परमभावदरिसीहि । 
ववहारदेसिदा पुण, जें दु अपरसे ट्विदा भावें ॥१०॥॥ 
शुद्ध शुद्धादेशोी, ज्ञातव्य परमभावदशिभि । 
व्यवहारदेशिता पुन-यें त्वपरमे स्थिता भावे ॥१०॥। 


निच्छयओ दुण्णेयं, को भावे कस्सि बहुई समणों । 
ववहारओ य कोरइ, जो पुव्वठिजो चरित्तस्सि ॥११॥ 
निश्चयत दुर्ज्ेय, क भाव कस्मिन्‌ व्तेते श्रमण ? । 
व्यवहारतस्तु॒क्रियते, य. पू्वस्थितइचारित्रे ॥११॥ 
तम्हा सब्बें वि णया, सिच्छादिदुठी सपदखपडिबद्धा । 
अद्योन्नणिस्सिया उण, हवंति सस्सत्तसब्भावा ॥१२१ 
तस्मात्‌ सर्वेषपि नया , मिथ्यादृष्टय स्वपक्षप्रतिवद्धा । 
अन्योन्यनिश्चिता पुन, भवन्ति सम्यक्त्वसद्भावा ॥१२॥ 
कज्ज॑ णाणादीयं, उस्सग्गाववायओ भव्रे सच्चे। 

त॑ तह समायरंतो, त॑ सफल होइ सब्बं॑ पि ॥॥१३॥ 
कार्य ज्ञानादिक, उत्सगगापवादत भवेत्‌ सत्यम । 

तत्‌ तथा समाचरन्‌ , तत्‌ सफल भवत्ति सर्वेमषि || १३॥॥ 


भ्च्छ 
० 


हु रे डे 


४४ 


श्योतिमृद १५ 
यु) झसे जना ये एकप को अनाये सापा यो बिना समझाना 
हे | 


» मेसे जी धापदार के बिना परमाथ का उपदेश 


ध्रचर -जंयोव (जसत्मगार्र) है और निग्नलय भतार्थ 
(सरदार ) 2 । जायवे शा जाक्षय खेनेबाजा जीव ही सम्गगू- 
दृष्टि झापा है । 

लिग्सय वा यलस्खन पर्नेशले ठुछ जीव निः्चम को निग्चय 
से ने दानने फे कारण बाह्य आवरण मे जालसी या स्वच्छन्द 


शतर तर्णनारण (आवार-फिया) का नाथ कर देते हे । 


(ऐसे जोगो को लिए आचार्य बहते है कि-) परमभाव के द्रप्टा 


जीवो फे हारा शुद्ध वस्तु वा कथन करनेवाला युद्धनय ( निध्चय- 


नय) ही ज्ञातब्य है। किन्तु अपरमभाव मे रिथत जनो को 
व्यवह्ारतय मे द्वारा ही उपदेश करना उचित है । 


निश्चय ही यह जानना कठिन है कि कौन श्रमण किस भाव से 
रिथित है । अत जो पूर्व-चारित में स्थित है, उनका कृतिकर्म 
(बन्दना ) व्यवहा रनय के हारा चलता है । 


अत (मसमज्ञना चाहिए कि) अपने-अपने पक्ष का आगह रखने- 
वाले सभी नय मिथ्या हे और परस्पर सापेक्ष होने पर वे ही 
सम्यकभाच को प्राप्त हो जाते हू । 

ज्ञान आदि कार्य उत्सगे (सामान्य विधि) एवं अपवाद (विशेष 


विधि) से सत्य होते हू । वे इस तरह किये जाये कि सब 
कुछ सफल हो । 


ड़ ण्‌ + + 


४६. 


डछ- 


४८. 


४९. 


५० 


4 


समणसुत्तं 
७. संसारचऋसुत्र 


अधुवे असासयम्मि, संसारस्मि दुवखपउराए। 

क नाम होज्ज त॑ कम्सयं, जेणाउह दुग्गई न गच्छेज्जा १ ॥१५१॥ 
अश्रुवेज्याइवते, ससारे ढुखप्ननुरके । 

कि नाम भवेत्‌ तत्‌ कर्मक, येनाह दुर्गति न गच्छेयम्‌ ॥॥१॥ 


खणमित्तसुक्खा बहुकालदुक्खा, पगासदुब्खा अणिगाससुक्खा । 
संसारमोक्टस्स विपक्खलूया, खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ।२१। 
क्षणमात्रसौख्या वहुकालदु खा , प्रकामदु खा अनिकामसीख्या. 
ससारमोक्षस्य विपक्षभूता , खानिरचर्थावा तु कामभोगा ॥२॥ 


सुट्ठुबि मग्गिज्जंतो, कत्थ वि केलीइ नर्थि जह सारो । 
इंदिअविसएसु तहा, नत्थि सुहं सुट्ट, वि गविद्ठ ॥३॥। 
सुष्द्वधि माग्येमाण , कुत्रापि कदल्या नास्ति यथा सार । 
इन्द्रियविषयेबु तथा, नास्ति सुख सुष्ठवषि गवेषितम्‌ ॥।३॥। 


नरविब॒हेसरसुक्ख, दुब्ख परमत्थओ तय बिति। 
परिणासदारुणमसासय च जं॑ ता अल तेण ॥४॥ 
नरविवृधेश्वरसोख्य, दुख परमार्थतस्तद्‌ ब्ुवते । 
परिणामदारुणमशाइवत, च्‌ यत्‌ तस्मात्‌ अछ लेन ।।४॥) 


जह कच्छुटलो कच्छूं, कंडयमाणों दुहूं मुणद सुबर्ख । 
मोहाउरा मणुस्सा, तह कामदुह सुह बिति॥५॥॥ 
यथा कच्छूर कच्छु, कण्डूयन्‌ दु ख मनुते सोख्यम्‌ । 
मोहातुरा मनृष्या , तथा कामदु ख सुख ब्रुवन्ति ॥॥५॥। 


भोगामिसदोसविसन्ने, हियनिस्सेयसबुद्धिवोच्चस्थे । 
वाले य मन्दिए सूढे, बज्जई सच्छिया व खेलम्सि ॥६॥ 
भोगामिपदोपविपण्ण , हितनि श्रेयसबुद्धिविपयेस्त । 
वालच्च मन्दित. मूढ , वध्यते मक्षिकेव इल्ब्मणि ((६॥॥ 


४५ 


' ४६ 


८ 


(2 ९ 


० 


ज्योतिर्मुंख १७ 
७५. संसारचकऋसुत्र 


अश्लुव, अशाश्वत और दु ख-वहुल ससार में ऐसा कौन-सा 
कर्म है, जिससे मे दुर्गति मे न जाऊँ। 


ये काम-भोग क्षणभर सुख और चिरकाल तक दुख देनेवाले 
है, वहुत दुख और थोडा सुख देनेवाले है, ससार-म्‌क्ति के 
विरोधी और अनर्थों की खान है । 


बहुत खोजने पर भी जैसे कंले के पेड मे कोई सार दिखाई नही 
देता, वेसे ही इन्द्रिय-विषयो में भी कोई सुख दिखाई नही देता । 


नरेन्द्र-सुरेन्द्रादि का सुख परमार्थत दुख ही है । वह है तो 
क्षणिक, किन्तु उसका परिणाम दारुण होता है। अत उससे 
टूर रहना ही उचित है । 


खुजली का रोगी जसे खुजलाने पर दु ख को भी सुख मानता है, 
वेंसे ही मोहातुर मनुष्य कामजन्य दुख को सुख मानता है । 


आत्मा को दृषित करनेवाले भोगामिष (आसक्ति-जनक 
भोग) में निम्न, हित और श्रेयस्‌ में विपरीत बृद्धिवाला, 
अज्ञानी, मन्द और मूढ जीव उसी तरह (कर्मों से) वध जाता 
है, जसे-श्लेष्म में मकखी । < 


पद 


समणसुत्तं 


५१. जाणिज्जइ चिन्तिज्जद, जम्मजरामरणसंभव दुबरखं । 


५२-५४: 


पु. 


ण्र्‌ 


के 


न॑ य विसएसु विरज्जई, अहो सुबद्यों कवडगंठो ॥॥७॥॥ 
जानाति चित्तयति, जन्मजरामरणसम्भव दु खम्‌ । 
न च विषयेषु विरज्यते, अहो! सुवद्ध कपटग्रन्थि ॥9]। 


जो खल संसारत्यो, जीवो तत्तो दु होदि परिणामों । 
परिणामादों कम्मं, कम्मादों होदि गदिसु गदी ॥॥८॥! 
गदिसमधिगदस्स देहो, देहादो इंदियाणि जाय॑तें। 
तेंहि दु विसयरगह्णं, तत्तो रागो वा दोसो वा ॥९॥। 
जायदि जीवस्सेवं, भावों संसारचवकवालस्मि । 
इंदि जिणवर्रेह भणिदो, अगादिणिधणो सणिधणो वा ॥॥१०॥। 
य.- खल संसारस्थो, जीवस्ततस्तु भवति परिणाम' । 
परिणामात्‌ कमें, कर्मेत- भवत्ति ग्रतिषु गति. ॥८॥। 
गतिमधिगतस्थ देहो, देहादिन्द्रियाणि जायन्ते। 
तेस्तु विपयग्रहणं, ततो राग्रो वा हेपो वा ॥९॥। 
जायते जीवस्यैव, भाव. संसारचक्रवाले । 

इंति जिनवरभेणितो-बनादिनिधन. सनिधनो वा ॥॥१०॥। 


जम्पं दुक्ल जरा दुक्‍्खें, रोगा य सरणाणि य। 
अहो दुक्खों हु संसारो, जत्य कीसन्ति जंतवों ॥३११॥ 
जन्म दुखं, जरा दुकक्‍्ख रोगाइच मरणानि च। 
अहो दु खः खल संसार , यत्र क्लिश्यन्ति जन्तव ॥११॥ 


६. क्ससूत्र 


जो जेण पणगारेंणं, भावों णियओो तमन्नहा जो तु। 
मन्नति करेंति वदति व, विप्परियासों भवें एसो ॥१॥ 
यो येत प्रकारेण, भाव: नियत तम्‌ अन्यथा यस्तु । 
मच्यते करोति वदत्ति वा, विपर्यासों भवेद्‌ एप ॥१॥॥ 


ज्योतिर्मुख १६ 
४ ५१ जीव जन्म, जरा और मरण से होनेवाले दु ख को जानता है, 
उसका विचार भी करता है, किन्तु विपयो से विरक्त नहीं 
हो पाता । अहो। माया (दम्भ) की गाँठ कितनी , सुदृढ़ 


होती है। 


(२-५४ ससारी जीव के (राग-द्वेपरूप) परिणाम होते हे । परिणामों से 
कर्म-बध होता है । कर्म-बध के कारण जीव चार गतियों में 
गमन करता है--जन्म लेता है । जन्म से गरीर और गरीर ! 
इन्द्रियाँ प्राप्त होती है । उनसे जीव विपयो का ग्रहण (सेवन) 
करता है | उससे फिर राग-द्ेप पंदा होता है। इस प्रकार 
जीव ससारचक्र में परिभ्रमण करता है । उसके परिभ्रमण का 
हेतुमूत परिणाम (सम्यग्दृष्टि उपलब्ध न होने पर) अनादि- 
अनन्त और (सम्पग्दृष्टि के उपलब्ध होने पर) अनादि-सान्त 
होता है । 





५५ जन्म दुख है, वुढयपा हु ज है, रोग दु ख है और मृत्यु दु सर है। 
* अहो | मसार दृ स ही है, जिसमें जीव वर्लेश पा रहे है । 


६. कमंसूत्र 


कक प्राय जिस रस ६ टन बट उच्कयों कद के ५२-७०४४ 
७५६ थो नाय जिस प्रहार से नियत है, उसे शल्य रूप से रपससा, 


पहना था करना पिपर्यास था विपरीत बद्धि / | 


२० 


५७. 


५८. 


५९. 


घ६०« 


६१: 


६२. 


रहे 


समणसुत्त 


ज॑ं ज॑ समय जीवों आविसइ जेण जेण भाषेण । 
सो ठंसि तंमि समए, सुहासुह बंधए कम्म ॥२॥। 
य य समय जीव , आविशति येन येन भावेन । 
स॒तस्मिन्‌ समये, शुभागुभ वध्ताति कर्म ॥२॥। 


कायसा वयसा मत्ते, वित्ते गिद्धे य इत्यिसु । 
दुहओ सरल संचिणइ, सिसुणागु व्व मट्टियं ॥३॥। 
कायेन वचसा मत्त, वित्ते गृद्धश्च स्त्रीषु । 
द्विधा मल सचिनोंति, शिशुनाग इब मृत्तिकाम्‌ ॥३॥। 


नतस्प्त दुक्खं विभयन्ति नाइओ, न मित्तवस्गा नसुया न बंधवा । 
एक्को स्य पच्चणहोइ दुवख, कत्तारमेव अणूजाइ कम्स ॥४।। 
न तस्य विभजत्ते ज्ञातय , न मित्रवर्गा न सुता न वान्धवा । 

एक स्वय प्रत्यनुभवति दुख, कर्तारमेवानुयाति कम ॥॥४॥॥ 
कम्म चिणंति सबसा, तस्सुदयम्मसि उ परव्दसा होति 

रुक्‍खं दुदझहइ सबसो, विगलइ स परव्वसो तत्तो ॥५॥॥ 

कर्म चिन्वन्ति स्ववशा , तस्योदये तु परवशा भवन्ति । 
वक्षणारोहत्ति स्‍्ववश , विगलत्ति स परवश् त्तत (५१ 


कम्मवसा खल जोवा, जीववसाईं काहिचि कस्माईं । 
कत्थद धरणिओ बलवं, धारणिमों करथई बलवं ॥६१ 
कर्मवशा खल जीवा ,जीवव्शानि कुत्रचित्‌ कर्माणि । 
कुत्रचित्‌ धनिक वलवान्‌ ,धारणिक कुत्रचित्‌ वलवान्‌ ॥६॥। 
कम्मत्तणेण एक्कं, दव्वं भावों त्ति होदि दुविह तु । 
पोग्गर्लापडो दव्वं, तस्सत्ती भावकम्म॑ तु ॥७॥ 
करमत्वेन एक, द्रव्य भाव इति भवति द्विविध तु । 
पुदूगलपिण्डो द्रव्य, तच्छक्‍्ति भावकम तु ॥७॥ 
जो इंदियादिविजई, भवीय उवओगसप्पग झादि । 
क्सेंहि सो ण रंजदि, किह ते पाणा अणुचरंति ॥८॥ 
य इन्द्रियादिविजयी, भूत्वोपयोग्रमात्मक ध्यायति । 
कर्मभि स न रज्यते, कस्मात्‌ त प्राणा अनुचरन्ति ॥८॥ 


24 ण्‌ ९ 


६१ 


ज्योतिर्मुख २१ 


च्छ 


जिप्त समय जीव ज॑ंसे भाव करता है, वह उस समय वंसे ही 
शुभ-अशुभ कर्मो का वन्ध करता है । 


(प्रमत्त मनुष्य) शरीर और वाणी से मत्त होता है तथा धन 
ओर स्त्रियों में गृद्ध होता है । वह राग और द्वेष--दोनो से 
उसी प्रकार क्म-मल का सचय करता है, ज॑से शिशुनाग 
(अलस़ या केचुआ) मुख और शरीर--दोनो से मिट्टी का 
सचय करता है। 


ज्ञाति, मित्र-वर्ग, पुत्र और वान्धव उसका दु ख नही बँटा सकते । 
वह स्वय अकला दुख का अनुभव करता है । क्योकि कर्म 
कर्त्ता का अनुगमन करता है । 


जीव कर्मो का वन्ध करने मे_ स्व॒त॒त्र है, परन्तु उस कर्म का 
उदय होने पर भोगने में उसके अधीन हो जाता है । जंसे 
कोई पुरुप स्वेच्छा से वृक्ष पर तो चढ जाता है, किन्तु प्रमाद- 
वश नीचे गिरते समय परवश हो जाता है । 

कही जीव कर्म के अधीन होते है तो कही कर्म जीव के अधीन 
होते है । जैसे कही (ऋण देते समय तो) धनी बलवान होता है 
तो कही (ऋण लोटाते समय) कजेंदार वलवान्‌ होता है । 


सामान्य की अपेक्षा कर्म एक है और द्रव्य तथा भाव की अपेक्षा 
दो (प्रकार का) है । कर्म-पुद्गलो का पिण्ड द्रव्यकर्म है और 
उसमे रहनेवाली शक्ति या उनके निमित्त से जीव में होनेवाले 
राग हेपरूप विकार भावकर्म है । 

जो इन्द्रिय आदि पर विजय प्राप्त कर उपयोगमय (ज्ञानदर्शन- 
मय) आत्मा का ध्यान करता है, वह कर्मों से नहीं बेंघता । 
अत पीद्गलिक प्राण उसका अनुसरण कंसे कर सवने है ? 
(अर्थात्‌ उसे नया जन्म घारण नहीं करना पडता । ) 








२२ समणसुत्तं 


६४-६५- नाणस्प्तावरणिज्जं, +,_ दंसगावरण तहा । 
वेयणिज्ज॑ तहा मोहं, आउकसम्म॑ तहंव ये ४६९१ 
नामकस्म॑ च गोय | च, अंतराय तहंव य। 
एक्सेयाइ कम्माइं, अदृठेव उ समासओ ११०१ 
ज्ञानस्थावरणीय,. दर्शनावरण तथा । 
वेदतीय तथा मोहम्‌ , आयु-कर्म तथेव च ॥॥९।। 
नामकमे च गोत्र च, अन्तराय तथेव च। 
एवमेतानि कर्माणि, अष्टैव तु समागत- ॥॥१०॥। 

६६. पड-पडिहार-सि-मज्ज,. हड-चित्त-कुलाल-संडगारीणं । 
जह एस भावा, कस्माण वि जाण तह भावा ॥११॥# 
पट प्रतिहारासि-मद्य, हडि-चित्र-कुलाल-भाण्डागारिणाम्‌ । 
यथा एतेया भावा , कर्मणाम्‌ अपि जानीहि तथा भावान्‌ ॥१ १॥। 

७. सिथ्यात्वसूत्र 
६७ हा! जह मोहियमदणा, सुस्गइमर्ण अजाणसाणेणं । 
तैम्ें भवकंतारें, सुचिरं भमियं भयकरस्मि ॥१॥। 
हा | यथा मोहितमतिना, सुगतिसागेमजानता । 
भीमे भवकानतारे, सुचिर भ्रान्त भयकरे ॥१॥। 

६८ मभिच्छत्त॑ बेंदंतोी जीवो, विवरीयदंसणो होइ। 

ण य धमम्म रोचेदि हु, महुरं पि रसं जहा जरिदो ॥२॥। 
मिय्यात्व वेदयन्‌ जीवो, विपरीतदर्शनो भवतति 
न च्‌ धर्म रोचते हि, मधुर रस यथा ज्वरित ॥२॥। 


४ » स्पष्टीकरण १ जैसे परदा कमरे के भीतर को वस्तु का ज्ञान नही होने देता वैसे 
, हों ज्ञानावरण-फर्म ज्ञान को रोकते या अ्रल्पाधिक करने मे निमित्त हैं। इसके उदय 
तये टीनाधिकता के कारण कोई विशिप्टज्ञानी और कोई अत्पज्ञानी होता है। २ जैसे 
होरपाल दशानावियों को राजदर्णन आदि से रोकता है, वेसे ही दर्शन का आवरण 
एर्लेयाता पर्शनायरण-सर्म है। ३ जैसे तलवार की धार पर लगा मधु चाटने से 
हा कक 0008६ है, फिर भी जोन के कट जाने का श्रसह्य दुख भी होता 
मे ही पेरतीयनर्म स॒ुत्-दु ख का निमित्त है । ४ जैसे सद्रपान से मनुप्य मदहोश 
[सास ज्लूपदुप थो बैठता है, पैसे ही मोहनीय-कर्म के उदय से विवश जीव 


ध्टक 


ज्योतिर्मुख श३ 


६४-६५ ज्ञानावरण, दशेतावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र 
ओर अन्तराय--ये सक्षेप में आठ कर्म है । 


, ४ ६६ इन कर्मों का स्वभाव परदा, द्वारपाल, तलवार, मद्य, हलि, 
चित्रकार, कुम्भकार तथा भण्डारी के स्वभाव की तरह है । 


७. मिथ्यात्वसूत्र 
६७ हार) खेद है कि सुगति का मार्ग न जानने के कारण मे मूढमति 
भयानक तथा घोर भव-वन में चिरकाल तक भ्रमण करता रहा । 


६८ जो जीव मिथ्यात्व से ग्रस्त होता है उसकी दृष्टि विपरीत हो 
जाती है। उसे धर्म भी रुचिकर नही लगता, जैसे ज्वरग्रस्त 
मनुष्य को मीठा रस भी अच्छा नही लगता । 





अपने स्वरूप को भूल जाता है । ५ जैसे हलि (काठ) में पाँव फंसा देने पर मनुष्य 
रुका रह जाता है, वैसे ही आयु-कर्म के उदय से जीव शरीर में निश्चित समय तक 
रुका रहता है । ६ जैसे चित्रकार नाना प्रकार के चित्र बनाता है, वसे ही माम-ऊूम के 
उदय से जीवो के नावाविध देहो की रचना होती है । ७ जंसे कुम्मकार छोटें-बडे 
बर्तन बनाता है, वैसे ही गोत्र-कर्म के उदय से जीव को उच्चकुल या नीचबुल मिलता 
है । ८ जैसे भण्डारी ( खजाची ) दाता को देने से झौर याचक को लेने से रोकता 
है, वैसे ही अन्तराय-कर्म के उदय से दान-लाभ झादि में बाधा पड्तो है । उस तरह ये 
शझाठों कर्मो के स्वभाव हैं 


7९.4 


६९. 


७१: 


७२: 


७३- 


है. 


समणसुत्त 


सिच्छत्तररिणदप्पा, तिब्वकसाएण सुददु भाविद्ठो । 
जीव॑ देह एक्कं, मण्णंतो होदि बहिरप्पा ॥३॥। 
मिथ्यात्वपरिणतात्मा, तीत्रकषायेण सुष्दु आविष्ट । 
जीव देहमेक, मन्यमान_ भवति वहिरात्मा ॥3॥ 


. जो जह॒वायं न कुणई, सिच्छादिदठी तओ हु को अन्ना 


वड़ढद ये मिच्छत्त, परस्स संक॑ जणेमाणों ॥४॥ 
यो यथावाद न करोति, मिथ्यादृष्टि तत खलु क अन्य । 
वर्धते च मिथ्यात्व, प्रस्य शका जनयमान ॥॥४।॥ 


८. राग-परिहारसूत्र 


रागो य दोसो वि य कम्मदोयं, कम्सं च सोहप्पभ्॒वं वयंति । 

कप्मं च जाईम रणस्स मूलं, दुक्‍्ख च जाईमरणं वयति ॥११ 
रागइच ढ्वेषो पि च कमंबीज, कर्म च मोहप्रभव वदन्ति । 

कर्म च जातिमरणस्य मूलम्‌ , दु ख च जातिमरण वदन्ति ॥१॥ 


नवितंकुणइ अमित्तो, सुदठु वि य विराहिओ समत्थो वि । 
ज दो वि अनिग्गहिया, करंति रागो य दोसो य ॥२४। 
नव तत्‌ करोति अमित्र, सुष्ठवषि च विराद्ध समर्थोषपि । 
यद्‌ ह्वावषि अनिगृहीतौो, कुरुतों रागरच हेषब्च ॥२॥। 


न य संसारम्मि सुह, जाइजरासरणदुवखगहियस्स । 
जीवस्म्त अत्यथि जम्हा, तम्हा मक्‍खो उबादेओ ॥३॥। 
न च ससारे सुख, जातिजरामरणदु खगृहीतस्य । 
जीवस्यास्ति यस्मात्‌, तस्माद्‌ मोक्ष उपादेय ॥३॥ 


त जद इच्छसि गंतुं, तीरं भवसायरस्स घोरस्स । 
तो तवसंजमभडं, सुविहिय ! गिण्हाहि तूरतो ॥४॥॥ 
तद्‌ यदीच्छसि गन्तु, तीर भवसागरस्य घोरस्य । 
तहि तप सयमभाण्ड, सुविहित !' गृहाण त्वरमाण ॥४॥॥ 


ज्योतिर्मुख श्भू 


६९ मिथ्यादृष्टि जीव तीन कषाय से पूरी तरह आविष्ट होकर जीव 
ओऔर शरीर को एक मानता है । वह वहिरात्मा है ' 


७० जो तत्त्व-विचार के अनुसार नही चलता, उससे वडा मिथ्या- 
दृष्टि और दूसरा कौन हो सकता है ” वह दूसरो को शकाशील 
बनाकर अपने मिथ्यात्व को बढाता रहता है । 


८. राग-परिहारसुत्र 


४ ७१ राग और द्वेष कर्म के बीज (मूल कारण) हैं। कर्म मोह से 
उत्पन्न होता है । वह जन्म-मरण का मूल है । जन्म-मरण को 
दुख का मूल कहा गया है । 


७२ अत्यन्त्‌,तिरस्कृत समर्थ शत्रु भी उतनी हानि नही पहुँचाता, 
जितनी हानि अनिगृहीत राग और द्वेष पहुँचाते हे । 


७३ इस ससार में जन्म, जरा और मरण के दु ख से ग्रस्त जीव को 
_ कोई सुख नही है । अत मोक्ष ही उपादेय है । 


७४ यदि तू घोर भवसागर के पार (तट पर) जाना चाहता है, 
तो हे सुविहित | शीघ्र ही तप-सयमरूपी चौका को गहण कर । 





र्६ 


. ७५: 


७६- 


हि 


७८६ 


छ९. 


८ ९ 


समणसुत्त 


बहुसयंकरदोसाणं, सम्मत्तचरित्तगुणविणासाण । 
न हु वसमागंतव्ब, रागह्रोसाण पावाणं ॥५॥ 
वहुभयकरदोषयो , सम्यक्त्वचारित्रगुणविनाशयो । 
न खल्‌ वशमागन्तव्य,. रागद्रेघयों पापयों ॥५॥ 


कामाणुगिद्धिप्पभवं खु दुक्खं, सव्वस्स लोगस्स सदेवगस्स । 

ज॑ काइयं माणसियं च किचि, तस्संतर्ग गच्छइ वीयरागो ॥६॥ 
कामानुगुद्धिप्रभव खल्‌ दु ख, सर्वेस्थ लोकस्य सदेवकस्य । 

यत्‌ कायिक मानसिक च किड्चित्‌, तस्यान्तक गच्छति वीतराग । 


जेण विरागो जायइ, तं त॑ सब्वायरेण करणिज्जं। 
मुच्चहई हु ससंबवेगी, अणंतवों होइ असंवेगी ॥७॥। 
येत विरागो जायते, तत्तत्‌ सर्वादरेण करणीयम्‌ । 
मुच्यते एव ससवेग , अनन्तक भवति असवेगा ॥॥७॥। 
एवं ससंकप्पविकप्पणासूं, संजायई समयमुव्टियस्स । 
अत्थे य संकप्पयजो तओ से, पहीयए कामगुणेसु तण्हा ॥८॥॥ 
एवं स्वसकल्पविकल्पनासु, सजायते. समतोपस्थितस्य । 
अर्था इच सकल्पयतस्तस्य, प्रहीयते कामगृणेषु तृष्णा ॥८॥॥ 


अज्च इस सरीरं, अज्ञो जीचु त्ति मनिस्छियमईओ । 
उक्खपरीकेसकरं, छि4दई ममत्त सरीराओ ॥॥९॥। 
अन्यदिद शरीर, अन्यो जीव इति निश्चयमतिक । 

दु खपरिकलेशकर, छिन्धघि ममत्व शरीरातू ॥९॥॥ 
कम्मासवदाराईं, निरुशियव्वाइं इंदियाइ च। 

हंतव्वा य कसाया, तिविहं-तिचिहेण मृदखत्थं ॥१०१। 
कर्माख़वद्वाराणि, . निरोड़व्यानीन्द्रियाण च। 
हन्तव्याइच कषायास्त्रिविधन्रिविधेन मोक्षार्थम्‌ ॥१०॥। 

भावे विरत्तो मणुओ विसोयो, एएण दुवखोहपरपरेण । 

स लिप्पई भवसज्ञे वि संतो, जलूण वा पोक्खरिणोपलरूासं ११११४ 
भावे विरक्‍्तो मनूजो विजोक , एतया दु खौघपरम्परया । 

न लिप्यतें भवमध्येडपि सन्‌ , जलेनेव पुप्करिणीपलाणम्‌ ॥११॥। 


््र्‌ 
क्ठ 
लता 


५ 


७५ 


७८: 


< ९ 


ज्योतिर्मुख २७ 


सम्पक्त्व तथा चारित्रादि गृणो के विनाशक, अत्यन्त भयकर 


राग-हेष॒रूपी पापों के वर में नही होना चाहिए । 


सव जीवो का, और क्‍या देवताओ का भी जो कुछ कायिक 
और मानसिक दु ख है, वह काम-भोगो की सतत अभिलाषा से 


उत्पन्न होता है । वीतरागी उस दु ख का अन्त पा जाता है । 





जिससे विराग उत्पन्न होता है, उसका आदरपूर्वक आचरण 
करना चाहिए । विरक्‍त व्यक्ति ससार-वन्धन से छूट जाता 
है और आसकत व्यक्ति का ससार अनन्त होता जाता है । 


अपने रा-द्ेषात्मक सकलप ही सब दोषों के मूल हे--जो 
इस प्रकार के चिन्तन में उद्यत होता है तथा इन्द्रिय-विषय 
दोषो के मूल नही हें---इस प्रकार का सकल्प करता है, उसके 
मन मे समता उत्पन्न होती है । उससे उसकी काम-यगुणों में 
होनेवाली तृष्णा प्रक्षीण हो जाती है । 

निश्चयदृष्टि के अनुसार शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है । 
अत बगरीर के ६ प्रति होनेवाले दु खद व क्लेशकर ममत्व का 
छेंदन करो । 

मोक्ष की प्राप्ति के लिए कम के आगमन-हारो---आख़बो का 
तथा इन्द्रियों का तीन करण (मनसा, वाचा, कर्मणा) और 
तीन योग (करत, कारित, अनुमति) से निरोध करो, और 
कषायो का अन्त करो । 

भाव से विरक्‍्त मनुष्य गोक-म्‌ क्‍त वन जाता है । जेंसे कमलिनी 
का पत्र जल में लिप्त नही होता, वैसे ही वह ससार में रटकर भी 
अनेक दु खो की परम्परा से लिप्त नही होता । 





<८२- 


८३- 


८ 


८५. 


८६० 


८७. 


समणसुत्तं 
९. धर्मसूत्र 


धम्मो मंगलमुक्किट्ठं, अहिसा संजमो तबो । 
देधा वि त॑ नमंसंति जसस धम्समे सथा मणों ॥१॥। 
धर्म मज्ुलमुत्कृष्ट, अहिसा संयम तप । 
देवा अपि त नमस्यन्ति, यस्य धर्मे सदा मन ॥॥१॥। 


धम्मो वत्युसहावो, खमादिभावों य दसविहो धम्मों । 
रपणतय च धम्मो, जोवाण रकक्‍्खर्ण धम्मो ॥॥२१॥ 
धर्म वस्तुस्वभाव , क्षमादिभाव च दशविध धर्म । 
रत्तत्रय च धर्म, जीवाना रक्षण धर्म ॥२॥। 


उत्तमखमसह॒वज्जव-सच्चसउच्च॑ं च संजमं॑ चेव । 
तवचागर्माकचण्ह, बम्ह इंदि दसविहो धम्मो ॥३॥ 
उत्तमक्षमामार्दवाज॑व-सत्यशौच च॑ सयम चेव । 
तयस्त्याग आकिञ्चन्य, ब्रह्म इति दशविध धर्म ॥३॥। 


कोहेण जो ण तप्पदि, सुर-णर-तिरिएहि कीरमाणे वि 
उवसग्गें वि रउद्दे, तस्स खमा णिम्मला होदि ॥॥४॥। 
क्रोधेन य न तप्यते, सुरनरतियम्भि क्रियमाणेडपि । 
उपप्नर्ग अपि रोदे, तस्य क्षमा निर्मेला भवति ।।४॥। 


खम्मामि सवब्दजोवाण, सब्बे जोवा खमंतु में । 
सित्ती में सब्वभूदेसु, बेर मज्झ॑ ण केण वि ॥॥५॥। 
क्षम सर्वजीवानू, सर्वे जीवा क्षमन्ताँ मम । 
मेत्री मे स्भूतेपु, बेर मम न केंनापि ॥५॥। 


जद किचि पमाएणं, न सुदठु भे वट्टिय सए पुच्चि। 

त में खार्मेंसि अहु, निस्सतलछों निवकसाओं अ ॥६॥। 
यदि किड्जत्‌ प्रमादेन, न सुप्ठु युप्माभि सह वतित मया पूर्वम्‌ । 
तद्‌ युप्मान्‌ क्षमयाम्यह, निणत्यों निष्कषायब्च ॥|६।॥। 


ज 
ल्‍्प् 


५, 
३३७ 


कर 


<५ 


ज्योतिर्मृख २६ 
९. ध्समसूत्र 


धर्म उत्कृष्द मगल है । अहिसा, सवम॒ और तप उसके लक्षण हें। 
जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है, उसे देव भी नमस्कार 
करते हैँ । 


वस्तु का स्वभाव धर्म है। क्षमा आदि भावो की अपेक्षा से 
वह दत्त प्रकार का है। रत्नत्रय (सम्यस्दर्गन, सम्यम्जान 
मौर सम्यक चारित्र) तथा जीवो की रक्षा करना धर्म है । 


उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आजंव, उत्तम सत्य, उत्तम 
गौच, उत्तम सयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आर्किचन्य 
तया उत्तम ब्रह्म चर्य--ये दस धर्म हे । 


देव, मनुष्य और तिर्यज्चो (पशुओ) के द्वारा घोर व भयानक 
उपसग पहुँचाने पर भी जो क्रोध से तप्त नहीं होता, उसके 
निर्मल क्षमाधम होता है । 


में सव जीवो को क्षमा करता हूँ । सव जीव मुझे क्षमा करे । 
मेरा सव प्राणियों के प्रति मंत्रीभाव है। मेरा किसीसे भी 
वर नही है । 


अल्पतम प्रमादवश भी यदि मेने आपके प्रति उचित व्यवहार 
नही किया हो तो में नि शल्य और कषायरहित होकर आपसे 
क्षमा-याचना करता हूँ । 


३० 


८८ 


८९. 


९०: 


६१: 


९२ 


६३: 


९४. 


समणपसुत्त 


कुलरूवजादिबुद्धिछु, तवसुदसीलेसु गारव॑ किचि । 

जो णवि कुव्बदि समणो, सद्दवधस्स हवे तस्स ॥॥७॥। 
कुलरूपजातिबुद्धिबु, तप श्रुतशीलेपु गौरव किड्चित्‌ । 
य नव करोति श्रमण , मार्दवधर्मों भवेत्‌ तस्थ ।॥॥७।॥। 


जो अवसाणकरणं, दोस॑ परिहरइ णिच्चमाउत्तो । 

सो णाम होदि साणी, ण दु गुणचत्तेण साणण ॥८॥ 
योउ्पमानकरण, दोष परिहरति नित्यमायुकत । 

सो नाम भवत्ति मानी, न गृणत्यक्तेन मानेन ॥८।। 

से असईं उच्चागोए असईं नीआगोए, नो हीणे नो अइरित्ते । 
नोधपीहुए इति संखाए, के गोयावाई के माणावाई ? ॥९॥॥ 
स असकृदुच्चेगोत्र असक्ृन्नीचेर्गोत्र ,नो हीन नो अतिरिक्त । 
न स्पृह्येत्‌ इति सख्याय, को गोत्रवादी को मानवादी ? ॥॥९॥॥ 
जो चितेंइ ण बंक, ण॑ कुणदि वंक ण जंपदे वंक । 

ण य गोवदि णिय्दोसं, अज्जव-धस्मो हुवे तस्स १९०) , 
य चिन्तयति न वक्त, न करोति वक्र न जल्पति वक्रम्‌ । 

न च गोपयति निजदोषम्‌ , आजवधर्म भवेत्‌ तस्य ।॥१०॥। 
परसंतावयकारण-वयणं, मोत्तृण सपरहिदवयणं । 

जो वददि भिक्‍खु तुरियो, तस्स दु धम्सो हमे सच्च ॥॥११॥॥ 
परक्षतापकका रण-वचन, म्‌क्त्वा स्वपरहितवचनम्‌ । 

य वदत्ति भिक्षु तुरीय , तस्य तु धर्म भवेत्‌ सत्यम्‌ ॥११॥ 
भोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, पओगकाले य दुही दुरंते । 

एवं अदत्ताणि सम्राययंतो, रूबे अतित्तो दुहहिओो अणिस्सो ॥१२॥। 
मुपावाक्यस्य पश्चाच्च पुरस्ताच्च, प्रयोगकाले च दु खी दुरन्त । 
एवमदत्तानि समाददान , रूपेश्तृप्तो दु खितोइनिश्र ॥१२॥। 
प्त्थं हिंदयाणिद्ठं पि, भण्णमाणस्स सगणवासिस्स । 

कड॒ग॑ व ओसहं तं, सहुरविवायं, हवइ तस्स ॥१३॥॥ 
पथ्य हृदयानिष्टमपि, प्णमानस्थ स्वगणवासिन । 
कटु्कमिवोपध॑ तत्‌ , मधुरविपाक भवति तरय || १३॥। 


८८५ 


८९. 


४९१, 


रॉ ९२ 


४ ९३. 


९४, 


५ 


ज्योतिर्मुख ३१ 


जो श्रमण कुल, रूप, जाति, ज्ञान, तप, श्रुत और गील का 
तनिक भी गवे नही करता, उसके मार्दवधम होता है । 


जो दूसरे को अपमानित करने के दोष का सदा सावधानीपूर्वक 
परिहार करता है, वही यथार्थ में मानी है। गुणशून्य अभिमान 
करने से कोई मानी नही होता । 

यह पुरुष अनेक वार उच्चगोन्र और अनेक वार नीचगेज्र का 
अनुभव कर चुका है। अत न कोई हीन है और न कोई 
अतिरिक्त, (इसलिए वह उच्च गोत्र की) स्पृहा न करे । 

[यह पुरुष अनेक वार उच्चगोत्र और नीचग्रोत्र का अनुभव 
कर चुका है--] यह जान लेने पर कौन गोत्रवादी होगा ? 
कौन मानवादी होगा ? 

जो कुटिल विचार नही करता, कुटिल काये नहीं करता, 
कुटिल वचन नहीं बोलता और अपने दोषों को नही छिपाता, 
उसके आजव-धर्म होता है । 





जो भिक्ष्‌ (श्रमण) दूसरो को सनन्‍्ताप पहुँचानेवाले बचनो का 
त्याग करके स्व-पर-हितकारी वचन बोलता है, उसके चौथा 
सत्यधर्म होता है । 

असत्य भाषण के पश्चात्‌ मनुष्य यह सोचकर दु खी होता है कि 
वह झूठ बोलकर भी सफल नही हो सका । असत्य भाषण से 
पूवे इसलिए व्याकुल रहता है कि वह दूसरे को ठगने का सकल्प 
करता है। वह इसलिए भी दुखी रहता है कि कही कोई 
उसके असत्य को जान न ले । इस प्रकार असत्य-ब्यवहार का 


, अन्त दु खदायी ही होता है । इसी तरह विषयो में अतृप्त 


होकर वह चोरी करता हुआ दु खी ओर जआश्रयहीन हो जाता है । 
अपने गणवासी (साथी) द्वारा कही हुई हितकर वात, भरे 
ही वह मन को प्रिय न लगे, कटुक औपध की भाँति परिणाम में 
मधुर ही होती है ! , 


६५. 


९६. 


१७. 


९९. 


२००० 


समणसुत्तं 


विस्ससणिज्जो माया व, होइ पुज्जो गुर व्व लोअस्स । 
सयणु व्व सच्चवाई, पुरिसो सव्वस्स होइ पिझो ॥१४॥ 
विश्वसनीयों मातेव, भवति पुज्यो गूररिव लोकस्य । 

स्वजन इत्र सत्यवादी, पुरुष सर्वेस्थ भवति प्रिय ॥॥१४॥। 


सच्चम्मि वसदि तवो, सच्चम्मि संजमो तह दसे तेसा वि गुणा । 
सच्च॑ णिबध्ण हि, य, गुणाणमुदधीव सच्छाण्ण ॥१५॥॥ 
सत्ये वसति तप , सत्ये सयम तथा वसन्ति शेष अपि गुणा । 
सत्य निवन्धन हि च, गुणानामुदधिरिव मत्स्यानाम्‌ ॥१५॥। 


जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई ॥ 
दोमासकयथ  कउज्ज, कोडीए थि न निट्टिय ॥१६।। 
यथा लाभस्तथा लोभ , लाभाल्लोभ प्रवर्धते 
द्विमाषकत कार्य, कोट्याईपि न निष्ठितम्‌ ॥१६॥। 


सुबण्णरुप्पस्स उ पव्वया भरे, सिया हु केलासससा असंखया । 
नरत्स लुद्धस्स न तेहि किचि, इच्छा हु आगासससा अणन्तिया ।१७। 
सुवर्णख्प्यस्य चपवता भवेयु स्थात खल॒ केलाससमा असख्यका । 
नरस्य लब्धस्य न ते किड्चित्‌,इच्छा खलु आकाशसमा अनन्तिका।। 
जहा य अंडप्पन्नवा बलागा, अंड बलागप्पन्मव जहा य। 
एमेव मोहाययणं ख्‌ तण्हा, मे.हं च तण्हाययण वयति ॥॥१८॥। 
यथा च अण्डप्रभवा वलाका, अण्ड बलाकाप्रभव यथा च । 
एवमेव मोहायतन खल तृष्णा, मोह च तृष्णायतन वदन्ति ।॥१८॥! 
समसंतोसजलेणं, जो धोवदि तिव्व-लोहमल-पुंज । 
भोयण-शिद्धि-विहोणो, तस्स सउच्च॑ हुवे विमर्ू ॥१९४ 
समसन्‍्तोपजलेन, य धोवति तीब्रलोभमलपुज्जम्‌ । 
भोजनगृद्धिविहीन , तस्यथ शौच भवेत्‌ विमलम्‌ ॥१९॥।। 


* चय-समिदि-कसायाणं, दंडाणं तह इंदियाण पंचप्हं 


घारण-पालय-णिग्गह-चाय-जओ_  संजमो भणिओ ॥॥२०१ 
त्रतसमितिकपायाणा, दण्डाना तथा इन्द्रिया्णां पञ्चानाम्‌ । 


धारण-पालन-निग्रह-त्यागजय सयमो'. भणित ॥॥२०॥। 


ज्योतिर्मुख ३३ 


४ ९५. सत्यवादी मनुष्य माता की तरह विश्वसनीय, जनता के लिए 


<र 


९६ 


५ 


९७ 


२०७ 


ब 


१०१ 


गुर की तरह प्रृज्य और स्वजन की भाँति सबको प्रिय 
होता है । 


सत्य में तप, सयम और जप समस्त गुणो का वास होता है । 
जसे समुद्र मत्स्यों का आश्रयस्थान है, बसे ही सत्य समस्त 


गृणो का आश्रयस्थान है । 


जंसे-ज॑से लाभ होता है, वंसे-वेसे छ|भ होता है। लाभ से 
लोभ वढता जाता है। दो माञ्ा सोने से निप्पन्न ( पूरा) 


होनेवाला कार्य करोडो स्वणं-म्‌द्राओ से भी पूरा नहीं होता । 
(यह निष्कर्ष कपिल नामक व्यक्ति की तृप्णा के उत्तार-चढाव के 
परिणाम को सूचित करता है ।) 


कदाचित्‌ सोने और चॉँदी के कैलास के समान असम्य प बंत हो 
जाये, तो भी लोभी पुरुष को उनसे कुछ भी नही होता (सृप्ति 
नही होती), क्योकि इच्छा आकाश के समान अनन्त है हे 


जैसे वलाका अण्डे से उत्पन्न होती है और थण्टा बलारा से 
उत्पन्न होता है, उसी प्रकार तृप्णा मोह से उत्पन्न होती € 
और मोह तृष्णा से उत्पन्न होता है । 

(अत ) जो समता व सनन्‍्तोपरूपी जल से तीत्र लो नरपी मद 
समूह को धोता है और जिसमे भोजन की लिप्सा नहीं ८, 
उसके विमल जौचधर्म होता हैं । 

प्ृत-धारण, समिति-पालन, कपाय-निमट, सेनन्यचसञाव5 
प्रवत्तिरूप दण्णो का त्याग, परत्रेच्धिय-जस-नात रहा रुझभ 
कहा जाता है । 


३४ 


१०२- 


१०३: 


२१०४. 


१०५: 


१०६: 


२१५०७-१०८- 


समणसुत्तं 


विसयकसाय-विणिग्गहभाव॑, काऊण झाणसज्ञाएं । 

जो भावई अप्पाणं, तस्स तवं॑ होदि णियमेण ॥॥२१॥॥ 
विषयकषाय-विनिग्रहभाव, झृत्वा ध्यानस्वाध्यायान्‌ । 

ये भावयति आत्मान, तस्य तप भवति नियमेन ॥॥२१।॥। 
णिव्वेंदतियं भावई, मोह चइऊण सब्वदब्बेसु 

जो तस्स हवें चागो, इदि भणिदं जिणर्वारदेंह ॥२२॥ 
निर्वेदत्रिक भावयति, मोह त्यक्त्वा सर्वद्रव्येपु । 
यतस्य भवति त्याग , इति भणित जिनवरेनद्रे ॥२२॥॥ 
जे य कंते पिए भोए, लड्ेे विपिट्टिकुब्चई । 

साहीणे चयइ भोए, से हु चाइ त्ति बृच्चई ॥२३। 
य च कान्तान्‌ प्रियान्‌ भोगान्‌ , लव्धान्‌ विपृष्ठीकरोति ! 
स्वाधीनान्‌ त्यजति भोगान्‌ , स हि त्यागी इति उच्यते ॥२३॥। 
होऊण य णिस्संगो, णिघभाव॑ णिग्गहिलू सुहदुहदं ! 
णिहृंदेंग दु वट्टंदि, अणयारों तस्साई४किचण्णं ॥२४॥। 
भूत्वा च निस्सग , निजभाव निगृद्य सुखदु खदम्‌ । 
निदवन्द्रेद तु वतेते, अलगार तस्या5४किब्चन्यम्‌ ॥२४।॥। 
अहमसिक्को खलू सुद्धो, दंसउपणाणमइओ सदाउरूवी ; 

णवि अत्थि सज्ञ किचि वि, अण्णं परमाणुम्तित्त पि ॥१२५॥; 
अहमेंक खल्‌ शुद्धों, द्शनज्ञानमय सदा5ुरूपी ; 
ताप्यस्ति मम किड्न्चिदप्यन्यत्‌ परमाणुमात्रमपि ॥२५॥। 
सुहँ वसासो जीवासो, जेंसि णो नत्यि" किचण । ह 
सिहिलाए डज्ञमाणीए, न में डज्मद किचण ॥२६॥। 
चत्तपुत्तकलत्तस्स, निव्वावारस्स॒ भिवखणों । 

पियें व विज्जई किचि, अप्पियं पि न विज्जए ॥२७॥ 
सुख वसामो जीवाम , येषाम्‌ अस्माकनास्ति किझ्चन । 
मिथिलाया दह्ममानाया, न में दह्यते किड्चन ॥२६।॥। 
त्यक्तपुत्र॒कलत्र॒स्थ,. निर्व्यापारस्थ भिक्षों । 

प्रिय न बिद्यते किड्नचित्‌, अप्रियमपि न॒विद्यते ।२७।। 


१९०३ 


</ १०४ 


१०५ 


* 4 १० ६* 


१००७-१० ८ 


ज्योतिमूख ३५ 


. इन्द्रिय-विषयो तथा कपायो का निग्नह कर ध्यान और स्वाध्याय 


के द्वारा जो आत्मा को भावित करता है उसीक तपधम होता है । 





सब द्र॒व्यों मे होनेवाले मोह को त्यागकर जो त्रिविध निर्वेद 
(ससार देह तथा भोगो के प्रति वराग्य) से अपनी आत्मा को 
भावित करता है, उसके त्यागधर्म होता है, ऐसा जिनेन्द्र- 
देव ने कहा है । 


त्यागी वही कहलाता है, जो कान्‍त और प्रिय भोग उपलब्ध 
होने पर उनकी ओर से पीठ फेर लेता है और स्वाधीनतापूर्वक 
भोगो का त्याग करता है । 


जो मुनि सव प्रकार के परिग्रह का त्याग कर नि सग हो जाता है, 
अपने सुखद व दु खद भावो का निग्नह करके निहन्द्न विचरता है, 
उसके आकिचन्य धर्म होता है । 


में एक, शुद्ध, दर्शन-शानमय, नित्य और अरूपी हूँ । इसके 
अतिरिक्‍त अन्य प्रमाणुमान्र भी वस्तु मेरी नही है । ( यह 
आकिचन्यधर्म है।) 


हम लोग, जिनके पास अपना कुछ भी नही है, सुखपूर्वक रहते 
और सुख से जीते है । मिथिला जल रही है उसमे मेरा कुछ भी 
नही जल रहा है, क्योकि पुत्र और स्त्रियों से मुक्त तथा 
व्यवसाय से निवृत्त भिक्षु के लिए कोई वस्तु प्रिय भी नही होती 
ओर अप्रिय भी नही होती । (यह वात राज्य त्यागकर साध्च॒ 
हो जानेवाले राजषि नमि के दृढ वराग्य से सम्बद्ध है । 


३६ 


१०९ 


२११०: 


११९९ 


श्१२ 


श्१३ 


११४: 


११५. 


समणसुत्त 


जहा पोम्म जले जायय॑, नोवलिप्पद वारिणा। 

एवं अलित्त कार्मोह, तं॑ वर्य बूम साह्ण ॥२८॥। 

यथा पद्म जले जात, नोपलिप्यते वारिणा। 
एक्मलिप्त काम, ते वय बूमो ब्राह्मणम्‌ ॥२८॥। 
दुक्ख हथ॑ जस्स न होइ मोहो, मोहो हुओ जस्स व होइ तण्हा । 
तण्हा हया जस्स न होइ लोहो, लोहो हओ जरस न किचण(द ॥२९। 
दु ख हत यस्य न भवति मोह , मोहो हतो यस्य न भवति तृप्णा । 

तृष्णा हता यस्य न भवति लोभ , लोभो हतो यस्य न किड्चन। २९॥। 
जीवो बंध जीवम्मि, चेव चरिया हविउ्ज जा जदिणो । 

त॑ जाण बंभचेरं, दिमुदकपरदेहतित्तिरस ॥३०१ 

जीवो ब्रह्म जीवे, चेव चर्या भवेत्‌ या यते । 

तद्‌ जानीहि ब्रह्मचये, विमृक्त-परवेहतृप्ते ॥३०॥ 
सब्यंगं पेच्छंतो, इत्थोणं तासु सुयदि दुब्भवं। 

सो बम्हचेरभाव॑ सुबकटि खल दुद्धरं धरदि ॥३१४ 
सर्वाद्भ प्रक्षमाण स्त्रीणा तासु मृज्चति दुर्भावम्‌ । 
स॒ब्रह्मचयेभाव, सुकृती खल दुर्धर धरति ॥॥३१।, 
जउकुभे जोइउबगूढें, आसुभितत्ते नासमृवयाई । 
एवित्थियाहि अणगारा, संवासेण नासमृवर्यति ॥३२॥ 
जतुकुम्भे ज्योतिर्षगूढ आइवितप्तों नाशमृपयाति । 

एवं स्त्रीभिरतमारा, सवासेन नाशमृपयान्ति ॥३२॥। 
एए य संगे समइक्करित्ता, सुदुच्तरा चेव भ्वति सेसाः । 

जहा महासागरमुत्तरित्ता, नई भवे अबि गंगासम(णा ॥॥३३१) 
एताइच सगान्‌ समतिछम्य, मृदुस्तरास्वैव भवन्ति शेपा । 

यथा महासागरमुत्तीयं, ददी भचेदपि गद्भासमाना ॥३३॥। 
जह सोलरकक्‍्खयाणं, पुरिक्ताणं णिंदिदाओ महिलाओ । 

तह॒ सीलरक्खयाणं, महिलाणं णिदिदा पुरिसा (३४७ 
यथा ज्ीलरक्षकाणा, पुरुषाणा निन्दिता भवन्ति महिला । 

तथा गीलरक्षफाणा, महिलानाँ निन्दिता भवन्ति पुरुषा ॥३४।॥। 


99९ 


११२ 


४११३ 


४ , १४ 


ः श्श्५ 


ज्योतिर्मुख ३७ 


- जिस प्रकार जल मे उत्पन्न हुआ कमल जल से लिप्त नही होता, 


इसी प्रकार काम-भोग के वातावरण में उत्पन्न हुआ जो मनुप्य 
उससे लिप्त नही होता, उसे हम ब्राह्मण कहते है । 





- जिसके मोह नही है, उसने दु ख का नाश कर दिया । जिसके 


तृष्णा नही है, उसने मोह का नाश कर दिया । जिसके लोभ 
नही है, उसने तृष्णा का नाश कर दिया (और) जिसके पास 
कुछ नहीं है, उसने लोभ का (ही) नाश कर दिया । 


जीव हो ब्रह्म है । देहासक्ति से मुक्त मुनि की ब्रह्म (आत्मा ) के 
लिए जो चर्या है, वही ब्रह्मचर्य है । 


स्त्रियों के मनोहर सर्वाज्धो को देखते हुए भी जो इनमे दुर्भाव 
नही करता--विकार को प्राप्त नही होता, वही वास्तव में 
दुद्धेर ब्रह्मचर्यभाव को धारण करता है । 


जसे लाख का घडा अग्नि से तप्त होने पर शीघ्र ही नप्ट हो 
जाता है, वेसे ही स्त्री-सहवास से अनगार (मुनि) नप्ट हो 
जाता है। 


जो मनुष्य इन स्त्री-विषयक आसक्तियो का पार पा जाता है, 
उसके लिए शेप सारी आसवितयाँ बसे ही सुतर (सुख से पार 
पाने योग्य) हो जाती है, जेसे महासागर का पार पानेवाले के 
लिए गगा जंसी वडी नदी । 


जेसे शील-रक्षक पुरुषो के लिए स्त्रियाँ निन्‍्दनीय हं, वेसे ही 
शीलरक्षिका स्त्रियो के लिए पुरुष निन्‍्दनीय है । (दोनो को 
एक-दूसरे से बचना चाहिए ।) 


११६. 


११७: 


११८: 


११९-१२०. 


१२१. 


समणपसुत्त 


कि पुण गुणसहिदाओ, इत्थीओ अत्थि वित्थडजसाओ । 
णरलोगदेवदाओ, देवोह वि वदर्णिज्जाओं ॥३५॥। 
कि पुन ? गुणसहिता , स्त्रिय सन्ति विस्तृतमशस । 
नरलोकदेवता देवेरपि वन्दनीया !॥३५॥। 
तेल्लोवकाडविडहणो, कासस्गी विसयरुवखपज्जल्िओ। 
जोव्बगतणिल्लचारी, ज॑ ण डह॒इ सो हद धण्णों ॥३६।। 
तऋ्छोक्याटविदहन , कामाग्निविषयवृक्षप्रज्वलित । 
यौवनतृगसचरणचतुर , य न दहति स भवति धन्य ॥३६।॥। 
जा जा वज्जई रयणी, न सा पडिनियत्तई । 
अहम्म कुणमाणस्स, अफला जन्ति राइओ ॥३७॥। 
या या ब्रजति रजनी, न सा प्रतिनिवतंते । 
अधर्म कुर्वाणस्य,, अफला झच्ति रात्रय ॥३७।॥। 
जहा य तिण्णि वणिया, मूल घेत्तण निर्गया। 
एगोउत्थ लहई छाहं, एगो मूलेण आगओ ॥३८॥। 
एगो मूल पि हारित्ता, आगओ तत्थ चाणिओ । 
ववहारे उबसा एसा, एवं धस्मे वियाणह ॥३९॥ 
यथा च त्रयों वणिज, मूल गृहीत्वा निर्गता । 
एकोञ्त्र लभते लाभम्‌ , एको मूलेन आगत ॥३८॥ 
एक मूलम्‌ अपि हारयित्वा, आगतस्तत्र वाणिज । 
व्यवहारे उपमा एपा, एवं धर्में विजानीत्‌ ॥३९। । 
अप्पा ,जाणइ' अप्पा, जहृट्टिओ अप्पसविखओ धम्मो । 


अप्पा करेंड त तह, जह अप्पसुहावओ होइ ॥(४० ॥। 
आत्मान जानाति आत्मा, यथास्थितों आत्मसाक्षिको धर्म । 
आत्मा करोति त तथा, यथा आत्मसुखापको भवति ।।४०॥। 


१०. संयमसूत्र 


* अप्पा -नई बंयरणी, अप्पा में कडसासली । 


अप्पा कासदुहा धेणू, अप्पा से नंदर्ण दण ॥१॥ 
आत्मा नदी वेतरणी, आत्मा में कूटशाल्मलछी । 
आत्मा कामदुघा घेतु , आत्मा में नन्‍्दन वनम्‌ ।।१॥। 


नि 
ल्‍्तक 
हि 48 


2११७ 


११८ 


१ १९-१२० 


४ १२१ 


४2२ 


ज्योतिर्मुख ३६ 


किन्तु ऐसी भी शीलगृणप्रम्पन्न स्त्रियाँ हे, जिनका यञ्ञ स्वेत्र 
व्याप्त है। वे मनृष्य-छोक की देवता हे और दंवो के द्वारा 
वन्दनीय हे । 


वि यरूपी वृक्षों से प्रज्वलित कामार्नि तीनो छोकरूपी 
अटवी को जला देती है, किन्तु यौवनरूपी तृण पर सचरण 
करने में कुशल जिस महात्मा को वह नही जलाती या विचलित 
नही करती वह धन्य है। 

जो-जो रात बीत रही है वह छौटकर नही आती । अधर्म 
करनेवाले की रात्रियाँ निष्फल चली जाती हे । 


जसे तीन वणिक्‌ मूल पूँजी को लेकर निकले । उनमे से एक 
लाभ उठाता है, एक मूल लेकर लौटता है, और एक मूल को 
भी गंवाकर वापस जाता है। यह व्यापार की उपमा है। 
इसी प्रकार धर्म के विषय मे जानना चाहिए । 


आत्मा_ही यथास्थित (निजस्वरूप म॑ स्थित) आत्मा को 
जानता है । अतएव स्वभावरूप धर्म भी आत्मसाक्षिक होता है । 
इस धर्म का पालन (अनुभवन) आत्मा उसी विधि से करता है, 
जिससे कि वह अपने लिए सुखकारी हो । 


१०- संयमसूत्र 
(मेरी) आत्मा ही वेतरणी नदी है । आत्मा हो कूट्शाल्मड़ी 
वृक्ष है। आत्मा ही कामदुहा धेनु है और आत्मा ही नच्दन- 
वन है । 


हि 


१२३: 


१२४: 


१२५. 


१२६: 


१२७ 


श्र 


के 


समणसुत्त 


अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुह्हण ये सुहाण य। 
अप्पा सित्तममित्त च, दुष्पट्टिय सुप्पट्टिओ ॥२॥। 
आत्मा कर्ता विकर्ता च, दु खाना च सुखाना च । 
आत्मा मित्रसमित्रम्‌ च, दुष्प्रस्थित सुप्रस्थित ॥२।। 
एगप्पा अजिए सत्तू, कसाया इंस्दियाणि य। 

ते जिणित्त्‌ जहानायं, विहरामि अहं सुणी ! ॥३॥। 
एक आत्माउंजित शत्रु, कपाया इन्द्रियाणि च | 
तानू जित्वा यथान्याय, विहराम्यह मुन्ते। ॥३॥। 
जो सहस्स सहस्साणं, संगासे दुप्ज्ए -ज्णे। 
एगे जिणेज्ज अप्पाणं, एस से परसो जुओ ॥४॥॥ 
य सहख्न सहख्ाणा, सडग्रामे दुर्जंये जयेत्‌ । 
एक जयेदात्मानमू, एप तस्य परमो जय ॥॥४॥। 
अप्पाणमंव जृज्ज्ञाहि, कि ते जृष्झेण बप्झओ। 
अप्पाणमंव अप्पाण, जइता . सुहमेहए (५४ 
आत्मानमेव योधयस्व, कि ते युद्धेन वाह्मत । 
आत्मानमेव आत्मान, जित्वा सुखमेघते ॥५॥। 
अप्पा चेव दमेयब्वो, अप्पा हु खलु दुहसो। 
अप्पा दंतो सुहो होइ, अस्सि लोए परत्थ य ॥६॥ 
आत्मा चेव दमितव्य , आत्मा एवं खलु दुर्देम । 
आत्मा दान्त सुखी भवति, अस्मिल्लोके परत्र च ॥॥६॥। 


» वरं में अप्पा दंतो, संजमेण तबेण य। 


माएह परेंह दम्पंतो, वध्र्णाह वहेहि य॥छ॥। 
वर मयात्मा दान्त, सबमेस तपसा च। 
माप. परेदम्यमान,  वन्घन॑र्वंधरच ॥॥७॥। 

एगड्जो विरई कुज्जा, एगओे य पवत्तणं। 

असंजम। निर्यल्ल च, सजमे ये पचत्त्ण ॥८॥ 
एडलो विरति चुर्यानू, एक्तम्च प्रवततेनम्‌ । 
कअ्षमंयमान्नियातति व, सयमें 


रथ 


तर प्रवतेनम्‌ ॥८॥॥ 


थ् 


१२३ 


१२४ 


श्र्५ 


श्२६ 


१२७ 


१२८ 


१२९ 


ज्योतिर्सुख प्‌ 


आत्मा ही सुख-दु ख का कर्ता है और विकर्ता (भोक्‍ता) है । 
सत्प्रवृत्ति में स्थित आत्मा ही अपना मित्र है और दुष्प्रवृत्ति मे 
स्थित आत्मा ही अपना शत्रु है । 


अविजित एक अपना आत्मा ही बत्रु है । अविजित कषाय और 
इन्द्रियाँ ही शत्रु हे | हे मुने | मे उन्हें जीतकर यथान्याय 
(धर्मानुसार) विचरण करता हूँ । 


जो दुर्जेय सग्राम में हजारो-हजार योद्धाओ को जीतता है, 
उसकी अपेक्षा जो एक अपने को जीतता है उसकी विजय हो 
प्रमविजय है । 


वाहरी युद्धों से क्या ? स्वय अपने से ही युद्ध करो । अपने से 
अपने को जीतकर ही सच्चा सुख प्राप्त होता है । 


स्वय पर ही विजय प्राप्त करना चाहिए | अपने पर विजय 
प्राप्त करना ही कठिन है । आत्म-विजेता ही इप्त लोक और 
प्रलोक में सुखी होता है । 


उचित यही है कि मे स्वय ही सबम और तप के द्वारा अपने पर 
विजय प्राप्त करूँ । वन्धन और वध के द्वारा दूसरो से में 
दमित (प्रताडित) किया जाऊं, यह ठीक नही है । 


एक ओर से निवृत्ति और दूसरी ओर से प्रवृत्ति करना चाहिए- 
असयम से निवृत्ति और सयम मे प्रवृत्ति । 


समणसुत्त 


१३० रागे दोसे य दो पावे, पावकम्स पवत्तणे। 
जे भिक्‍ख्‌ उंभई निच्चं, से व अच्छइ मंडले ॥९॥। 
रागो द्वेष चर द्वौ पापौ, पापक्मप्रवर्तकों । 
यो भिक्ष्‌ रुणद्धि नित्य, स न आस्ते मण्डले !॥९॥। 


१३१- नाणेण थ झाणेण य, तवोबलेण थ बला निरुभति १ 
इंदियविसयकसाबा, धरिया तुरगा व रघ्जूहि ॥१०१। 
ज्ञानेत च ध्यानेन च, तपोवर्ेत च बलान्निरुध्यन्ते । 
इन्द्रियविषयकषाया, धृतास्तुरगा इव रज्जूभि ॥॥१०॥। 


१३२- उवसामं पुवणीता, गुणमहता जिणचरित्तसरिसं पि । 
पडिवातेति कसाया, कि पुण सेंसे सरागत्थे ॥११॥ 
उपशमम्‌ अप्यूपनीत, गृणमहान्त जिनचरित्रसदृशमपि । 
प्रतिपातयन्ति कषाया , कि पुन शेयान्‌ सरागस्थान्‌ ॥११॥। 

१३३- इह उदसंत्कसाओ, लहुइ अणतं पुणो वि पडिवाय॑ । 

न हु भे वीससियव्वं, थेवे वि कसायसेसम्मि ॥१२॥। 
इह उपशान्तकपायो, लभते5्नन्त पुनरपि प्रतिपातम्‌ । 
न हि युष्माभिविश्वसितव्य स्तोकेडपि कषायणेषे ॥१२॥। 

१३४- अणथोव॑ वणथोवं, अग्गोथोव॑ कसायथोब॑ च। 

न हु भें वीससियव्वं, थोव॑ पि हु त॑ बहु होइ ॥१३॥ 
ऋणस्तोक ब्रणस्तोकम्‌ , अग्निस्तीक कषायस्तोक च । 
न हि भवद्भिविश्वसितव्य, स्तोकमपि खल तद्‌ वहु भवति ।१३। 


१३५ कोहो पीई पणासइ, माणो विणयनारुणो। 
साया मित्ताणि नासेंइ, लोहो सब्वधिणारुणो ॥१४॥। 
क्रोध प्रीति प्रणाशयति, मानो विनयनाशन । 
माया मित्राणि नाशयति, लोभ स्वविनाशन ॥॥१४।॥। 

१३६ उवससंण हणें कोहं, मार्ण मद्दवया जिणे। 
साथ चछष्ज्जवभावेण, लोभ संतोसओ जिणे ४१५७ 
उपडामेन हन्यात्‌ क्रोध, मान मार्देवेन जयेत्‌ । 
मायां च आजंवभावेन, लोभ सन्‍्तोपतो जयेत्‌ ॥॥१५॥ 


४४१३१. 


१३२ 


ज्योतिमुख डरे 


पापकर्म के प्रवर्तक राग और द्वेंष ये दो पाप है । जो झिक्षु 
इनका सदा निरोध करता है वह मडल (ससार) में नही रुकता- 
मुक्त हो जाता है । 


ज्ञान, ध्यान और तपोवल से इन्द्रिय-विषयो और कषायो को 
वलपूर्वक रोकना चाहिए, जंसे कि लगाम के द्वारा घोडो को बल- 
पूर्वक रोका जाता है । 


महागुणी मूनि के द्वारा उपशान्त किये हुए कषाय जिनेश्वर- 
देव के समान चरित्रवाले उस (उपशमक वीतराग) मूनि को 
भी गिरा देते हे, तव ससग मूनियो का तो कहना ही क्या ? 


जव कि कषायो को उपज्ञान्त करनेवाला पुरुष भी अनन्त- 
प्रतिपात (विशुद्ध अध्यवसाय की अनन्‍्तहीनता) को प्राप्त हो 
जाता है, तव अवशिष्ट थोडी-सी क्षाय पर कंसे विश्वास किया 
जा सकता है ” उस पर विज्वास नही करना चाहिए । 


ऋण को थोडा, घाव को छोटा, आग को तनिक और कपषाय को 
अल्प मान, विश्वस्त होकर नही बंठ जाना चाहिए । क्योंकि 
ये थोडे भी वढकर वहुत हो जाते है । 


क्रोध प्रीति को नष्ट करता है, मान विनय को नप्ट करता है, 
माया मैत्री को नप्ट करती है ओर लोभ स॒व कुछ नष्ट करता है । 


क्षमा से क्रोध का हनन करे, नम्नता से मान को जीते, ऋजूता से 
माया को और सन्‍्तोष से लोभ को जीते । 


१३७ 


१३८ 


१३९. 


१४० 


१४१- 


श्ष२ 


समणसुत्त 


जहा कुम्मे सअंगाई, सए देहे समाहरे। 

एवं पावाई सेहाबी, अज्ञप्पेण समाहरे ॥१६॥। 
थथा कूर्म' स्वअद्भानि, स्वके देंहे समाहरेत्‌ । 
एवं पापानि मंधावी, अध्यात्मगा समाहरेत्‌ ॥|१६॥। 


से जाणगमजाण वा, कंदट आहम्मि पय। 
सवरे खिप्पमप्पाणं, बी्य॑ त न समायरें ॥१७॥। 
स जानन्‌ अजानन्‌ वा, कृत्वा आधामिक पदम्‌ । 
सवरेत्‌ क्षिप्रमात्मान, द्वितीय ततू न समाचरेत्‌ ॥१७। 


धम्मारामें चरे भिक्‍्खू, धिइर्म धम्मसारही । 
धम्मारामरए. दते,  बम्भचेरसमाहिए ॥१८॥। 
धर्माराम चरेद्‌ भिक्षू, धृतिमान्‌ धर्मत्तरथि । 
धर्मारामरतो दान्त, ब्रह्मचयेसमाहित- ॥१८॥। 


११. अपरिय्र हसूत्र 


सगनिमित्त मारइ, भणइ अलीअ करेंइ चोरिद॒क । 
सेवइ मेहुण मुच्छं, अप्परिमाणं कुणइ जीवो ॥१॥ 
समतिमित्त मारवत्ति, भणत्यलीक करोति चोरिकाम्‌ । 
सेबते मेयुन मूर्च्छामपरिमाणा करोति जीव ॥॥१॥ 


चित्तमंतमचित्त वा, परिगिष्झञ किसासति । 
अन्न वा अणुजाणाइ, एवं दुदखा ण सुच्चई धर 
चित्तवन्‍्तमचित्त वा, परिसृह्या कृशमपि । 
अन्य वा अनुजानाति, एवं दुखात्‌ न मुच्यते ॥२॥। 


जे समसाइय मति जहाति, से जहाति ममाइय । 
से हु दिहुपहे मुणी, जस्स नत्यि ससाइय ॥३॥। 
यो ममायितमरति जहाति, स त्यजति ममायितम्‌ । 
स खत दृष्टपथ मुनि, यस्य नास्ति मसायितम्‌ ।॥३।। 


8384 
78 


। 


हि 
। 


स् 


बच क 
शव 


# 
५ 


नि 
र्प्र 


हक 


् 


हब 


४ अबक उनको किए व ० पदक पापो न अन्‍न्भ बच 5 5 पत्म 

हो मघात्री (काना) पृरुष पापा का अध्यात्म के छारा समटठ 
ऋता है । 

जान या क्षजान मे कोई अधन काय हा जाय दा जप्चः जात्ता का 


उससे तुरन्त ह्‌दा लेना चाहिए फिर दुसरी वार व्हृकायन 


वे ब्क 


धघम के र्थ को उतचानअाला, घम दे आरान म रत, 





धयवान 
किन >55-+८३८ -- उत्त वा समाधान णनेडला .. ईच 
दान आर ब्रेह्मच्च मर डित्त ना समाधान णववलरा नल 


पघ्रम के जाराम म | व्द्विण कर । 


हर ञः 
का! 
| 
है 
£०॥| 

हू 

54 
| 

)/ 
£ई 

पी 
| 

हद 

ध्गे 

(9 





सजीव या निर्जीव स्वल्य वस्तु जा नी जो परिण्ह रखता है जबदा 


दूपरे को उसकी अनुजा देता है, वह दु ख से मुक्त नहा हाता । 


96 


ना 





त्याग 


जो परियग्रि सग्रह को वृद्ध का त्वान के च्ता हु वहां पात्ग्रह वा त्याय 






सकता हू । जिजके पास ्रिश्र रत वहां है, उत्ता 


5 द्खा ब्ब 88. 
द्द्धा द्व्‌। 


४६ 


१४३-१४४- 


१४५, 


१४६- 


१४७. 


श्४८ 


समणसुत्त 


मिच्छत्तवेदरागा, तहेव हासादिय्थ य छद्दोसा । 
चत्तारि तह कसाया, चउदस अब्भतरा गथा ॥४॥ 
बाहिरसंगा खेत्तं, वत्यू. धणधन्नकुप्पभांडाणि । 
दुपयचउप्पय जाणाणि, केव सयणासणे य तहा ॥५॥॥ 
मिथ्यात्ववेदरागा , तथेव हासादिका च पड़्दोपा । 
चत्वारस्तथा कपाया , चतुर्देश अभ्यन्तरा ग्रन्धा ॥४॥। 
वाह्मसगा. क्षेत्र, वास्तुघनधान्यकुप्यभाण्डानि । 
द्विवदचतुष्पदानि यानानि, चेव अयनासनानि च तथा ॥॥५॥। 


सव्वगधक्सूवको, सोईभूओ पसंतच्ित्तो अ। 
ज॒पावदइ मत्तियुहं, न चचकवट्टी वि त लहइ ॥६।। 
सर्वग्रन्थविमुक्त , गीतीभूत. प्रशान्तचित्तव्च । 
यत्पाप्तोति मुक्तिसुख, न चक्रवत्यंपि तल्‍लभते ॥॥६॥। 


गंथच्चाओ इंदिय-णिवारणे अंकुसो व हृध्थिस्स । 
णयरस्स खाइया वि य, इंदियगृत्तो असंगत्त ॥७॥ 
ग्रन्थत्याग इन्द्रिय-निवारण अकुश इव हस्तिन । 
नगरस्य खातिका इव च, इन्द्रियगुप्ति असगत्वम्‌ ॥॥७॥। 


१२. आअहिसासूच 


एय खू नाणिणो सारं, जं न हिसइ कंचण । 
अहिसासमय चेव, एतावते... वियाणिया ॥। १॥। 
एत्तत्‌ खलू ज्ञानिन सार, यत्‌ न हिवस्ति कञ्चन । 
अहिसा समता चेव, एतावती विजानीयात ॥३१॥ 


सच्चे जीवा (वि इच्छंति, जोबिउं न मरिज्जिउं । 
तम्हा'पाणवह्‌ घोरं, निर्गंधा चण्जयंत्र ण॑ं (२५॥ 
सर्वे जीवा अपि इच्छन्ति, जीवित न मर्तम | 
तस्मात्नाणवध घोर, निम्नेन्धा वर्जयन्ति तम ।। २।॥। 


१४३-१४४ 


१ हि. ज्‌ श 


१४६. 


५४७ 


२ है.$ ८ ६ ॥ 


ज्योतिर्मुख ४७ 


परिग्रह दो प्रकार का है--आभ्यन्तर और वाह्य । 

आशध्यन्तर परिग्रह चोदह प्रकार का है 

१ मिथ्यात्व, २ स्त्रोवेद, ३.-पुरुषबंद, ४ नपुसकवेद, ५ हास्य, 
६ रति, ७. भरत्ति, ८ शोक, ९ भय, १०.जूगृप्सा, ११. क्रोध, 
१२. मान, १३ माया, १४ लोभ । 

वाह्य परिग्रह दस प्रकार का है 

१ खेत, २ सकान, ३. धन-धान्य, ४ वस्त्र, ५ भाण्ड, ६. दास- 
दासी, ७ पशु, ८. यान, ९. शब्या, १०. आसन 


सम्पूर्ण परिग्रह से मुक्त, शीतीभूत, प्रसन्नचित्त श्रमण जैसा 
म॒क्तिसुख पाता है वैसा सुख चक्रवर्ती को भी नही मिलता । 


जैसे हाथी को वञ मे रखने के लिए अकुश होता है और नगर की 
रक्षा के लिए खाई होती है, वेसे ही इन्द्रिय-निवारण के लिए 
परिग्रह का त्याग (कहा गया) है। परिग्रह-त्याग से इच्द्रियों 
वश में होती है । रा 


१२. अहिसासूत्र 
ज्ञानी होने का सार यही है कि (वह) किसी भी प्राणी की 


हिंसा न करे । इतना जानता ही पर्याप्त है कि अहिसामूलक 
समता ही घम्र है अथवा यही अहिसा का विज्ञान है। 


सभी जीव जीना चाहते हे, मरना नही । इसलिए प्र णणवध को 
भयानक जानकर निग्नेन्थ उसका वर्जन करते है । 


१४९. 


१५०- 


२५१ 


२५३: 


२९५४ 


4 ण्ण्‌ 


समणसुत्त 


जावंति छोए पाणा, तसा अदुव थाब्ररा । 

ते जाणमजाणं वा, ण हुणे णो वि घायए ॥३१॥ 
यावन्तो छोके प्राणा-स्त्रसा अथवा स्थावरा । 
तान्‌ जानन्नजानन्वा, न हन्यात्‌ नोडपि घातयेत्‌ ॥३॥ 
जह ते न॒पिअं दुब्खं, जाणिअ एसेव सब्वजीबाणं । 
सब्वायरम्‌वउत्तो,. अ्तोवस्मेण कुणसु दर्य ॥४॥ 
यथा तेन प्रिय दुख, ज्ञात्ववमेव स्वेजीवानाम्‌ । 
सर्वादरमुपयुक्त ,  आत्मोपम्येत कुर दयाम्‌ ॥४॥ 
जोववहो अप्पवहो, जीवदया अप्पणो दया हे'इ। 

ता रव्वजीवहिसा, परिद्ता अत्तकार्साह ॥५॥॥ 
जीववध आत्मवधो, जीवदया5ःत्मगो दया भवति । 
तस्मात्‌ सर्वजीवहिसा , परित्यक्ताउःत्मकामं ॥५॥। 
तुम सि नास स चेवच, . हंतच्यं ति सन्नसि। 

ठुम सि नाम स चेव, जं अज्जावेयस्व॑ ति रझसि ॥॥६॥। 
त्वमू असि नाम स्तन एव, य हल्तव्यमिति मच्यसे । 
त्वमू असि नाम स एव, यमानापयितव्यमिति मन्यसे ।॥६।॥। 
रागादोणमणुप्पाओ, अहिसकत्त त्ति देसियं समए । 

तेल चे उप्पत्तो, हिसेत्ति जिणेहि णिट्ठिद्ठा ॥७॥ 
रागादीनामनृत्पाद , अहिसकत्वमिति देशित समये । 

तेपा चेद्‌ उत्पत्ति, हिसा' इति जिनैनिदिप्टा ॥७॥। 
अज्ञवसिएण बच्चो, सत्ते मारेज्ज सा थ मारेज्ज । 

एप्तो. बततमासों, जीवाण णिच्छयणयस्स ॥८॥। 
अध्यवर्मितेत वन्ध , सत्यात्‌ मारयेद्‌ मा अथ मारयेत्‌ । 
एप वन्धसमासों, जीवाना निःचयनयस्य ।।८॥। 
हिछतादों अविरमण, बहपरिण|मों य होइ हिसा हु । 
तम्हा पमत्तजोंगें, पाणव्ववरोबओ थिच्च ॥९॥। 
हिसानोडविन्मण, वधयरिणास च सवति हिंसा हि । 
तरमात्‌ प्रमत्तयोंगे, प्राणवध्यपरोपत, नित्यम्‌ ॥१॥ 


9 छ्‌ 0 


9५१ 


<- 
नै 

छा 
ल्‍्फ 


४ १५३ 


श्ण्‌४ 


3 श्ण्‌५्‌ 


ज्योतिर्मुख ड९ 


लोक मे जितने भी तच्रस और स्थावर प्राणी है, निग्नेन्थ जान या 
अजान में उनका हनन न करे और न कराये । 


जैसे तुम्हें दु ख प्रिय नही है, वेस ही सव जीवो को दु ख प्रिय 
इईही है--ऐसा जानकर, पूर्ण आदर और सावधानीपूर्वक, 
आत्मोपम्य की दृष्टि से सव पर दया करो । 


जीव का वध अपना ही वध है । जीव की दया अपनी ही दया है । 
अत आत्महितेपी (आत्मकाम) पुरुषों ने सभी तरह की 
जीव-हिंसा का परित्याग किया है । 


जिसे तू हननयोग्य मानता है, वह तू ही है । जिसे तू आज्ञा में 
रखने योग्य मानता है, वह तू ही है । 


जिनेश्वरदेव ने कहा है--राग आदि की अनुत्पत्ति अहिसा है 
और उनकी उत्पत्ति हिसा है । 


हिसा करने के अध्यवसाय से ही कर्म का बंध होता है, फिर 
कोई जीव मरे या न मरें। निः्चयनय के अनुसार सकषप में 
जीवों के कर्म-वध का यही स्वरूप है । 


हिसा से विरत न होना, हिंसा का परिणाम रखना हिंसा ही है । 
इसलिए जहाँ प्रमाद है वहाँ नित्य हिसा है 


घ्ूछ 


१५६: 


१५७- 


१५८. 


१५९. 


१६०० 


१६१: 


समणसुत्तं 


णाणो कम्मस्स खयत्थ-मुट्टिदों णोट्टिदों य हसाए ॥ * 
अददि असढं ऑहसत्थं, अप्पमत्तो अवधगो सो ॥१०४७ 
ज्ञानी कर्मण क्षयार्थ-मृत्यितों नोत्यित च हिसाये । 

यतति अशठम्‌ अहिसाथम्‌ अप्रमत्त अवधक स ॥॥१०॥॥ 


भत्ता चेव अहसा, अत्ता हिसति णिच्छओो समए । 
जो होदि अप्पमत्तो, अहिसगो हिंसगो इंदरों ॥११॥॥ 
आत्मवाहिसाउतत्मा, हिसेति निशवय समये । 
यो भवति अप्रमत्तोडहहसक , हिसक इतर ॥११॥ 


तुंग न मंदराओ, आगासाओ विसालय नत्थि। 
जह तह जयंमि जाणसु, धम्मर्माहसासम॑ नत्यथि ॥१२॥ 
तुज्ञु न मन्दरातू, आकाशाहिशालक नास्ति। 
यथा तथा जगति जानीहि, धर्मोईहिसासमो नास्ति ॥१२॥। 


अभय पत्थिवा ! तुब्भ, अभयदाया भवाहि य। 
अणिच्चे जीवलोगस्सि, कि हिसाएं पसज्जसि ॥१३॥। 
अभय पाथिव  तुभ्यमू अभयदाता भव च । 
अनित्ये जीवलछोके, कि हिसाया प्रसज्जसि ॥॥१३।। 


१३. अप्रमादसूत्र 
इम च से अत्थि इस च तत्थि, इसं च से किच्चं इस अकिच्च । 
तं एवसव लछालप्पसाणं, हरा हरंति त्ति कहं पाए? ॥१॥॥ 
इंद च में$स्ति इद च नास्ति, इद च में कृत्यमिदमक्ृत्यम्‌ । 
तमेवरमंव लालप्यमान, हरा हरन्तीति कथ प्रमाद ? ॥।१॥। 


सीतंति सुबंता्णं, अत्था पुरिसाण लोगसारत्था । 
तस्हा जागरसाणा, विधुणध पोराणयं कर्म ॥२॥। 
सीदन्ति स्वपताम्‌, अर्था पुरुषाणा लछोकसारार्था. । 
तस्माज्जागरमाणा, विधूनयत पुराणक कम ॥२॥। 


ज्योति्मख दर ५१ 


१५६ ज्ञानी कर्म-क्षय के लिए उद्यत हुआ है, हिसा के लिए नही । 
वह निरछलभाव से अहिसा के लिए प्रयत्नशील रहता है । 
वह अप्रमत्त मुनि अहिंसक होता है । 


१५७ आत्मा ही अहिंसा है और आत्मा ही हिसा है--यह सिद्धान्त का 


मिश्चय है । जो अप्रमत्त है वह अहिसक है और जो प्रमत्त है ! 


वह हिसक है । 


१५८ जैसे जगत्‌ में मेरु पर्वत से ऊंचा और आकाश से विशाल 
_और कुछ नहीं है, वेसे ही अहिसा के समान कोई धर्म नही है । 


१५९ मुनि ने कहा पार्थिव | तुझे अभय है और तू भी अभयदाता 
वन । इस अनित्य जीव-लोक में तू क्यों हिसा मे आसक्त हो 
रहा है ?] 


१३. अप्रसादसुत्र 


१६० यह मेरे पास है और यह नही है, यह मुझे करना है और यह 
नही करना है--इस प्रकार वृथा वकवास करते हुए पुरुष को 
उठाने वाला (काल) उठा लता है । इस स्थिति में प्रमाद कैसे 
किया जाय ? 


१६१ इस जगत्‌ में ज्ञान आदि सारभूत अर्थ हे । जो पुरुष सोते हें 
उनके वे अर्थ नष्ट हो जाते हैं । अत सतत जागते रहकर 
पूर्वाजित कर्मो को प्रकम्पित करो । 


र्‌ 


१६९*- 


१६३ 


१६४- 


१६५ 


१६६- 


१६७ 


१६८ 


समणपसुत्त 


जागरिया धम्मीण, अहम्मी्णं च सुत्तया सेया । 
वच्छाहिव्भगिणीए, अकहिसु जिणो जयंतीए ॥३॥। 
जागरिका धर्मिणाम्‌, अधर्मिणा च'सुप्तता श्रेयसी । 
वत्साधिपभगिन्‍न्या , कथितवान्‌ जिन जयन्त्या ॥३॥! 


सुत्तेसु यावी पडिबुद्धनीवी, न वीससे पण्डिए आसुपण्णे । 

घोरा महुत्ता अबलं सरीरं, भारंड-पवखी व चरे5प्पमत्तो ॥४॥ 
सुप्तेबु चापि प्रतिबुद्धजीवी, न विश्वसेत्‌ पण्डित आशुप्नज्ञ । 
घोरा मुह॒र्त्ता अवल शरीरम्‌, भारण्डपक्षीव चरेद्‌ अप्रमत्त ।॥४॥। 


पमा्य कम्मसाहंसु,  अप्पसाय तहाध्वरं। 
तब्भावादेसओ वाधि, बाल पंडियमेव वा ॥५॥। 
प्रभाद कर्म आहु-रप्रमाद तथाश्परम्‌ । 
तद्भावादेशतो वापि, वाल पण्डितमेव वा ॥५॥। 


न कम्मुण। कम्म खर्वेति वाला, अकम्सुणा कम्म खर्वेति धीरा । 
मेंधाविणों लोभभया बतीता, संतोसिणों दो पुकरंति पाव॑ ॥६॥ 
न कमंणा कर्म क्षपयन्ति वाला, अकर्मणा कर्म क्षपयन्ति घीरा । 
मेधाविनो लोभमदाद्‌ व्यतीता , सब्तोषिणो नो प्रकुर्वेन्ति पापम्‌ ।। 


सब्वओो पमत्तस्स भयं, सन्वओ अप्पमत्तस्स नत्यि भय॑ ॥॥७॥। 
यवत प्रमत्तस्य भय, सर्वेतो5प्रमत्तस्य नास्ति भयम ।।७।। 


ना$ःलस्सेण सम सुब्ख, न विज्जा सह निदया। 
न वेरग ममत्तेणं, नारंभेण दयालुया ॥॥८॥ 
ना&लस्येत सम सौख्य, न विद्या सह निद्रया । 

न वेराग्य ममत्वेन, नारम्भेण दयालछता ॥॥८।॥ 


जागरह नरा  णिच्च॑ं, जागरमाणस्स वड्ढते बुद्धी । 

जो सुबति ण सो धन्नो, जो जर्गति सो सया धन्नो ॥॥९॥ 
जागृत नरा * नित्य, जागरमाणस्य वद्धंते वृद्धि । 

य स्वपिति न सो धन्य , य जागत्ति स सदा धन्य ।॥॥९॥। 


१६४ 


१६५ 


१६६ 


१६७ 


१६८ 


ज्योतिर्मुख ५३ 


धामिको का जागता श्रेयस्कर है और अधा्िको का सोना 
श्रेयस्कर है--ऐसा भगवान्‌ महावीर ने वत्सदेश के राजा 
शतानीक की वहन जयन्ती से कहा था । 


आशुप्रज्ञ पडित सोये हुए व्यक्तियों के बीच भी जागृत रहे । 
प्रमाद में विश्वास न करे । महूर्त बडे घोर (निर्देयी) होते 
हैं । शरीर दुबल है, इसलिए वह भारण्ड पक्षी की भाँति 
अप्रमत्त होकर विचरण करे । 


प्रमाद को कर्म (आख््रव) और अप्रमाद को अकर्म (सवर) 
कहा है । प्रमाद के होने से मनुष्य वाल (अज्ञानी) होता है । 
प्रमाद के न होने से मनुष्य पडित (ज्ञानी) होता है । 


(अज्ञानो साधक कमं-प्रवृत्ति के द्वारा कम का क्षय होना मानते 
है किन्तु) वे कर्म के द्वारा कर्म का क्षय नही कर सकते । 
धीर पुरुष अकर्म (सवर या निवृत्ति) के द्वारा कर्म का क्षय 
करते हे । मेधावी पुरुष लोभ और मद से अतीत तथा सन्तोषी 
होकर पाप नही करते । 


प्रमत्त को सव ओर से भय होता है । अप्रमत्त को कोई भय 
नही होता । 


आलसी सुखी नही हो सकता, निद्रालु विद्याभ्यासी नही हो 
सकता, ममत्व रखनेवाला वेराग्यवान नहीं हो सकता, और 
हिंसक दयाल नही! हो सकता । 

। 
मनुष्यों ! सतत जागृत रहो । जो जागता है उसकी वुद्धि 
बढती है । जो सोता है वह धन्य नही है, धन्य वह है, जो सदा 
जागता है। 


पड 


१६९. 


१७० 


१७१. 


१७२-१७३- 


१७४ 


समणसुत्तं 


आदाणें णिक्खेंवे, वोसिरणें ठाणगमणसयणेसु । 
सब्वत्थ अप्यसत्तो, दयावरों होदु हु अहिसओ ॥॥१०॥। 
आदाने निक्षेपे, व्यूत्सजंने स्थानगमनगयनेपु । 

सर्वत्राउप्रकत्तो, दयापरो भवति खल्वहिसक ॥१०।॥। 


१४. शिक्षासूत्र 


विवत्ती अविणोअस्स, संपत्ती विणोअस्स य। 
जस्सेय दुहओ नायं, सिक्‍खे से अभिगच्छई ॥१॥ 
विपत्तिरविनीतस्थ, सपत्तिवित्तीतस्थ च। 
यस्येतद्‌ द्विधा ज्ञात, शिक्षा स अधिगच्छति ॥१॥। 


अह पर्चाह ठार्णेहि, जेंह सिवखा न रूब्भई । 
थमा कोहा पसाएणं, रोग्रेणा$लस्सएण य ॥२॥ 
अथ पञ्चभि स्थाने, ये शिक्षा न लभ्यते । 
स्तम्भात्‌ क्रोधात्‌ प्रमादेन, रोगेणालस्यके च॥॥२॥। 


अह अईह गर्णोह, सिक्खासोले त्ति वुच्चई। 
अहस्सिरे सया दते, न य मस्समुदाहरे ॥३॥। 
नासीरझे न विसीले, न्ञ सिया अइलोलुए। 
अक्ोहणे | सच्चरए, सिक्‍्खासीले त्ति वुच्चई ॥(४॥। 
अथाष्टनि. स्थाने, शिक्षागील छइत्युच्यते । 
अहसनजील सदा दान्‍्त , न च मर्म उदाहरेत्‌ ॥3॥। 
नागीलो न विज्ञेन, न स्यादतिलोलप । 


अन्रोधन सत्यरत- शिक्षाजील इत्यूच्यते ।।४॥। 


नाणसेंगग्गचित्तो आ, ठिजो अ ठावयई परं। 


सुआणि अभ अहिज्जित्ता, रणो सुअसमाहिए ४५॥ 
ज्ञानमेकाग्रचित्तत्च, स्थित च स्थापयति परम । 
श्रूतानि च अधीत्य, रत श्रूतसमाघौ ॥५॥। 


+ २१७० 


है 


:१७२-१७३ 


४ १७४ 


ज्योतिर्मुख ५५ 


वस्तुओ को उठाने-धरने मे, मल-मूत्र का त्याग करने में, बेठने 
तथा चलने-फिरने में, और शयन करने में जो दयाल्‌ पुरुष 
सदा अप्रमादी रहता है, वह निश्चय ही अहिंसक है । 


रा १४. शिक्षासृत्र 
अविनयी के ज्ञान आदि गृण नष्ट हो जाते है, यह उसकी 
विपत्ति है और विनयी को ज्ञान आदि गृणो की सम्प्राप्ति होती 
है, (यह उसकी सम्पत्ति है। इन दोनी वातो को जाननेवाला 
ही ग्रहण और आसेवनरूप ) सच्ची शिक्षा प्राप्त करता है । 


इन पाँच स्थानों या कारणों से शिक्षा प्राप्त नही होती * 
१. अभिमान, २. क्रोघ,, ३. प्रमाद, ४ रोग और 
५ आलस्य | 


कि 


इन आठ स्थितियो या कारणो से मनुष्य शिक्षाशील कहा जाता 
है १ हँसी-मजाक नही करना, २ सदा इन्द्रिथ और मन 
का दमन करना, ३. किसीका रहस्योद्घाटन न करना, 
४. अशील (सर्वंथा आचारविहीन) न होना, ५ विशील 
(दोपो से कलकित) न होना, ६ अति रसलोलूप न होना, 
७ अक्रोधी रहना तथा ८ सत्यरत होना । 


अध्ययन क॑ द्वारा व्यक्ति को ज्ञान और चित्त की एकाग्रता प्राप्त 
होती है । वह स्वय धर्म मे स्थित होता है और दूसरो को भी 
स्थिर करता है तथा अनेक प्रकार के श्रूत को अध्ययन कर वह 
श्रुतसमाधि म रत हो जाता है । 


न 


१७५ 


१७६- 


१७७ 


२७८. 


१७९. 


२८०- 


समणसुत्तं 


बसे गुरुकुले निच्चं, जोगव॑ उवहाणवं । 
पियंकरे पियंवाई, से सिक्‍्ख लूद्धुमरिहई ॥॥६।। 
वसेद्‌ गूरुकूले नित्य, योगवानपधानवान्‌ । 

प्रियकर प्रियवादी, स शिक्षा लब्धूमहेति ॥॥६॥। 


जह दीवा दीवसयं, पइप्पए सो य दिप्पए दीवो | 
दोवससा आयरिया; दिप्पंति परं च दीवेंति ॥७॥। 
यथा दीपात्‌ दीपशत, प्रदीप्यते स च दीप्यते दीप । 
दीपसमा आचार्या , दीप्यन्ते पर॒च दीपयन्ति ॥७॥। 


१४. आत्मसूत्र 


उत्तमगुणाण धाम, सब्वदव्वाण उत्तर दव्व । 
तच्चाण पर तच्चं, जीब॑ जाणेह णिच्छयदों ॥१॥॥ 
उत्तमगुणाना धाम, सर्वद्रवयाणा उत्तम द्रव्यम्‌ । 
तत्वाना पर तत्त्व, जीव जानीत निग्चयत ॥१॥। 


जीवा ह॒वंति तिविहा, बहिरप्पा तह य अंतरप्पा य । 

परमप्पा वि य दुविहा, अरहंता तह य सिद्धा य 0२ 
जीवा भव्रन्ति त्रिविधा , वहिरात्मा तथा च अन्तरात्मा च | 
परमात्मान अपि च द्विविधा , अहेन्त तथा च सिद्धा च ॥२॥ 


अक्खाणि बहिरणप्पा, अंतरप्पा हु अप्पसंकप्पो ) 
कम्मकलंक-विमुक्‍्को, परमप्पा भण्णए देवो ॥॥३॥। 
अक्षाणि वहिरात्मा, अन्तरात्मा खल्‌ आत्मसकल्प । 
कमंकलडू-विमुक्त , परमात्मा भग्यते देव ॥॥३॥ 


ससरीरा भरहंता, केवलणाणेण मुणिय-सयलत्था । 
णाणसरीरा सिद्धा, सव्बुत्तम-सुक्ख-संपत्ता ॥॥४॥। 
सशरीरा अहेन्त., केवलन्नानेन ज्ञातसकलार्था । 
ज्ञानथरीर सिद्धा, सर्वोत्तमसौख्यसप्राप्ता ॥४॥ 


श्छ५्‌ 


१७६ 


१७७ 


१७८ 


१७९ 


१८० 


ज्योतिर्मुछ घ्७ 


जो सदा गुरुकुल म वास करता है, जो समाधियवत होता है, 
जो उपधान (श्रूत-अध्ययन के समय) तप करता है, जो प्रिय 
करता है, जो प्रिय बोलता है, वह शिक्षा प्राप्त कर सकता है । 


जसे एक दीप से सेकडो दीप जल उठते हे और वह स्वय भी 
दीप्त रहता है, वेसे ही आचाये दीपक के समान हे ते है । 
वे स्वय प्रकाशवान्‌ रहते है, और दूसरो को भी प्रकाशित 
करते है । 


१५. आत्मसूत्र 


तुम निश्चयपूर्वक यह जानो कि जीव उत्तम गुणों का आश्रय, 
सव द्रव्यो म॑ उत्तम द्रव्य और सब तत्त्वो मं परम तत्त्व है । 








जीव (आत्मा) तीन प्रकार का है वहिरात्मा, अन्तरात्मा 
और परमात्मा । परमात्मा के दो प्रकार है अहँत्‌ और 
सिद्ध । 


इन्द्रिय-समूह को आत्मा के रूप में स्वीकार करनेवाला वहि- 
रात्मा है। आत्म-सक्ल्प--देह से भिन्न आत्मा को स्वीकार 
करनेवाला अन्तरात्मा है। कर्म-कलक से विमृवत आत्मा 
परमात्मा है । 





केवलजान से समस्त पदार्थों को जाननेवाल स-गरीरी जीव 
अहंत्‌ हे तथा सर्वोत्तम सुख (मोक्ष) को सप्राप्त ज्ञान-शरीरी 
जीव सिद्ध कहलाते है । 


१८१. 


१८६२- 


१८३- 


१८४. 


१८७५- 


१८६- 


२१८७ 


समणसुत्तं 


आरुहवि अंतरप्पा, बहिरप्पो छंडिऊण तिविहेण । 
झाइज्जद परमप्पा, उवइटरठ जिणवरिदेहि ॥॥५॥। 
आरुह्म अन्तरात्मान, वहिरात्मान त्यक्त्वा त्रिविधेव । 
ध्यायते परमात्मा, उपदिप्ट. जिचवरेन्द्र ॥एा। 


चउगइसवसंधमर्णण जाइजरामरण-रोयसोका य॑। 
कुलजोणिजीवसग्गण-ठाणा जीवस्स णो सति ॥8॥ 
चत॒गंतिभवस भ्रमण, जातिजरामरण-रोगणोकाब्च । 
कूल योनिजीवमार्गणा-स्थानानि जीवस्य नो सन्ति ॥६।। 


वण्ण्रसगंधफासा, थीपूंसणवुंसयादि-पज्जाया । 
संठागा संहणणा, सब्बवे जीवस्स णो संति ॥७॥। 
वर्णरसगन्धस्पर्णा , स्त्रीपूनपूसकादि-पर्याया. । 
सस्थानानि सहनतनानि, सर्वे जीवस्थ नो सन्ति ॥७॥। 
एदें सब्बें भावा, ववहारणयं पडुच्च भणिदा हु। 
सब्बे सिद्धप_हावा, सुद्धणया संसिदी जीवा ॥८॥॥ 
एते सर्वे भावा व्यवहारनय प्रतीत्य भणिता खल॒। 

सर्वे सिद्धस्वभावा , भुद्धनयात्‌ संसृतों जीवा ॥॥८॥। 
अरसमल्वन्तगंधं,, अव्वत्त चेदणागुणमसहं । 
जाण अलिगरगहणं, _ जीवमणिहिट्ठसंठा्ं ॥९॥॥ 
अरसमझ्पमगन्धम्‌ अव्यकत चेतनागृणमशब्दम्‌ । 
जानीह्यलिगग्रहण, जीवमनिदिष्टसस्थानम्‌ ॥॥९॥। 


णिहडो णिह्ंदी, णिम्ममो णिक्‍्कलो णिरालंबो । 
णोरायो णिट्दोसो, णिस्मूढों णिव्मयो अप्पा ॥१०॥॥ 
निर्देण्ड निहेन्द्र, निमेम निप्कल निरालम्व । 
नोराग निद्वेंप, निर्मूढड निर्भय आत्मा ॥१०॥। 


णशिग्गयों णीरागो, णिस्सल्‍लो सयलूदोसणिम्मुवकों । 
णिक्‍्क्रामों णिककोहो, णिम्माणों णिम्मदों अप्पा ॥१५॥॥ 
निर्मल्यों नीरागो, नि शल्य सकलदोपनिर्मुक्त । 
निप्कामों निप्कोधो, निर्मानों निमेद आत्मा ॥११॥ 


१८ १- 


४ १८२ 


४ १८३ 


' १८४. 


१८७ 


ज्योतिर्मुंख प्र्ह 


जिनेश्वरदेव का यह क्थन है कि तुम मन, वचन और काया से 
वहिरात्मा को छोड़कर, अन्तरात्मा म आरोहण कर परमात्मा 
का ध्यान करो । 


शुद्ध आत्मा में चतुर्गंतिरूप भव-भ्रमण, जन्म, जरा, मरण, 
रोग, शोक तथा कुल, योनि, जीवस्थान और मार्गणास्थान नही 
होते । 


शुद्ध आत्मा मे वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्ण तथा स्त्री, पुरु , नपुसक 
आदि पर्याये, तथा सस्थान और सहनन नही हेते । 


ये सब भाव व्यवहा रनतय की अपेक्षा से कहे गये हे । चुद्धनय 
(निशचयनय ) की अपेक्षा से ससारी जीव भी सिद्धस्वरूप हे । 


जुद्ध आत्मा वास्तव में अरस्त, अरूप, अगध, अव्यकत, चैतन्य- 
गुणवाला, अशब्द, अलिड्डग्राह्म (अनुमान का अविषय) और 
सस्थानरहित है । 


आत्मा, मन, वचन और कायरूप त्रिदड से रहित, निदवंन्द्र-- 
अकेला, निर्मम--ममत्वरहित, निप्कल--शरीररहित, 
निरालम्ब--परद्वव्यालम्वन से रहित, वीतराग, निर्दोष, मोह- 
रहित तथा निर्भय है । 


वह (आत्मा) निग्नेत्थ (ग्रन्थिरहित) है, नीराग है, नि शल्य 
(निदाल, माया और मिथ्यादर्शनशल्य से रहित) है, स्वे- 


दोयो से निर्मुक्त है, निप्काम (कामनारहित) है और 
मि कोध, निर्मान तथा निर्मद है । 


६० 


२१८८- 


१८९. 


१९०. 


१९१ 


समणसुत्त 


णवि होदि अप्पमत्तो, ण पमत्तो जाणओ-दु जो भावो । 
एवं भणंति सुद्ध, णाओ जो सो उ सो चेव ॥१२॥। 
नापि भवत्यप्रमत्तो, न प्रमत्तो ज्ञायकस्तु यो भाव । 
एवं भणन्ति शुद्ध, जातो य स तू स चेव ॥१२॥। 


णाह देहो ण मणो, ण चेव वाणी ण कारण तेंस । 
कत्ता ण ण कारयिदा, अणुमंता णेव कत्तीण ॥१३॥॥ 
नाह देहो न मनो, न चेव वाणी न कारण तेषाम्‌ । 
कर्त्ता न न कारयिता, अनुमन्ता नेव कत्‌ णाम्‌ ॥१३॥। 


को णाम भणिज्ज बुहो, णाउं सब्बे पराइए भावे । 
मज्ञमिण ति य वयणं, जाणतो अप्पयं सुद्ध ॥१४॥। 
को नाम भणेद्‌ बुध , ज्ञात्वा सर्वान्‌ परकीयान्‌ भावान्‌ । 
ममेदमिति च वचन, जानन्तात्मक शुद्धम्‌ ॥१४।। 
अहमिक्को खल सुद्धो, णिम्ममओ णाणदंसणसमग्गो । 
तम्हि ठिभो तच्चित्तो, सब्बे एए खय णेसि ॥१५॥॥ 


अहमेक खलू्‌ शुद्ध , निरमंमत ज्ञानदर्शनसमग्र । 
तस्मिन्‌ स्थितस्तच्चित्त , स्वानितान्‌ क्षय नयामि ॥॥१५॥। 


१८८ 


१९० 


ज्योतिर्मुंख ध्थ्‌ 


आत्मा ज्ञायक है । जो ज्ञायक होता है, वह न अप्रमत्त होता है 
और न प्रमत्त । जो अप्रमत्त और प्रमत्त नहों होता वह 
शुद्ध होता है । आत्मा ज्ञायकरूप मे ही ज्ञात है और वह शुद्ध 
अर्थ में ज्ञायक ही हैं । उसमे जेयकृत अशुद्धता नही है ।# 


में (आत्मा) न शरीर हूँ, न मन हूँ, न वाणी हूँ और न उनका 
कारण हूँ । में न कर्ता हूँ, न करानेवाला हूँ और न कर्ता का 
अनुमोदक ही हूं । 


आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जाननेवाला तथा प्रकीय (आत्म- 
व्यतिरिक्त) भावों को जाननेवाला ऐसा कौन ज्ञानो होगा, जो 
यह कहेगा कि यह मेरा है ।' 


में एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ तथा ज्ञानदर्शन से परिपूर्ण हूँ । 
अपने इप्त शुद्ध स्वभाव में स्थित और तनन्‍्मय होकर में इन सब 
(परकीय भावो) का क्षय करता हूँ । 


॥£ गुणस्थानों की दृष्टि से जीव को छठे गुणस्थान तक प्रमत्त और सातवें से श्रश्ममत्त 
कहा जाता है । ये दोनो दशाएँ शुद्ध जीव की नहीं हैं । 


समणस्‌त्तं 


हितीय खण्ड 
सोक्षमार्ग 


2९२. 


२९३. 


23९४. 


९५ 


२९६ 


२९७ 


१६. मोक्षमार्गसूत्र 
सरगो मग्गफर्ल ति य, दुविहं जिणसासणे समक्द्वादं । 
सरगो खलु सम्मत्त मग्गफल होइ णिव्वाणं ॥१॥। 
मार्ग मार्गफलम्‌ इति च द्विविध जिनशासने समाख्यातम्‌ । 
मार्ग खल सम्यक्त्व मार्गफल भवति निवःणम्‌ ॥१॥। 


दसणणाणचरित्ताणि, मोवखमग्गो त्ति सेविदव्वाणि । 
साधूहि इदं भणिदं, तेंह दु बंधो व मोवखों या ॥२॥। 
दशनज्ञानचारित्राणि, मोक्षमारगं इति सेवितव्यानि । 
साधुभिरिद भणित, तैस्‍्तु वच्धों वा मोक्षों वा ॥२॥ 


अण्णाणादों णाणी, जदि मण्णदि सुद्धसंपओगादो । 
हवदि त्ति दुबमोवर्ख, परससयरदों हवदि जीवो ॥॥३१। 
अनानात्‌ ज्ञानी, यदि मन्यते शुद्धसम्प्रयोगात्‌ । 
भव्तीति दु खमोक्ष , परसमयरतों भवति जीव ॥॥३॥) 
चदसमिदोगुत्तीओ, सीलतव॑ जिणवरेहि पण्णत्तं । 
कुष्चंतो वि अभव्वो, अण्णाणी सिच्छदिदठी दु ॥४॥॥ 
ब्रतसमितियूप्ती शीलतप जिनवरे प्रन्ञप्तम । 
कुवनू अपि अभ्ृव्य अज्ञानी भिथ्यादृष्टिस्तु ॥४॥। 


णिच्छपववह्ारसरूवं, जो रमणत्तयं ण जाणइ सो । 
जे कीरइ त॑ सिच्छा-रूवं॑ं सब्ब जिणुहिदिठ ॥॥५॥ 
निः्चयव्यवहारस्वरूप, यो रत्तत्रय न जानाति स । 
यत्‌ करोति तन्मिथ्या-हूप सर्व जिनोहिष्टम ॥॥५॥ 


सद्ृहदि य पत्तेदि य, रोचेदि य तह पुणो य फासेदि । 

धम्म भोगणिमित्त, ण ढु सो कम्मवखयणिसित्त । ।६॥। 
श्रद्दवाति च प्रत्येति च, रोचयति च तथा पुनश्च स्पृश्ति । 
धर्म भोगनिमित्त, न तु स कर्मक्षयनिमित्तम्‌ ६॥। 


१६. मोक्षमार्गसूत्र 


१९२ जिनशासन में मार्ग! तथा मार्गफल' इन दो प्रकारों से कथन 


यदि ३ 


४ १९४ 


१९५ 


किया गया है। मार्ग! मोक्ष का उपाय है। उसका फल 
निर्दार्णा या सोक्ष' है । 


(सम्यक्‌) दर्शन, ज्ञान, चारित्र तथा तप को जिनेन्द्रदेव ने मोक्ष 
का मार्ग कहा है। वह निश्चय और व्यवहार दो 
प्रकार का है। शूभ और अशुभभाव मोक्ष के मार्ग वही है । 
इन भावों से तो नियमत करमंबन्ध होता है ! 


अज्ञानवश यदि ज्ञानी भी ऐसा मानने लगे कि शुद्ध सम्प्रयोग 
अर्थात्‌ भक्ति आदि शुभभाव से दु ख-म्‌क्ति होती है, तो वह 
भी राग का अश्ञ होने से पर-समयरत होता है । 


जिनेन्द्रदेव द्वारा प्ररूपित ब्रत, समिति, गृप्ति; शील और तप 
का आचरण करते हुए भी अभव्य जीव अज्ञानी और मिथ्या- 


दृष्टि ही है । 


१९६ जो निश्चय और व्यवहा रस्वरूप रत्नन्य (दशेन, ज्ञान, चारित्र ) 


नर 


को नहीं जानता, उसका सव-कुछ करना मिथ्यारूप है, यह 
जिनदेव का उपदेश है। 


अभव्य जीव यद्यपि धर्म में श्रद्धा रखता है, उसकी प्रतीतति 
करता है, उसमे रुचि रखता है, उप्तका पालन भी करता है, 


किन्तु यह सव वह धर्म को भोग का निमित्त समझकर करता 


है, कर्मक्षय का कारण समझकर नहीं करता । 


-४5६5५- * 


द्दि 


१९८. 


१९९. 


२००० 


२०१. 


२०२. 


२०३: 


२०४. 


समणसुत्त 


सुहपरिणामो पुण्णं, असुहो पाव त्ति भणियम्ेसु । 
परिणामों णन्नगदो, दुक्खक्खयकारणं समये ॥७॥। 
जुभपरिणाम पुण्य अशुभ पापमिति भणितमन्येपु । 
परिणामों नान्‍्यगतो, दु खक्षयकारण समये ॥॥७॥। 
पुण्णं पि जो समिच्छदि, संसारो तेण ईहिदो होदि । 
पुण्णं॑ सुगईहेदु,  प्ुृण्णकएणेव._ णिव्वार्ण ॥८॥ 
पुण्यमपि य समिच्छति, ससार.- तेन ईहित भवति । 
पुण्य सुगतिहेतु , पुण्यक्षयेण एवं निर्वाणम्‌ ॥८॥॥ 
कम्म्मसुहं कुस्ो्ल, सुहकम्स चावि जाण व सुसील । 

कह त॑ होदि सुसीलं, ज॑ संसारं पबेसेदि ॥९॥। 

कर्म अशुभ कुशील, गृभकर्म चापि जानीहि वा सुशीलम्‌ । 
कथ तद्‌ भवति सुणील, यत्‌ ससार प्रवेशयति ॥॥९॥। 
सोवण्णियं पि णियलं, बंधदि कालायसं पि जह पुरिस । 
बंधदि एवं जीव॑, सुहमसुह वा कद कम्भ ॥१०॥। 
सौर्वाणकमपि निगल, वध्नाति कालायसमपि यथा पुरुपम्‌ । 
वध्नात्येव जीव, शृभमशुभ वा कृत कर्म ॥१०॥॥ 
तस्हा दु कुसीलेह य, रायं मा कुणह भा व संसग्ग । 
साहीणो हि. विणासो, कुंसोलसंसग्गरायेण ॥११॥॥ 
तस्मात्त्‌ कुशीलेश्च, राग मा कुरुत मा वा ससगम्‌ । 
स्वाधीनों हि. विनाश कुशीलससर्गरागेण ॥११॥ 
वरं वयतवेहि सग्गो, सा दुक्‍्ख होड णिरइ इयरेंहि । 
छायातवट्टियाणं, पडिवालंताण.. गुरुभेयं ॥१२७ 


वर ब्रततपोभि स्वगे , मा दुख भवतु निरये इतरे. । 


छाया5ध्तपस्थिताना,  प्रतिपालयता गुरुभेद ॥१२॥ 


खयरामरसणुय-करंजलि-मार्लाहि च संथुया विउला। 
चक्‍्कहररायरूच्छो, रूब्नई बोही ण भव्वणुओ ॥१३॥ 
खचराम रमनुज-कराज्जलि-मालाभिश्च सस्तुता विपुला । 
चक्रधरराजलक्ष्मी ” लभ्यते बोधि न भव्यनुता ॥१३॥। 


सोक्ष-मार्ग इ७ 


१९८ (वह नहीं जानता कि-) परूव्य मे प्रवृत्त शुभ-परिणाम पुष्य 


२०१: 


क्र | 
छ 
न 


२०३ 


२०४: 


है और अशुभ-परिणाम पाप है । (धर्म) अनन्यगत अर्थात्‌ 
स्वन्द्वव्य मे प्रवृत्त परिणाम है जो यथासमय दु खो के क्षय का 


कारण होता है । 


जो पुण्य की इच्छा करता है, वह ससार की ही इच्छा करता 
है । पुण्य सुगति का हेतु (अवश्य) है, किन्तु निर्वाण तो पुण्य 
के क्षय से ही होता है । 


« अशुभ-कर्म को कुगील ओर शुभ-कर्म को सुशील जानो । 


किन्तु उसे सुओल कसे कहा जा सकता है जो ससार से प्रविष्ट 
कराता है ”? 


वेड़ी सोने की हो चाहे लोहे की, पुरुष को दोनो ही वेड़ियाँ 
बॉघती हैँ । इसी प्रकार जीव को उसके बुभ-अशुभ कर्म 
वाँधते है । 


« अत. (परमार्थत ) दोनो ही प्रकार के कर्मो को कुशील जानकर 


उनके साथ न राग करना चाहिए और न उत्तका ससर्ग । 
क्योकि कुशील (कर्मों) के प्रति राग और ससगे करने से 
स्वाधीनता नष्ट होती है । 


(तथापि-) ब्रत व तपादि के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति उत्तम है। 

इनके न करने प्र नरकादि के दु ख उठाना ठीक नही है । 
क्योकि कष्ट सहते हुए धूप में खडे रहने की अपेक्षा छाया में 
खड़े रहना कही अच्छा है । ( इसी न्याय से छोक मे पुण्य की 
सव्वेथा उपेक्षा उचित नही ।) 


(इसमें सन्देह नहीं कि) शुभभाव से विद्याधरो, देवों तथा 
मनृष्यो की कराजलि-वद्ध स्तुतियो से स्तुत्य चक्रवर्ती सम्राट 
की विपुल राज्यलक्ष्मी (तक) उपलब्ध हो सकती हैं, किन्तु 
सम्यक्‌-सम्वोधि प्राप्त नहीं होती । 


ढँ 


4 


समणसुत्त 


२०५- तत्य. ठिच्चा जहाठाणं, जक्खा आउक्खए चुया । 


२०६-०२०७. 


उब्ेन्ति साणर्स जोणिं, सेंद्संगंडमिजायए ॥१४।॥। 
तत्न स्थित्वा यथास्थान, यक्षा आयु क्षये च्यूता । 
उपयान्ति मानूषी योनिम्‌, स दजाद्भोइसिजायते ।॥१४।। 
भोच्चा साणस्सए भोएं, अप्पडिरूवे अहाउय॑ । 
पुव्व॑विसुद्धलद्धम्मं,. केवर्ल बोहि बुज्िया ॥१५॥॥ 
चउरंगं# दुल्‍्लहे. मत्ता, संजम॑ पडिवज्जिया १ 
तवसा धुयकम्मंसे, सिद्धे हवद सासए ॥१६॥॥ 
भक्‍त्वा मानुष्कात्‌ भोगानू, अप्रतिखू्वान्‌ यथायुप्कम्‌ । 

पूर्व विशुद्धसद्धमा, केवला वोधि बुद्ध्वा ॥१५॥ 
चतुरद्ध दुलंभ  ज्ञात्वा, सयम प्रतिपच । 
तपसा घृतकर्माश , सिद्धो भवति जाइवत ,॥१४।। 


१७. रत्नत्रयसूत्र 


(अ) व्यवहा र-रत्नत्नय 


२०८. 


धम्मादीसहुहणं,. सम्म्त णाणमंगपुव्चगद । 
चिट्ठा तवंसि चरिया, ववहारों मोव्खमग्गो त्ति ॥१॥ 
धर्मादिश्दद्धान, सम्यक्त्व ज्ञानमज्भगूवंगतम्‌ । 
चेेप्ट तपसि चर्या, व्यवहारों मोक्षमागं इति ॥५॥। 
नाणेण जाणई भावें, दंसणेण ये सहहे। 
चरित्तेण निगिण्हाइ, तवेण. प्रिसुज्ञई ॥२।॥। 
ज्ञानेन जानाति भावानू, दर्मनेन च श्रद्धत्ते । 
चारित्रेण निमृहँगाति, तपसा परिणृध्यति ॥२॥। 
तार्ण चरित्तहीणं, लिगग्गहर्ण च दंसणविहीणं। 
सेजमहाण च तब, जो चरइ निरत्वयं॑ तस्स ३॥॥ 
नान चरिप्रद्दोन, लिझड्डग्रहण चे दर्घनविहीनम । 
संपमविहीन च तप, य चरति निन्‍थंक तस्य ॥३॥। 


२०५ 


!०६-२०७ 


भोक्ष-मार्य इ्8 


(पुण्य के प्रताप से) देवलोक में यथास्थान रहकर आयुक्षय 
होने प्र देवगण वहाँ से लोटकर मनृष्य-योनि में जन्म लेते 


के 


हैं । वहाँ वे दशाग भोग-सामग्री से युवत होते हे । 


जीवनपर्यन्त अनुपम मानवीय भोगों को भोगकर पूर्वजन्म 
मे, विशुद्ध समीचीन धर्माराधन के कारण निर्मेल बोधि का 
अनुभव करते है ओर चार अगो (मनुष्यत्व, श्रुति, श्रद्धा तथा 
वीर्य) को दुर्लभ जानकर वे सयम-धर्म स्वीकार करते हैं और 
फिर तपरचर्या से कर्मों का नाश करके शाश्वत सिद्धपद को 
प्राप्त होते है । 


१७ रत्नन्नयसूत्र 


(अ) व्यवहार-रत्नत्नय 


२०८ 


रॉ २ ०९ 


२१० 


धर्म आदि (छह द्रव्य तथा तत्त्वार्थ आदि) का श्रद्धान करना 
सम्यपग्दशन है। अगो और पूर्वो का ज्ञान सम्यज्ज्ञान है । 
तप मे प्रयत्नशीलता सम्यक्चारित्र है। यह व्यवहार मोक्ष- 
मार्ग है । 


(मनृष्य) ज्ञान से जीवादि पदार्थों को जानता है, दर्शन से 
उनका श्रद्धान करता है, चारित्र से (कर्मास्रव का) निरोध 
करता है और तप से विशृद्ध होता है । 


(तीनो एक-दूसरे के पूरक हे इसीलिए कहा है कि) चारित्र 
के बिना ज्ञान, सम्यग्द्शन के बिना मुनिलिय का ग्रहण और 
सयमविहीन तप का आचरण करना निरथ्थक है। 


२१६९: 


श्१२ 


+ 


समणसुत्तं 


दादंसणिस्स नाणं, नाणेण विणा न हुति चरणगुणा । 
अगुणिस्स च॒त्थि मोक्खो, नत्यि अमोक्‍्खस्स निव्वार्ण ॥४॥। 
नादगनितो ज्ञान, ज्ञानेत विना न भवन्ति चरणगुणा । 
अगृणिनो नास्ति मोक्ष , चास्त्यमोक्षस्थ निवर्णिम्‌ ॥४॥॥ 


हमें नाण कियाहीणं, हथा अण्णाणओ किया। 
पासंतो पंगुलो दड़्डो, धावसाणो य अंधमो ॥५॥ 
हत ज्ञान क्रियाहीन, हताअन्नानत क्रिया । 
पश्यनू पद्गूल दस्ो, धावमानज्च अच्धक ॥॥५॥। 


२१३- संजोअसिद्धीइ फर्ल वर्यंति , न हु एगचब्केण रहो पयाइ । 


अंधी य पंग्‌ य वर्ण समिच्चा, ते संपउत्ता नगर पविट्ठटा ७६१ 
सयोगसिद्धों फल वदन्ति, न खल्वेकचक्रेण रथ प्रयाति । 
अन्धरच पडगृच्च वने समेत्य, तौ सप्रयुक्तो नगर प्रविप्टो ॥॥६।॥। 


(आ) निश्चय-रत्तत्य 


घ्श४८. 


ब१०- 


सम्सहंसणणाणं, एसो रूहदि क्ति णवरि ववबदेस । 
सव्वणयपक्खरहिंदो, भणिदों जो सो समयसारों ॥७॥। 
सम्यग्दशेनज्ञानमंष लभते इति केवल व्यपदेशम्‌ । 
सर्वेनयपक्ष रहितो, भणितों य स समयसार ॥७॥। 


दंसणणाणचरित्ताणि, सेविदव्वाणि साहुणा णिच्चे । 
ताणि परण जाण तिण्णि वि, अप्पाणं जाण णिच्छयदों ॥८॥) 
दर्णनज्ञानचारित्राणि, सेवितव्यानि साधुना नित्यम्‌ । 

तानि पुनर्जानीहि, च्ीण्यप्यात्मान जानीहि निश्चवयत ॥॥८॥॥ 


* णिच्छयगयेण भणिदो, तिहि तेंहि समाहिदो हु जो अप्पा । 


ण कुणदि किंचि वि अस्त, ण मुधदि सो मोक्खसम्गो सि ॥१९।॥ 
निः्चयनयेत भणित-स्त्रिभिस्ते , समाहित खलू य आत्मा । 
न करोति क्रिचिदप्यन्य, न मुझ्चति स मोक्षमार्य इति ॥॥९॥। 


९३६ 


१ 


र्श्३े 


भोक्ष-सार्ग ७१ 


सम्यग्दर्शन के विना ज्ञान नही होता । ज्ञान के विना चारित्रगुण 
नही होता । चारित्रगुण के विना मोक्ष (कर्मक्षय) नही होता 
और मोक्ष के बिना निर्वाण (अनतआनद ) नही होता । 


क्रियाविहीन ज्ञान व्यर्थ है और अजानियो की क्रिया व्यर्थ है । 
जैसे पग॒ व्यक्ति वन में लगी आग को देखते हुए भी भागने मे 
असमर्थ होने से जल मरता है और अन्धा व्यक्ति दौडते हुए 
भी देखने मे असमर्थ होने से जल मरता है । 


कहा जाता है कि ज्ञान और क्रिया के सयोग से ही फल की 
प्राप्ति होती है, जंसे कि वन में पगु और अच्धे के मिलने पर 
पारस्परिक सम्प्रयोग से (वन से निकलकर ) दोनो नगर में 
प्रविष्ट हो जाते हे । एक पहिये से रथ नही चलता । 


(आ) निश्चय-रत्नत्नयसूत्र 


२१४ 


२१५ 


२१६ 


जो सव नय-पक्षो से रहित है वही समयसार है, उसीको 
सम्यग्दशन तथा सम्यग्लञान की सन्ञा प्राप्त होती है । 


साधू को नित्य दर्शन, ज्ञान और चारित्र का पालन करना 
चाहिए । न्श्चयनय से इन तीतो को आत्मा ही समझना 
चाहिए । ये तीनो आत्मस्वरूप ही हे । अता निश्चय से 
आत्मा का सेवन ही उचित है। 


जो आत्मा इन तीनो से समाहित हो जाता है और अन्य कुछ 
नही करता है और न कुछ छोडता है, उसीको निश्चयनय से 
मोक्षमाग कहा गया है । 


छ्र 


२१७. 


२१८: 


समणसुत्तं 


अप्पा अप्पस्मि रओ, सम्माइट्ठी हवेइ फुडु जीचो । 
जाणइ त॑ सण्णाणं, चरदिह चारित्तमग्गु त्ति॥१०।. 
आत्मा आत्मनि रत , सम्यग्दृष्टि भवति स्फूट जीव । 
जानाति तत्‌ सज्ञान, चरतीह चारित्रमार्ग इति ॥१०॥॥ 
आया हु महं नाणे, आया में दंसणे चरित्ते य। 
आया पच्चवखाणे, आया में संजमे जोगे ॥११॥ 
आत्मा खलू मम ज्ञान, आत्मा से दर्शव चरित्र च । 
आत्मा प्रत्याख्यान, आत्मा में सयमों योग ॥॥११॥। 


१८. सम्यक्‍त्वसूत्र 


(अ) व्यवहार-सम्यक्त्व॒निश्चय-सम्यकत्व 


२१९. 


२२०० 


२२१- 


२२२. 


सम्पत्तरणणतारं,. मोक्खमहार्वखमूलभिदि भणियं । 
त॑ ज्ञाणिज्जइ णिच्छय-ववहारसरूवदोभेयं ॥॥१॥ 
सम्यक्त्वरत्नसार, मोक्षमहावृक्षमूलमिति भणितम्‌ । 

तज्ज्ञायते निरचय-व्यवहा रस्वरूपद्विभेदम्‌ ॥।१॥। 


जीवादी सहृहण, सम्मत्त जिशवरेंहि पण्णत्त । 
ववहारा णिच्छयदो, अप्पा ण॑ हवइ सम्मत्त ॥२॥। 
जीवादीना श्रद्धान, सम्यक्त्व जिनवरे प्रन्मप्तम्‌ । 
व्यवहारात्‌ नि०्चयत , आत्मा ण भवति सम्यवत्वम्‌ ॥२।) 


ज॑ं मो तं सम्मं, जं॑ सम्म॑ तमिह होइ मो्ण ति। 
निच्छयओ इयरस्स उ, सम्म॑ सम्मतहेऊ वि ॥३॥। 

यन्‌ मोन तत्‌ सम्यक्‌ , यत्‌ सम्यक्‌ तदिह भवति सौनमिति । 
निशचयत इतरस्य तु, सम्यक्त्वसम्यक्त्वहेतुरपि ॥३॥। 
सम्मत्तिरहिया णं, सुट्ठु थि उग्गं तवं चरंता ण॑ । 

ण लहंति वोहिलाहं, अवि वाससहस्सकोर्डीहि ॥॥४॥॥ 
सम्यक्त्वविरहिता ण, सुष्दु अपि उग्र तप चरन्‍्त ण। 

न लभन्ते बोधिलाभ, अपि वर्षसहस्रकोटिशि ॥।४॥। 


सोक्ष-सार्से ७३ 


२१७ (इस दृष्टि से) आत्मा में लीन आत्मा ही सम्यग्दृष्टि होता 
है । जो आत्मा को यथार्थरूप में जानता है वही सम्यग्ज्ञान 
है, और उसमे स्थित रंहना ही सम्यक्चारित्र है। 


२१८ आत्मा ही मेरा ज्ञान है । आत्मा ही दर्शत और चारित्र है । 
|". आत्मा ही प्रत्याख्यान है और आत्मा ही सयम॒ अर योग है। 
अर्थात्‌ ये सव आत्मरूप ही है । 


१८५ सम्यग्दशंनसूत्र 


(अ) व्यवहार-सम्यक्त्व निश्चय-सम्यक्त्व 

२१९ रत्नत्रय में सम्यस्दर्शन ही श्रेष्ठ है और इसीको मोक्षरूपी 
महावृक्ष का मूल कहा गया है। यह निश्चय और व्यवहार 

ह के रूप में दो प्रकार का है । 


२२० व्यवहारनय से जीवादि तत्वों के श्रद्मघान को जिनदेव ने 


सम्यक्त्व कहा है । निश्चय से तो आत्मा ही सम्यस्दर्शन है । 


२२१ (अथवा) निश्चय से जो मौत है वही सम्पग्दशेत है और जो 
सम्पग्दर्शन है वही मीन है । व्यवहार से जो निजचय-सम्बग्दर्णन 
के हेतु है, वे भी सम्पग्दर्णन है । 


२२२ सम्यक्‍्त्वविहीन व्यक्ति हजारो-करोड वर्षों तक भलीभाँति 
उम्र तप करने पर भी वोधिलाभ प्राप्त नहीं करता । 


३४ 


२२३ 


रर४. 


२२५. 


२२६. 


२२७ 


२२८. 


समणसुत्तं 


दंघगमद्ा भट्दा, दंसणभट्ठस्स णत्यि णिव्वार्ण । 
घिज्ञ॑ति चरियभट्ठा, दंसणभट्टा ण सिज्ञति ॥५॥। 
दर्णनश्रष्टा भ्रष्टा, दर्शनभ्रष्टस्य नास्ति निर्वाणम्‌ । 
पिध्यन्ति चरितपश्नष्टा, दशनश्रष्टा. न सिध्यन्ति !५॥। 


दंसणसुद्धो सुद्धों दंसणसुद्धों लहेंइ णिव्वा्ण । 
दंप्णविहीण पुरिसो, न लहइ त॑ इच्छियं राह ॥६।॥। 
दर्शनगुद्ध शुद्ध, दशेनशुद्ध लभते निर्वाणम्‌ । 
दर्जनविहीन पुरुष, न लभते तम्‌ इष्ट लाभम्‌ ॥६॥। 
सम्मत्तस्स य लूसभो, तेलोक्कस्स य हवेज्ज जो लूंभो । 
सम्मदंसगलंभो,. वरं॑ खू. तेलोक्कर्लभादों ॥७॥॥ 
सम्यक्त्वस्थ च लाभ-स्त्रेछोकस्थ च भवेत्‌ यो लाभ: । 
सम्यस्दर्गनलाभो, वर खल त्रेलोक्यलाभात्‌ ।॥७॥। 


कक बहुणा भणिएणं , जे सिद्धा णरवरा गए काले । 
सिज्मिहिति जे वि भविया, तं जाणइ सम्ममाहप्पं ॥८॥ 
कि वहुना भणितेत, ये सिद्धा नरवरा गते काले । 
सेत्स्यन्ति येजपि भव्या , तद्‌ जानीत सम्यक्त्वमाहात्म्यम्‌ ॥८॥! 


के 


जह सलिलेण ण लिप्पइ, कमलिणिपत सहावपयडीए । 

तह भावेण ण लिप्पइ, कसायविषएहि सप्पुरिसो ॥९॥। 
यथा सलिलेन न लिप्यते, कमलिनीपत्र स्वभावप्रक्ृत्या । 
तथा भावेन न लिप्यते, कपायविषय सत्पुरुष. ॥९॥। 
उवभोगमिदियेहि, दव्वाणमचेदणाणमिदराणं । 

ज॑ कुगदि सम्मदिट्ठी, त॑ सब्ब॑ णिज्जरणिमित्त ॥१०॥। 
उपभोगमिन्द्रिय ,  द्रव्याणामचेतनानामितरेषाम्‌ । 

यत्‌ करोति सम्यग्दृष्टि , तत्‌ सवे निर्जरानिमित्तम्‌ ॥१०॥। 


. संबंतो वि ण सेबद, असेंवमाणों वि संवगो कोर्ड । 


पगरणचेद्ठा कस्स वि, ण य पायरणों क्ति सो होई ॥११॥ 
सेबमानोउपि ने सेत्रते, असेवमानो5ठपि सेवक कब्चित । 
प्रसरशचेप्टा कस्यापि, न च प्राफरण इति से भवति ॥£ ?॥। 


शेप र 


र्र५ 


२२६ 


र्२७ 


२२८ 


सोक्ष-मार्गे छ्प्र्‌ 


जो सम्यग्दशन से भ्रष्ट है वही भ्रष्ट है। दशन-भ्रष्ट को कभी 
निर्वाण-प्रूप्ति नही होती । चारित्रविहीन सम्यग्दृष्टि तो 
(चारित्र धारण करके) सिद्धि प्राप्त कर लेते है। किन्तु 
सम्यग्द्शन से रहित सिद्धि प्राप्त नही कर सकते । 


(वास्तव मे) जो सम्यग्दर्शन से शुद्ध है वही निर्वाण प्राप्त 
करता है। सम्पग्दशन-विहोन पुरुष इष्टलाभ नहीं कर 
पाता । 


एक ओर सम्यक्त्व का लाभ और दूसरी ओर चेलोक्य का 
लाभ होता हो तो त्रलोक्य के लाभ से सम्यग्दशन का लाभ 
श्रेष्ठ है । 


अधिक क्या कहे ? अतीतकाल मे जो श्रेष्ठजन सिद्ध हुए 
है और जो आगे सिद्ध होगे, वह सम्यकत्व का ही माहात्म्य है। 


जैसे कमलिनी का पत्र स्वभाव से ही जल से लिप्त नही होता, 


वेसे ही सत्पुरुष सम्यक्त्व के प्रभाव से कपाय और विषयो से 
लिप्त नही होता । 


सम्यग्दृष्टि मनुष्य अपनी इन्द्रियो के द्वारा चेतन तथा अचेत्तन 
द्रव्यो का जो भी उपभोग करता है, वह सव कर्मो की निर्जरा 
में सहायक होता है । 


कोई तो विषयो का सेवन करने हुए भी सेवन नहीं करता और 
कोई सेवन न करते हुए भी विपयो का सेवन करता है। जंसे 
कोई पुरुष विवाहादि कार्य मे लगा रहने पर भी उस कार्य 
का स्वामो न होने से कर्ता नहीं होता । 


७६ 


है 


र्‌ ३ 0०. 


समणउुत्त 


न कामभोगा समय उ्वेति, न यावि भोगा विगद उरपंति । 

जे तप्पपोसी य परिग्गह्ी य, सो तेतु मोहा बिग उचेड ॥१२॥ 
न वतमभोगा समतामपथस्ति, ते चायि भोगा विफ्रतिमु्सल्ि । 
यस्तत्प्रद्ेपी च पस्यिटी थे, गे तेग मोताद विवि णति ॥2%]। 


(आ) सम्यग्दर्शन-अग 


२३१. 


२३२. 


२३३. 


२३४. 


२३५. 


निस्सकिय सिवक॑ंसिय निश्चितिगिन्छा अमृटदिट्ठीय । 
उवबहू थिरीकरणे, वच्छहल पनावणे आट्ठन ॥2१॥ 
नि यवित निवाडिक्षत, मनिविशिकिदिसो जमददग्टिग्स । 
उपवृद्य रियरीकरण, बात्यतग प्र गाबिदा: थी ॥7£5॥॥ 


सम्मदिदठो जीवा, णिस्संका होति णिव्मया तेंण 
सत्तमयविप्पमुक्‍का, जम्हा तम्हा दु णिस्सका ॥१४॥ 
सम्यर्दृप्टयो जीवा निग्णटका भवस्ति निर्भयास्तेन । 
सप्तभयविप्रमुक्‍ता, यस्मात्‌ तस्मात तु निग्यटपा ॥१४॥। 


जोदुण करेदि कख, कम्मफल्पु तह सब्वधम्मंसु । 

सो णित्रकंखो चेदा, सम्मादिदठी मुर्णेयब्वों ॥१५॥। 
यस्तु न करोति काउक्षाम्‌ , कमंफलेयू तथा सर्वेधर्मेपु । 
स॒निष्काडक्षर्वेतयिता, सम्बन्दुप्टिजञातिव्य ॥१५॥। 

नो सक्कियसिच्छई न पूर्य, नो विय वन्दणगगं कुओ पसस॑ ? । 

से संजए सुन्व तवस्सी, सहिए आयगवेसए स भिदखू ॥१६॥ 
न सत्कृतिमिच्छति न पूजा, नो5पि च वन्दनक कुत प्रणसाम्‌ । 
से सयत सुत्रतस्तपस्वी, सहित आत्मगवेपक स भिक्ष्‌ ॥१६।॥। 
खाई-पुया-लाहं, सब्काराईं किसिच्छसे जोई । 

इच्छसि जइ परलोयं, तेंह कि तुज्झ परलोये ॥९७॥॥ 
ख्याति-पूजा-लाभ, सत्कारादि किमिच्छसि योगिन | । 

इच्छसि यदि परलोक ते कि तब परलोके २ ॥१७॥। 


सोक्ष-सार्म ७७ 


(३० (इसी तरह-) कामभोग न समभाव उत्पन्न करते हे और न 
*.. विक्ृति (विषमता)। जो उनके प्रति द्वेपष और ममत्व रखता 
है वह उनमे विक्षति को प्राप्त होता है । 


(आ) सम्यर्दर्शन अग 

८” २३१ सम्यग्दशेत के ये आठ अग है निजका, निष्काक्षा, निवि- 
चिकित्सा, अमूढदृष्टि, उपगूहन, स्थिरीकरण, वात्सल्य और 
प्रभावना । 


सम्यग्दृष्टि जीव नि जक होते हें और इसी कारण नि्भय भी 
होते हें । वे सात प्रकार के भयो--इस लोक का भय, परलोक- 
भय, अरक्षा-भय, अगुप्ति-भय, मृत्यु-भय, वेदना-भय, और 
अकस्मात्‌-भय--से रहित होते हे, इसीलिए निशक होते 
हैं। (अर्थात्‌ निशकता और निर्भयता दोनो एक साथ 
रहनेवाले गुण हे ।) 


२३३ जो समस्त कर्मफलो में और सम्पूर्ण वस्तु-ध्र्मों में किसी. भी 


प्रकार की आकाक्षा नही रखता, उसीको निरकाक्ष सम्य्दृष्टि 
समझना चाहिए । 


ल्‍्फ 
श्0 
श्र । 


२३४ जो सत्कार, पूजा और वन्दना तक नही चाहता, वह क्सीसे 
प्रशस्ता की अपेक्षा कैसे करेगा ? (वास्तव में) जो सयत है, 
सुत्रती है, तपस्वी है और आत्मगवेपी है, वही भिक्षु है । 


१३५ हे योगी ! यदि तू परलोक चाहता है तो ख्यात्ति, लाभ, पूजा | 
और सत्कार आदि क्यो चाहता है ? क्या इनसे तुझे परछोक 
का सुख मिलगा ? 


८ 


समणतुत्त 


२३६. जो ण करेदि जूग॒प्पं, चेदा सब्वेसिमेव धम्माणं। 
सो खलू णिव्विदिगिच्छो, सम्मादिट्ठी मुणेयब्वो ॥१८॥ 
यो न करोति जूगृप्सा, चेतयिता सर्वेपामेव धर्माणाम्‌ । 
स खल निविचिकित्स , सम्यर्दप्टिनतिव्य ॥१८॥। 
२३७. जो हवइ असम्मृढो, चेदा सहिद्ठी सब्वभावंसु । 
सो खल अमूढदिद्ठी, सम्मादिट्ठी मुर्णेयध्वों ॥१९॥। 
यो भवति असमूढ , चेतयिता सद्दुष्टि सर्वभावेपु । 
स खलू अमूढदृप्टि, सम्यगब्दृष्टि्नातब्य ॥2९॥॥ 
२३८. नाणेण दंसणेणं च, चरित्तेणं तहेव य। 
खन्‍्तीए मृत्तीए, वड़ढमाणो भवाहि य॥२०॥ 
जानेन दर्शनेन च, चारित्रेण तथंव च। 
क्षान्त्या मृक्‍त्या, वर्धभानों भव च ॥२०॥। 
२३९. णो छादए णोडवि य लूसएज्जा, माणं ण सेवेज्ज पगपसण च । 
ण यावि पण्णें परिहास कुज्जा, ण या5डसियावाद विदागरेज्जा ॥॥ 
नो छादयेन्नापि च लूषयेदू, मान न सेवेत प्रकाशन च । 
नचापिप्राज्ञ परिहास कुर्यात्‌ , न चाप्यागीर्वाद व्यागृणीयात्‌ ।| 


२४०. जत्थेव पासे कइ दुप्पउत्तं, काएण वाया अबु साणसेणं । 


तत्थेव धोरो पडिसाहरेज्जा, आइच्ओ खिप्पसिवदखल्लीण ॥२२॥। 
यत्रेव पव्येत क्वचित्‌ दुष्प्रयुक्त, कायेत वाचा अथ मानसेन । 
तत्रेव धीर प्रतिसहरेत्‌,आजानेय (जात्यश्व: ) क्षिप्रमिव खलीनम्‌ ३: 
२४१. तिण्णो हु सि अण्णवं महं, कि पुण चिट्ठेंसि तीरमागओ । 
अभितुर पारं गमित्तए, समय गोयम ! सा परमायए ॥२३॥ 
ती्णं खलु असि अणेव महान्त, कि पुनस्तिष्ठसि तीरमागत । 
अभित्वरस्व पार गन्तु, समय गौतम! मा प्रमादी ।। २३।। 
२४२. जो धम्मिएसु भत्तो, अणुचरणं कुणदि परमसद्धाएं । 
पियवयणं जंपंतो, चच्छलले तस्स भव्वस्स । (२४0 
य धामिकेपु भक्त , अनुचरण करोति परमश्रद्धया । 


प्रियवचन 'गल्पनू , वात्सल्य तस्य भव्यस्थ ॥२४।॥॥ 


२३६ 


४ २३७ 


४ २३८ 


२३९ 


२४१ 


र४ढ२ 


सोक्ष-मार्ग ७६ 


जो समस्त धर्मों (वस्तु-गत स्वभाव) के प्रति ग्लानि नहीं 
| करता, उसीको निरविचिकित्सा गुण का धारक सम्यर्दृष्टि 
समझना चाहिए । 


जो समस्त भावों क प्रति विमूढ नही है--जागरूक॒ है, नि्भ्रान्त 
है, दृष्टिसम्पन्न है, वह अमूढदृष्टि ही सम्यग्दृष्टि है । 


ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, शान्ति (क्षमा) एवं मुक्ति 
(निर्लभिता ) के द्वारा आगे वढना चाहिए---जीवन को वर्धमान 
बनाना चाहिए । 


(अमूढ्दृष्टि या विवेकी ) किसीके प्रशइन का उत्तर देतें समय 
न तो शास्त्र के अर्थ को छिपाये और न अपसिद्धान्त के द्वारा 
गास्त्र की असम्यक्‌ व्याख्या करे । न मान करे और न अपने 
वडप्पन का प्रदर्शन करें । न किसी विद्वान का परिहास करे 
और न किसीको आशीर्वाद दे । 


जब कभी अपने मे दुष्प्रयोग की प्रवृत्ति दिखायी दे, उसे तत्काल 
ही मन, वचन, काय से घीर (सम्यग्दृष्टि) समेट ले, जसे कि 
जातिवत घोडा रास के द्वारा शीघ्र ही सीधे रास्ते पर आ 
जाता है । 


तू महासागर को तो पार कर गया है, अब तट के निकट पहुँचकर 
क्यो खडा है ? उसे पार करने मे शीघ्रता कर । हे गौतम ! 
क्षणभर का भी प्रमाद मत कर । 


जो धामिकजनो में भक्षित (अनुराग) रखता है, परम 
श्रद्धापूवंक उनका अनुसरण करता है तथा प्रिय वचन बोलता 
है, उस भव्य सम्यग्दुष्टि के वात्सल्य होता है । 


२४३- 


४४ 


र्द्ए 


४६ 


२४७. 


घर ड ८ आई 


समणसुत्त 


धम्मकहाकहणेण य, बाहिरजोर्गाहु चाचि अणवज्जें । 
धम्मों पहांविदब्यो, जीवेसु.. दयाणुकूुपाएं ॥२५॥। 
धर्मकधवासथनेन चे,.. वात्रमोगैच्चाप्यनवर्च । 
धर्म प्रसावधितव्या, यीवेगू. दसानशमाया ॥२५॥ 


पावधषणी धम्मकही, वाई नेमित्तिओं तबस्सों य। 
विज्जा सिद्धो य कबी, अट्ठेव पनावगा नणिया ॥२६॥। 
प्रवचनी धर्मकथी, वादी नेमित्ति. तप्ग्वी तर | 
विद्यावान्‌ सिद्ध च कवि ,आदो प्रनावता बबिता ॥:६॥। 


१९. सम्यसज्ञानसृत्र 
सोच्चा जागइ कल्लाणं, सोच्चा जाणइ पावणगं । 
उन्नय पि जाणए सोच्चा, ज छेय त॑ समायरे ॥१॥ 
श्व॒त्वा जानाति कल्याण, श्रूल्रा जानाति पापकम्‌ । 
उमयमपि जानाति श्रृत्वा, यत्‌ छेक् तत्‌ समाचरेत्‌ ॥१॥। 


णागा55णत्तीए पुणो, दंसगतवनियमसजमे ठिच्चा । 
विहरइ चिसुज्ञमाणो, जावज्जीबव॑ पि निदर्कंपो ॥२॥॥ 
ज्ञानाअथ्जप्त्या पुन, दर्णनतपोनियमसयमे स्थित्ग । 
विहरत्ि विशुध्यमान , यावज्जीवमपि निप्कम्प ॥२॥। 


जह जह सुयभोगाह्ड, अइसयरसपसरसंजुयमपुच्ध । 

तह तह पल्हाइ स॒ुणोी, नवनवसंवेगसद्धाओ ॥३॥। 
यथा यथा श्रत्मवगाहते, अतिशयरसप्रसरसयृतमपूर्वेम्‌ । 
तथा तथा श्रह्वादते मूनि, नवनवसवेगश्रद्धाक ॥॥३॥। 


सुई जहा ससुत्ता, न नस्सई कयवरस्मि पडिआ वि । 
जीबी वि तह सयुत्तो, न वससइ गयओयो वि संसारे ॥४॥ 
सूची यथा ससूत्रा, न नवच्यति कचवरे पतिता5पि । 
जीवो5पि तथा ससूचो, न नश्यति गतोषपि ससारे ॥४॥। 


२४३ 


र्४५ 


२४६ 


र्८्ड 


मोक्ष-मार्ग ८१ 


धर्मकथा के कथन द्वारा और निर्दोष वाह्म-्योग (ग्रीष्म ऋतु 
में पर्वेत पर खडे होकर, वर्षा ऋतु मे वृक्ष के नीचे, शीत ऋतु 
में नदी के किनारे ध्यान) द्वारा तथा जीवो पर दया व अनकृम्पा 
के द्वारा धर्म की प्रभावना करनी चाहिए । 


प्रवचन-कुशल, धर्मकथा करनेवाला, वादी, निमित्तशास्त्र का 
ज्ञाता, तपस्वी, विद्यासिद्ध तथा ऋद्धि-सिद्धियो का स्वामी 
और कवि (क्रातदर्शी ) ये आठ पुरुष धर्म-प्रभावक कहे गये हे । 


१९. सम्यस्ज्ञानसूत्र 


(साधक) सुनकर ही कल्याण या आत्महित का मार्ग जान 
सकता है | सुनकर ही पाप या अहित का मार्ग जाना जा 
सकता है । अत सुनकर ही हित और अहित दोनो का मार्ग 
जानकर जो श्रेयस्कर हो उसका आचरण करना चाहिए । 


(और फिर) ज्ञान के आदेश द्वारा सम्यग्दशेन-मूलक तप, 
नियम, सयम मे स्थित होकर कर्म-मल से विशुद्ध (सयमी 
साधक ) जीवनपर्यन्त निष्कम्प (स्थिरचित्त ) होकर विहार 
करता है । 


जसे-जंसे मुनि अतिभयरस के अतिरेक से युक्त अपूर्वश्षुत का 
अवगाहन करता है, वेसे-वैसे नित-नूतन वेराग्ययुवत श्रद्धा से 
आह्लादित होता है । 


जैसे धागा पिरोयी हुई सुई गिर जाने पर भी खोती नही है 
( तसे ही ससूत्र अर्थात्‌ गास्त्रज्ञानयुक्त जीव ससार मे नष्ट नहीं 
होता । 


८र 


२४९. 


२७५०-२५ १. 


र्ण्र्‌- 


र५३ 


+ 


रण४ 


र५ण. 


समणसुत्त 


सम्मत्तरमणभ््ठा, जाणंता बहुचिहाईं सत्याई। 
आराहणाविरहिया, भमति तत्थेव तत्थेब ॥प। 
सम्यवत्वसत्नभ्रष्टा, जानन्‍्तो वहुविधानि बास्त्राणि । 
आराघधनाविरहिता,. भश्रमन्‍्ति तत्व तत्व ॥५।। 


परमाणुमित्तयं पि हु, रायादीणं तु विज्जदे जस्स । 

ण्‌ वि सो जाणदि अप्पाणयं तु सब्वागमधरों वि 0६७ 
अप्पाणमयाणंतो, अणप्पयं चावि सो अयाणंतो 
कह होदि सम्मदिदठी, जीवाजीवे अय्ाणंतो ॥७॥ 
प्रमाणू्‌मात्रमपि खल्‌, रागादीना तु विद्यते यस्य । 
नापि स जातात्यात्मान, तु सर्वागमधरोरअपि ॥६॥। 
आत्मानमजाननू , अनात्मान चापि सोश्जानन । 
कथ  भवति सम्य्दृष्टि-जीवाजीवानू अजाननू ॥७।। 
जेंण तच्च विब॒ुज्ञेज्ज, जेण चित्त 'णिरुज्ञ्ञदि । 
जेण अत्ता विसुज्ञझेज्ज, ते णाणं जिणसासणें ॥८॥। 
येव तत्त्व विवुध्यते, येंन चित्त निरुब्यते । 
येन आत्मा विद्यध्यते, तजू ज्ञाव जिनशासने ॥८॥। 
जेण रागा बिरज्जेज्ज, जेण सेएसु रज्जदि । 

जेण सित्ती पभावेज्ज, त॑ णाणं जिणसासणे ॥९॥॥ 
येन रागाहिरज्यते, येन श्रेयस्सु रज्यते । 

येन' मेत्री प्रभ्नाग्येत, तजू ज्ञान जिनशासने ॥।९॥। 


जो पस्सदि अप्पाणं, अबद्धपुटठईं अणन्नसविसेसं । 
अपदेससुत्तमज्झ, पससदि जिणसासर्ण सब्ध ॥३१९०॥। 
य पश्यति आत्मान-मवद्धस्पृष्टमनन्यमविशेषम्‌ । 
अपदेशसूत्रमध्य, पश्यति जिनशासत स्वेम्‌ ॥१०॥॥ 


जो अप्पा्णं जाणदि, असुइ-सरीरादु तच्चदो भिन्न । 
जाणग-रूव-सरूवं, सो सत्य जाणदे सर््ब ॥१५॥ 
य आत्मानं जानाति, गशुचिणभरीरात्‌ तत्त्वत भिन्नम्‌ । 
जश्ञायकरूपस्वरूप, स शास्त्र जानाति सव्वेम्‌ ॥११॥॥ 


२४९ 


सोक्ष-सार्य टेडे 


(किन्तु ) सम्यक्त्वरूपी रत्न से शृन्य अचेक प्रकार के शास्त्रों 
के ज्ञाता व्यक्ति भी आराधनाविहीन होने से ससार मे अर्थात्‌ 
नरकादिक गतियो में भ्रमण करते रहते है । 


२५०-२५१ जिस व्यक्ति में परमाणुभर भी रागादि भाव विद्यमान है, 


२५३ 


२४४: 


रएु५ 


वह समस्त आगम का ज्ञाता होते हुए भी आत्मा को नहीं 
जानता । आत्मा को न जानने से अनात्मा को भी नही जानता । 
इस तरह जव वह जीव-अजीव तत्त्व को नही जानता, तव वह 
सम्यग्दृष्टि कसे हो सकता है ? 


जिससे तत्त्व का ज्ञान होता है, चित्त का भिरोध होता है तथा 
आत्मा विशुद्ध होती है, उसीको जिनशासन में ज्ञान कहा 
गया है । 


जिससे जीव राग-विमृख होता है, श्रेय मे अनुरकत होता है 
और जिससे मंत्रीभाव प्रभावित होता (बढता) है, उसीको 
जिनशासन मे ज्ञान कहा गया है । 


जो आत्मा को अवद्धस्पृष्ट (देहकर्मातीत) अननन्‍य (अन्य से 
रहित), अविज्येषप (विशेप से रहित) तथा आदि-मध्य और 
अन्तविहीन (निविकल्प) देखता है, ग्ही समग्र जिनगासन 
को देखता हे । 


जो आत्मा को इस अपविचन्न दरीर से तत््वत भिन्न तथा न्ायत- 
भावरूप जानता है, वही समस्त ज्ास्त्रों को जानता है । 


८टढं 


05 203 


२५७ 


२५८: 


२५९. 


२६०० 


समणसुत्तं 


सुद्ध॑ेतु वियाणंतो, सुद्धं चेवप्पयं लहइ जीवों । 


जाणंतो दु असुद्धं, असुद्धमेवप्पयं॑ लह३ ॥१२॥। 
शुद्ध तु विजानन्‌ , शुद्ध चैवात्मान लभते जीव । 
जानस्त्वगुद्ध-मजुद्धमेवात्मान लभते ॥१२॥। 


जे अज्ञत्यं जाणइ, से बहिया जाणइ। 

जे बहिया जाणइ, से अज्ञत्य॑ जाणइ ॥१३॥ 
योज््यात्म जानाति, स॒ वहिर्जानाति । 

यो वहिर्जानात्ति; सोष्ध्यात्म जानाति ॥१३॥। 
जे एगं जाणइ, से सब्व॑ जाणइ। 

जें सव्व जाणद, से एगं. जाणइ ॥१४॥। 
य एक जानाति, स॒ सर्व जानाति । 

य सर्व जानाति, स एक जानाति ॥१४॥। 


एदम्हि रदो णिच्चं, संतुद्ठी होहि णिच्चमेदस्हि । 
एदेण होहि तित्तो, होहिंदि तुह उत्तम सोवखं ॥॥१५॥। 
एतस्मिन्‌ रतो नित्य, सन्तुष्टो भव नित्यमेतस्मिन्‌ । 
एतेन भव तृप्तो, भविष्यति तवोत्तम सौख्यम्‌ ॥१५॥। 


जो जाणदि अरहतं, दब्बत्तगुणत्तपज्जयर्सोंहि । 

सो जाणादि अप्पाण, मोहो खल जादि तस्स लयं ॥॥१६॥। 
यो जानात्यहँन्त, द्रव्यत्वगुणत्वपर्ययत्व । 

स्‌ जानात्यात्मान, मोह खलू याति तस्य लखम्‌ ॥१६॥।। 


* लद्ध णं णिहि एवको, तस्स फर्ल अण॒हवेइ चुजणत्तें । 


तह णाणी णाणर्णिह, भुंजेइ चहइत्तु परततत्ति ॥१७॥ 
लब्जा निधिमेकस्तस्थ फलमनुभवति सुजनत्वेन । 
तथा जानी ज्ञाननिधि, भुठस्ते त्यवत्वा परतृप्तिम्‌ ॥॥१७॥ 


२५६ 


ने 


२६० 


सोक्ष-सार्ग प्‌ 


जो जीव आत्मा को शुद्ध जानता है वही शुद्ध आत्मा को त्राप्त 
करता है और जो आत्मा को अशुद्ध अर्थात्‌ देहादियुक्त जानता 
है वह अजुद्ध आत्मा को ही प्राप्त होता है । 


जो अध्यात्म को जानता है वह वाह्य (भोतिक ) को जानता है । 
जो वाह्य को जानता है वह अध्यात्म को जानता है। (इस 
प्रकार वाह्याभ्यन्तर एक-दूसरे के सहवर्ती हे ।) 


जो एक (आत्मा ) को जानता है वह सव (जगत्‌ ) को जानता है । 
जो सवको जानता है, वह एक को जानता है । 


(अत हे भव्य | ) तू इस ज्ञान में सदा लीन रह । इसीमे 
सदा सतुष्ट रह | इसीसे तृप्त हो । इसीसे तुझे उत्तमसुख 
(परमसुख ) प्राप्त होगा । 


जो अहेन्त भगवान्‌ को द्रव्य-गुण-पर्याय की अपेक्षा से (पूर्ण- 
रूपेण ) जानता है, वही आत्मा को जानता है । उसका मोह 
निश्चय ही विलीन हो जाता है । 


जैसे कोई व्यक्ति निधि प्राप्त होने पर उसका उपभोग स्वजनो के 
बीच करता है, वंसे ही ज्ञानीजन प्राप्त ज्ञान-निधि का उपभोग 
पर-द्वव्यो से विलग होकर अपने में ही करता है । 


२०. सम्यक्चारित्रस्नत्र 


(अ) व्यवहारचारित्र 


२६२. 


२६३: 


२६४ 


२६५. 


२६६- 


२६७: 


ववहारणपचरित्ते, ववह्मरणयस्स होदि तवचरण । 

णिच्छयणयचारित्ते, तवचरणं होदि णगिच्छयदो ॥॥१॥। 
व्यवहा रतयचरित्रे, व्यवहा रनयस्य भवति तपर्चरणम्‌ । 
निन्चयनयचारित्रे, तपण्चरण भवति निःचयत ॥॥१।॥। 


असुहादो विणिवित्ती, सुहे पवित्ती य जाण चारित्त॑ 
वदसमिदिभुत्तिऱ॒व, ववहारणया दु जिणभणियं ॥॥२॥। 
अशुभाहिनिवृत्ति , शुे प्रवृत्तिरच जानीहि चारित्रमू । 
ब्रतप्तमितिगुप्तिरूप, व्यवहा रनयात्‌ तु जिनभणितम्‌ ॥२।। 


सुयनाणस्मि वि जीवो, वद्टंतो सो न पाउणति सोक्खं । 
जो तवसजमसइए, जोगे न चएइ चोढुं जे ॥३॥। 
श्रुतज्ञानेंषपि जीवो, वतेमान स न प्राप्नोति मोक्षम्‌ । 
यस्तप सयममयान्‌ , योगान्‌ न गकक्‍नोति वोढुम्‌ ।।३॥। 


सक्किरियाविरहातो, इच्छितसंपावय ण नाणं ति। 
मग्गण्णू वाध्चेट्ठो, वातविहीणोष्धवा पोतो ॥॥४॥। 
सत्क्रियाविरहात्‌ ईप्सित सप्रापक न ज्ञानमिति । 
मार्गजों वाब्चेष्टो, वातविहीनोब्यवा पोत ॥४॥। 


सुबहुँ पि सुयमहीयं कि काहिइ चरणविप्पहीणस्स । 
अधस्स जहपलित्ता, दीवसयसहस्सकोडो वि ॥५॥॥ 
सुवह्भुपि श्रुतमधीत, कि करिष्यति चरणविप्रह्ेणस्य । 
जन्धस्य यथा प्रदीप्ता, दीपशतसहस्रकोटिरपि ॥५॥। 


थोवम्मि सिक्खिदे जिणड, बहुसुदं जो चरित्तसंपुण्णो । 
जो पुण चरित्तहोणो, कि तस्स सुदेण बहुएण 0६॥ 
स्तोके शिक्षिते जयति, वहुश्रुत यव्चारित्रसस्पूर्ण. । 
य॒ पुनश्चारित्रहीन , कि तस्य श्रूतेन वहुकेन ॥॥६॥। 


> झध८ «-- 


२०. सम्यक्चारित्रसूत्र 


(अ) व्यवहारचारित्न 
२६२ व्यवहारनय के चारित्र मे व्यवहारनय का तपश्चरण होता है । 


१६३ 


रघ५ 


२६६ 


निरचयनय के चारित्र मे निश्वयरूप तपर्चरण होता है । 


अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति ही व्यवहारचारित्र है, 
जो पाँच ब्रत, पॉच समिति व तीन गृप्ति के रूप में जिनदेव 
हारा प्रर्पित है । [इस तेरह प्रकार के चारित्र का कथन 
आगे यथास्थान किया गया है । ] 


श्रुतज्ञान में निमग्न जीव भी यदि तप-सयमरूप योग को धारण 
करने में असमर्थ हो तो मोक्ष प्राप्त नही कर सकता । 


(शास्त्र द्वारा मोक्षमार्ग को जान लेने पर भी ) सत्क्रिया से 
रहित ज्ञान इष्ट लक्ष्य प्राप्त नही करा सकता । जसे मार्ग का 
जानकार पुरुष इच्छित देश की प्राप्ति के लिए समुचित प्रयत्न 
न करे तो वह गन्तव्य तक नही पहुंच सकता अथवा अनुकूल 
वायु की प्रेरणा के अभाव में जलयान इच्छित स्थान तक नही 
पहुँच सकता ! 


चारित्रशून्य पुरुष का विपुल आस्त्राध्ययन भी व्यर्थ ही है, 
जसे कि अन्धे के आगे लाखो-करोडो दीपक जलाना व्यर्थ है। 


चारित्रसम्पन्न का अल्पतम ज्ञान भी वहुत है और चारित्र- 
विहीन का वहुत श्रुतज्ञान भी निष्फल है । 


न पर -+ 


८८ 


समणपसुत्तं 


(आ) निश्चयचारित् 


२६८- 


२६९. 


२७० 


२७१. 


२७२. 


२७३- 


णिच्छयणयस्स एवं, अप्पा अप्पस्मि अप्पणे सुरदो । 
सो होदि हु सुचरित्तो, जोई सो छहइ णिव्वार्ण ॥७॥। 
निःचयनयस्यथ एवं, आत्मा आत्मनि आत्मने सुरत । 
स भवति खल सुचरित्र , योगी स लभते निर्वाणम्‌ ॥9। 


ज॑ जाणिऊण जोई, परिहारं कुणद पुणष्णपावाणं । 

त॑ चारित्तं भणियं, अवियप्प॑ कम्मरहिएहिं ॥८॥। 
यद ज्ञात्वा योगी, परिहार करोति पुण्यपापानाम्‌ । 
तत्‌ चारित्र भणितम्‌ , अविकत्प कर्मेरहिते ॥८॥॥ 


जो परदव्वस्सि सुहं, असुहं रागेण कुणदि जदि भाव । 
सो सगचरित्तभट्ठो, परचरियचरो हवदि जोवो ॥॥९॥। 
य परद्रव्ये शुभमशुभ, रागेण करोति यदि भावम्‌ । 
स स्वकचरित्रभ्नष्ट , प्रचरितचरो भवति जीव ॥॥९।॥ 


जो सब्वसंगमुवकोइणनञ्लमणो अप्प्ं सहावेण । 

जाणदि पस्सदि णियदं, सो सगचरियं चरदि जीवो ।॥१०॥॥ 
य सर्वेसंगमक्त , अनन्यमना आत्मान स्वभावेन । 
जानाति पश्यति नियत, स स्वकचरित चरति जीव ॥१०॥। 


परमट्ठम्हि दु अठिदो, जो कुणदि तब वदं च धारेई । 

त॑ सब्ब॑ बालतवं, ; बालव्द॑ बिति सब्बण्ह्ू ॥११॥। 
परमार्थ त्वस्थित , य करोति तपो ब्रत च धारयति । 

तत्‌ सर्व वालतपो, वालब्नत ब्रुवन्ति सर्वेज्ञा ॥११॥ 


सासे सासे तु जो वालो, कुसग्गेणं तु भुजए। 
न सो सुक्खायधम्मस्स, करे अग्घद सोलसि ॥१२॥। 
मासे माे तु यो वाल, कुशाग्रेण तु भूडकते । 
न स॒ स्वाख्यातघर्मस्थ, कलामर्घति पोडशीम्‌ ।॥१२॥। 


भोक्ष-मार्म <६९ 


(आ) निश्चयचारित्र 


र७२ 


२७३ 


निः्चयनय के अभिप्रायानुत्तार आत्मा का आत्मा में आत्मा के 
लिए तनन्‍मय होना ही (निरचय-) सम्यकचारित्र है। ऐसे 
चारित्रणील यगी को ही निर्वाण की प्राप्ति होती है । 


जिसे जानकर येगी पाप व पुण्य दोनो का परिहार कर देता है, 
उसे ही कर्मरहित निविकल्प चारित्र कहा गया है । 


जो राग के वशीभूत होकर पर-द्रव्यो मे गुभागुभ भाव करता है 
वह जीव स्वकीय चारित्र से भ्रप्ट परचरिताचारी होता है । 


जो परिग्रह-मृकत तथा अनन्यमन् होकर आत्मा को ज्ञानदर्शन- 


मय स्वभावरूप जानता-देखता है, वह जीव स्वकीयचरिता- 
चारी है ( 


जो (इस प्रकार के ) परमार्थ में स्थित नही है, उसके तपण्चरण 
या ब्रताचरण आदि सवको सर्वज्ञ॒देव ने वालतप और बालब्रत 
कहा है । 


जो वाल (परमार्थग्ून्य अज्ञानी ) महीने-महीने के तप करता है 
और (पारणा मे) कुश के अग्नभाव जितना (चासमात्र का) 
भोजन करता है, वह सुआख्यात धर्म की सोलहवी कला को 
भी नहीं पा सकता । 


€&० 


२७४ 


२७५- 


२७६: 


२७७. 


२७८. 


२७५९: 


समणसुत्ते 


चारित॑ खल धग्मो, धम्मो जो सो सभो त्ति णिहिदठो ३ 
मोहक्खोहविहीणो, परिणामों अप्पणों हु समो ॥१३॥ 
चारित्र खल धर्मो, धर्मो य॒ से सम इति निर्दिष्ट । 

मोहक्षोभविह्ीन , परिणाम आत्मनों हि सम ॥१३॥। 


समदा तह सज्ञत्यथ, सुद्धों भावों य वीयरायत्त ।' 
तह ॒चारित्त धम्मो, सहावआराहणा भणिया ॥१४॥ 


समता तथा माध्यस्थ्य, शुद्धों भावग्च वीतरागत्वम्‌ ।| 
तथा चारित्र धर्म, स्वभावाराधना भणिता ॥१४।॥ 


सुविदिदपयत्थपुत्तो, संजसतवसंजुदी विगदरागों । 
समणो समसुहदुक्खो, भणिदों सुद्धोतओओ त्ति ॥१५॥॥ 


सुविदितपदाथ्थेसूत्र , सयमतप सयुतों विगतराग । 
श्रमण समसुखदु खो, भणित शुद्धोपयोग इति ॥॥१५॥। 
सुद्धस्स य सामण्णं, भणिय सुद्धस्स दसर्ण णाणं। 
सुद्धस्स य णिव्वाण, सो च्चिय सिद्धों णमो तस्स ॥१६॥ 
शुद्धस्स च श्रामण्य, भणित जुद्धस्थ दर्शन ज्ञानम्‌ ! 
शुद्धस्य च निर्वाण, स एवं सिद्धों नमस्तस्मे ॥॥१६।। 
जइसयमादसमुत्थ, विसयातीद॑ अणोवममर्णतं ॥] 
अव्वुच्छिमझ च॒ सुहं, . सुद्ध वओगप्पसिद्धाणं (१७ 
अतिशयमात्मसमुत्य,  विषयातीतसनुपसमलन्तम्‌ । 
अव्यूच्छिन्त च सुख, शुद्धोपयोगप्रसिद्धानाम्‌ ।!१७।५ 
जस्स ण बविज्जाद रागो, दोसो मोहो व सब्वदव्वेसु । 
णा&घसवदि सुहं असुहं, समसुहृदुक्खस्स भिक्‍्खुस्स ॥॥१८॥ 


२७९ यस्य न विद्यते रागो, द्वेघो मोहो वा सर्वेद्रव्येष । 
नालवति शुभमशुभ, समसुखदु खस्य भिक्षो ॥| १८॥। 
(६ ) समन्वय 
२८० 


णिच्छय सज्ञसरूदं, सराय तस्सेव साहणं चरणं। 

तस्हा दो थि थे कमसो, पडिच्छमाण पबुज्ञेह (३१९॥१ 
निग्वय॒साध्यस्वरूप , सराग तस्यैव साधन चरणम । 
तस्मात्‌ द्वें अपि च ऋमश , प्रतीष्यमाण प्रवृध्यध्वम ।॥१९॥। 


मोक्ष-सार्ग 8१ 


४“ ८०४. वास्तव में चासिति ही धर्म है । इस धर्म को शमरूप कहा गया 


रत 
/८/+ 
्ैछ 


है। मोह व क्षोभ से रहित आत्मा का निर्मेल परिणाम ही शम 
१७७७७ आ७॥४७७॥८-ए्ऋ्रणणणाए 4७०७-०१ ०० ८५०२3 ३ जन 
या समतामप है । 


समता, माध्यस्थनभाव, शुद्धभाव, वीतरागता, चारित्र, धर्म 
ओर न्व-भाव-आराधुना--य्रे लव शब्द एकार्थक हे । 


जिसने (स्कत्रव्य व परूनद्रव्य के भेदज्ञान के श्रद्धान तथा 
आचरण द्वारा) पदार्थों तथा सूत्रो को भलीभाँति जान लिया है, 
जो सयम और तप से यूक्‍त है, विगतराग है, सुख-दु ख म 
समभाव रखता है, उसी श्रमण को शुद्धोपयोगी कहा जाता है । 


(ऐसे) श॒द्धोापयोग के ही श्रामण्य कहा गया है। उसीके 
दर्णन और ज्ञान कहा गया है। उसीका निर्वाण होता है। 
वही सिद्धवद प्राप्त करता है । उसे में नमन करता हूँ। 


. शुद्धापयोग से सिद्ध होनेवाली आत्माओ को अतिशय, आत्मो- 


त्पन्न, विषधातीत अर्थात्‌ अतीछििय, अनुपम, अनन्त और 
अविनाशी सुख (प्राप्त) है। 


जिसका समस्त द्रव्यो के प्रति राग, हेष और मोह नही है तथा 
जो सुख-दु ख में समभाव रखता है, उस भिक्षु के गुभागुभ 
कर्मों का आख्रव नही होता । 


(इ) समन्वय 


२८० 


निः्चयचारित्र तो साध्य-रूप है तथा सराग (व्यवहार) 
-चारित्र उसका साधन है साधन तथा साध्यस्वरूप दोनो चारित्र 
को कऋ्रमपूर्वक घारण करने पर जीव प्रवोध को प्राप्त होता है । 


६२ 


२८ १: 


र८२. 


२८३- 


र८४- 


२८५ 


२८६-२८७ 


समणसुत्त 


अब्भंतरसोधीए, वाहिरसोधी वि होदि णियमेण । 
अब्भंतर-दोलेण हु, कुणदि णरो बाहिरे दोसे ॥२०॥ 
अभ्यन्तरशूदृध्या, वाह्मभुद्धिरपि भवति नियमेन। 
अभ्यन्तरदोपेण हि, करोति नर वाह्मान्‌ दोपान्‌ ॥२०॥। 
मदसाणमायलोह-विवज्जियभावो दु भावसुद्धि त्ति । 
परिकहिय भव्वाणं, लोयालोयप्पदरिसीहि ॥२१॥ 
मदमानमाया लीभ-विवर्जितभावस्तु. भावजूदधिरिति । 
परिकथित भव्याना, लोकालोकप्रदर्शिनि ॥२१।। 


चत्ता पावारंसं, समुट्ठिदों वा सुहम्मि चरियम्हि । 

गण जह॒दि जदि मोहादी, ण लह॒दि सो अप्पगं सुद्ध ॥॥२२॥॥ 
त्यक्त्वा पापारम्भ, समूत्यितों वा शूुभे चरिते। 

न्त जहाति यदि मोहादी न्‌ न लभते स आत्मक गुद्धम्‌ू ।॥२२ है 


जह व णिरुद्ध असुहं, सुहेण सुहमावि तहेव सुद्धेण । 
तम्हा एण कर्ण य, जोई झाएउड णियआदं ॥२३।) 
यर्थव निरुद्धम्‌ अशुभ, गृभेन शृभमपि तथव शुद्धेन । 
तस्मादनेन क्रमेण च, योगी ध्यायतु निजात्मानम्‌ ।॥२३॥। 


निच्छपनयस्स चरणाय-विघाए नाणदंसणवहो5वि । 
ववहारस्स उ चरणे, हयम्मि ्यणा हु सेसाणं ॥॥२४॥। 
नि०्चयनयस्य चरणात्म-विधाते ज्ञानद्शेनवधो5पि । 
व्यवहारस्य तु चरणे, हते भजना खल गेपयों ॥२४।। 
सद्ध नगर किच्चा, तवसंवरसग्ग्लं । 

खान्त निउडणपागार, तियुत्त 


दुष्पर्धंसयं ॥॥२५॥) 
तवनारायजुत्तेण, भित्तूण 


कस्सकंचुय । 
मुणी विगयसंगामों, भवाओ परिसुच्चए ॥२६॥ 
श्रद्धा नगर छत्वा, तप सवरमगलाम्‌ । 
क्षान्ति निषुणप्राकार, त्रिगृप्त दुष्प्रधषकम्‌ ॥२५।। 
तपोनाराचयुदतेन,. भित्वा क्संकड्चुकम्‌ । 


मुनिविगतसग्राम , भवात्‌_ परिसुच्यते ॥२६।। 


् 


२८३ 


२८६-०२८७ 


मोक्ष-मार्ग ९३ 


आध्यन्तर-शुद्धि होने पर वाह्म-शुद्धि भी नियमत होती ही है । 
आभ्यन्तर-दोष से ही मनुष्य वाह्य दोष करता है । 





मद, मान, माया और छोभ से रहित भाव ही भावशद्धि है, 


ऐसा लोकालोक के न्ाता-द्रष्टा सर्वज्ञदेव का भव्यजीवो के 
लिए उपदेश है । 


पाप-आरम्भ (प्रवृत्ति) को त्यागकर शुभ अर्थात्‌ व्यवहार- 
चारित्र में आरूढ रहने पर भी यदि जीव मोहादि भावो से 
मुक्त नही होता है तो वह जुद्ध आत्मा को प्राप्त नही करता । 


(इसीलिए कहा गया है कि ) जैसे शुभ चारित्र के द्वारा अशुभ 
(प्रवृत्ति) का निरोध किया जाता है, वेसे ही शुद्ध (“उपयोग ) 
के हारा शुभ (प्रवृत्ति) का निरोध किया जाता है । अतएव 
इसी क्रम से--व्यवहार और निश्चय के पूवर पिर क्रम से---योगी 
आत्मा का ध्यान करे । 


निरचयनय के अनुसार चारित्र (भावशुद्धि ) का घात होने पर 
ज्ञान-दशन का भी घात हो जाता है, परन्तु व्यवहारतय के 
अनुसार चारित्र का घात होने पर ज्ञान-दशंन का घात हो 
भी सकता है, नही भी हो सकता । (वस्तुत ज्ञान-दर्शन की 
व्याप्ति भावशुद्धि के साथ है, वाह्म-क्रिया के साथ नही ।) 


श्रद्धा को नगर, तप और सवर को अगला, क्षमा को (वबुर्जे, 
खाई, और शतघष्नीस्वरूप) त्रिगुप्ति (मन-वचन-काय ) से 
सुरक्षित, तथा अजय सुदृढ प्राकार वनाकर तपरूप वाणोस 
यूक्‍त धनृष से कर्म-कवच को भेदकर (आतरिक ) सम्राम का 
विजेता मुनि ससार से मुक्त होता है । 


र्‌ < < श 


२८९. 


२९०. 


२९१: 


२९२. 


२९३: 


२१. साधनासूत्र 


आहारासण-णिह्ाजय, च काऊण जिणवरसएण । 
झायव्वयो. णियअप्पा, णाऊर्ण. गुरुपससाएण ॥१॥। 
आह्मरासन-निद्राजय, च इत्वा जिनवरमतेन । 
ध्यातव्य॒ निजात्मा, ज्ञात्वा गूरुप्रसादेन ॥१॥। 


नाणस्स सब्वस्स पगासणाए, अण्णाणमोहस्स चिवज्जणाएं । 
रागस्स दोसस्स य संखएणं, एगतसोवर्ख समुवेइ सोवर्ख ॥२॥ 
जानस्य सर्वेस्य प्रकाशनया, अज्ञानमोहस्य विवर्जनया । 
रागस्य हेपस्य च सक्षयेण, एकान्तसौख्य सम्‌पेति मोक्षम्‌ ।॥२।। 


तस्सेस सग्गो गुरुविद्धसेवा, विवज्जणा[ बालजणस्स दूरा । 
सज्ञायएगंतनिवेसणा य, सुत्तत्थ संचिंतगया धिई य ॥॥३॥। 
तस्येष मार्गों गुरुवृद्धसेवा, विवर्जना वालजनस्य दूरात्‌ । 
स्वाध्यायेकान्तनिवेशना च, सूत्रार्थसचिन्तनता धृतिण्च ३) 


आहारमिच्छे सियमेसणिज्जं, सहायसिच्छे निउणत्थबुद्धि । 
निरकेयमिच्छेज्ज विवेगजोग्ग समाहिका्म समणे तबस्सी ॥४॥॥ 
आहारमिच्छेद्‌ मितमेषणीय, सखायमिच्छेद्‌ निपुणार्थबुद्धिम्‌ । 
निर्केतमिच्छेद्‌ विवेकयोग्य, समाधिकाम श्रमणस्तपस्वी ।।४॥। 


हियाहारा सियाहारा, अप्पाहारा य जे नरा। 

न ते विज्जा तिगिच्छति, अप्पाण ते तिगिच्छगः ॥॥ ५॥। 
हिताहारा मिताहारा अल्पाहारा च ये नरा । 

न तान्‌ वेद्या चिकित्प्नन्ति आत्मान ते चिकित्सका ।।५।॥। 


रसा पगा्म न निरसेवियव्वा, पाय रसा दिततिकरा नराणं ।| 

दित्तं च कामा समभिद्दवंति, दुर्म जहा साउफलं व पक्खी ॥६॥॥ | 

रखा श्रकाम न निषेवितव्या', प्रायो रसा दीप्तिकरा नराणाम्‌ । 
दीप्त च कामा समभिद्गवन्ति,द्रुम यथा स्वादुफलमिव पक्षिण ॥६॥। 


$ 


२९० 


& 404 


श्र । 
कक 
पं 


२९३ 


२१. साधनासूत्र 


* जिनदेव के मतानुसार आहार, आसन तथा निद्रा पर विजय 


प्राप्त करके गुरुप्रसाद से ज्ञान प्राप्त कर निजात्मा का ध्यान 
करना चाहिए । 


सम्पूर्णज्ञान के प्रकाशन से, अज्ञान और मोह के परिहार से तथा 
राग-हेष के पूर्णक्षय से जीव एकान्त सुख अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त 
करता है । 


गुरु तथा वृद्ध-जनो की सेवा करना, अज्ञानी लोगो के सम्पर्क से 
दूर रहता, स्वाध्याय करना, एकान्तवास करना, सूत्र और 
अर्थ का सम्यक्‌ चिन्तन करना तथा धेये रखना--ये (दु खो से 
मुक्ति के) उपाय हे । 


समाधि का अभिलाषी तपरवी श्रमण परिमित तथा एषणीय 
आहार की ही इच्छा करे, तत्त्वार्थ में निपुण (प्राज्ञ) साथी को 
ही चाहे तथा विवेकयुक्त अर्थात्‌ विविक्त (एकान्त) स्थान में 
ही निवास करे । 


जो मनुष्य हित-मित तथा अल्प आहार करते हे, उन्हें कभी 
वद्य से चिकित्सा कराने की आवश्यकता ही नहीं पडती । 
वे तो स्वय अपने चिकित्सक होते हे । अपनी अन्‍्तर्जुद्धि में 
लगे रहते है । 

रसो का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए । रस प्रायः 
उन्मादव्धंक होते हे--पुष्टिवर्धक होते हे । मद्गविष्ट या 
विषयासक्त मनुष्य को काम बेसे ही सताता या उत्पीडित 
करता है जेसे स्वादिप्ट फलवाले वृक्ष को पक्षी । 


- हुए - 


नदी 


२९४: 


२९५ 


२९६: 


२९७. 


२९८- 


समणसुत्त 


विवित्तसेज्जा5बसगजंतियाणं, ओसाइसणाणं दमिइंदियाणं । 
न रागसत्तू धरिसेइ चित्त, पराइओ वाहिरिवोसहेंहि ॥७॥। 
विविक्तशबय्या$सनयन्त्रितानामू, अवमो5शनाना दमितेन्द्रियाणाम्‌ 
न रामशझत्रुधर्षयति चित्त, पराजितो व्याधिरिवौषध ।॥॥७॥। 


जरा जाव न पीलेइ, वाही जाव न वड़ढई । 
जाविदिया न हायति, ताव धर्म समायरे ॥८॥। 
जरा यावत्‌ न पीडयति, व्याधि यावत्‌ न वदेंते । 
यावदिन्द्रियाणि न हीयच्ते, तावत्‌ धर्म समाचरेत्‌ ॥॥८।। 


२२. द्विविध धर्ससूत्र 
दो चेव जिणवररेंहि, जाइजरामरणविप्पसुक्कोह । 
लोगम्मि पहा भणिया, सुस्समण सुसावगो वा वि ॥१॥ 
हो चेव जिनवरेन्द्रे, जातिजरामरणविप्रमृक्‍्त । 
लोके पथी भणितौ, सुश्रमण सुश्रावक चापि ॥१॥ 


दा पूया मुक्‍्खं, सावयधम्मे ण सावया तेण विणा । 
झागाज्ञयण मुक्‍खे, जइधम्मे तंविणा तहा सो वि ॥२॥। 


, रोने पूजा मुख्य , श्रावकधमम न श्रावका तेन विना । 


ध्यानाध्ययन मुख्यो, यतिधर्में त विना तथा सोडपि ॥॥२॥। 
सन्ति एगेहि भिक्‍खूहि, गारत्था संजमत्तरा। 


गारत्थेहि य स्वेहि, साहवो संजमत्तरा ॥३॥। 
नन्त्यकेभ्यो भिक्षृभ्य , अगारस्था सयमोत्तरा ।, 
अगा रस्थन्यच्च सर्वभ्य , साधव सयमोत्तरा ॥॥३॥। 


- नो खल अहं तहा, सचाएमि मुंडे जाव पव्वइत्तए 


अह ण देवाणुप्पियाण, अतिए पचाणव्वइय॑ सत्तसिक्खावइय 
इवाल्सविह गिहिधस्म॑ पडिवज्जिस्सामि ॥४॥ 
ना सल्वह् तथा सशक्‍नोमि मण्डो यावत प्रव्न जितुम ! 


7 खल दवानप्रियाणाम जन्तिके पञ"चानव्नतिकम सप्तशणिक्षा- 
ब्रतिक द्वादगविध्रम गदििधर्म प्रतिपत्स्य ।॥४॥। 


२5३५ 


२९६ 


४2 २९७ 


२९८: 


मोक्ष-मार्ग ६७ 


- जो विविक्त (स्त्री आदि से रहित) शब्यासन से नियत्रित 


(युक्त) है, अल्प-आहारी है और दमितेन्द्रिय है, उसके 
चित्त को राग-द्ेषरूपी विकार पराजित नहीं कर पकते, जैसे 
औषधि से पराजित या विनष्ट व्याधि पुन नही सताती । 


जब तक बुढापा नहीं सताता, जब तक व्याधियाँ (रोगादि) 
नही वढती और इन्द्रियाँ अशक्त (अक्षम) नही हो जाती, 
तव तक (यथाशक्ति ) धर्मांचरण कर लेना चाहिए । (क्योकि 
वाद में अशक्त एवं असमर्थ देहेन्द्रियों से धर्माचरण नही हो 
सकेगा ।) 


२२. द्विविध धर्ससूत्र 
जन्म-जरा-मरण से मुक्त जिनेन्द्रदेव ने इस लोक में दो ही माग 
बतलाये हे--एक है उत्तम श्रमणो का और दूसरा है उत्तम 
श्रावकों का । 


श्रावक-धर्म मे दान और पूजा मुख्य है जिनके बिना श्रावक् 
नही होता तथा श्रमण-धर्म में ध्यान व अध्ययन मुख्य हे, 
जिनके विना श्रमण नही होता । 


यद्यपि गुद्धाचारी साधुजन सभी गृहस्थो से सयम मे श्रेष्ठ 
होते हे, तथापि कुछ (जिथिलाचारी ) भिक्षुओ की अपेक्षा 
गृहस्थ सयम मे श्रेष्ठ होते है । 

जो व्यक्ति मुण्डित (प्रत्नजित) होकर अनगारधर्म स्वीकार 
करने में असमर्थ होता है, वह जिनेन्ददेव द्वारा प्ररूपित श्रावक- 
धर्म को अगीकार करता है । 


९८ 


३००: 


३०१: 


३०२. 


३०३: 


३०४- 


३०५: 


समणपसुत्तं 


पंच य अणव्वयाइं, सत्त उ सिक्‍्खा उ देसजइधम्सो । 
सब्वेण व देसेंग व, तेण जुओ होइ देसजई ॥॥५॥। 
पञ्च च अनुक्रतानि, सप्त तु गिक्षा देशयतिधर्म । 
सर्वेग वा देशेन वा, तेन यूतों भवति देशयति ॥५॥। 


२३. श्रावकध मंसूत्र 


संपत्तदंसपाई, पइदियहूं जइजणा सुणेई य। 

सामायारि परम जो, खल त॑ सावगग बिति ॥१॥ 
सप्राप्तदशनादि , प्रतिदिवस यतिजनाच्छुणोति च । 
सामाचारी परमा य, खलु त श्रावक ब्रुवते ॥१॥। 


पंचुंवरसहियाइं, सत्त वि विसणाई जो विवज्जेइ । 
सम्मत्तविसुद्धईई, सो दंसणसावओ भणिओ ॥२॥ 
पञ्चोदुम्वरसहितानि सप्त अपि व्यसनानि य. विवर्जयति । 
सम्यक्त्वविजुद्धमति स॒ दर्शनश्नावक भणित ॥॥२॥। 


इत्थी जूयय मज्जं, मिगव्व वयण  तहा फरुसया य । 
दंडफरुसत्तमत्थस्स दूसर्ण सत्त वसणाईं ॥३॥॥ 
स्‍त्री चूत मद्य, मृगया वचने तथा परुषता च। 
दण्डपरुपत्वम्‌ अर्थस्थ दृषण सप्त व्यसनानि ॥३॥। 


मांससणेण वड़ढइ दप्पो दष्पेण सज्जमहिलूसइ । 

जूय॑ पि रसइ तो ते, पि वणिण्ए पाउणइ दोसे ॥४॥! 
मासाचनेन वर्धते दर्प दर्पेण मच्यमम्‌ अभिलषति । 

यूतम्‌ अपि रमते तत तद्‌ अपि वणितान्‌ प्राप्नोति दोषानू ।॥४॥। 


लोइयसत्यस्मि वि, वण्णियं जहा गयणगामिणो विप्पा । 
भुवि मंसासणेण पडिया, तम्हा ण पउंजए संस ॥५॥ 
लोकिकथास्त्रे अपि वणितम्‌ यथा गगनगामिन. विप्रा । 
भुवि मासाझनेन पतिता तस्माद्‌ न प्रयोजयेद मासम्‌ ॥५॥ 


३०० 


३०१ 


३०२ 


३०३ 


३०४ 


मोक्ष-मार्गे ६६ 


श्रावकधर्म या श्रावकाचार से पाँच व्रत तथा सात शिक्षात्रत 
होते हैं । जो व्यक्ति इन सवका या इनमें से कुछ का आचरण 
करता है, वह श्रावक कहलाता है । 


२३. शक्रावकधर्ससुत्र 


जो सम्यग्दृष्टि व्यक्ति प्रतिदिन यतिजनों से परम सामाचारी 
(आचार-विषयक उपदेश) श्रवण करता है, उसे श्रावक 
कहते है । 


पाँच उदुम्बर फल (उमर, कठूमर, गूलर, पीपल तथा बड) के 
साथ-साथ सात व्यसनों का त्याग करनेवाला वह व्यक्ति 
दाशनिक श्रावक' कहा जाता है, जिसकी मति सम्यग्दशन से 
विशुद्ध हो गयी है। 


परस्त्री का सहवास, यूत-क्रोडा, शिकार, वचन-परुषता, 
कठोर दण्ड तथा अर्थ-दूषण (चोरी आदि ) ये सात व्यसन है । 
(श्रावक इनका त्याग करता है ।) 


मासाहार से दर्प बढता है । दर्प से मनुष्य में मद्यपान की अभि- 
लाषा जागती है और तव वह जुआ भी खेलता है। इस प्रकार 
(एक मासाहार से ही ) मनृष्य उक्त वर्णित सर्वे दोषो का 
भाजन (घर) वन जाता है । 


लोकिक शास्त्र में भी यह उल्लेख मिलता है कि मास खाने से 
आकाश में विहार करनेवाला विप्र भूमि पर गिर पडा, अर्थात्‌ 
पतित हो गया । अतएवं मास का सेवन (कदापि) नही 
करता चाहिए। | 


१ 90 


३०६. 


३०७. 


३०८. 


३०९. 


३२१०० 


३११ 


३१२. 


समणसुत्त 


मज्जेण णरो अवसो, कुणेइ कस्माणि णिदर्णिज्जाईं । 
इहलोए परलोए,'] अगुहदद अणतर्य॑ दुक्खें ॥६॥। 
मद्येन नर अवश' करोति कर्माणि निन्‍्दनीयानि ! 
इहलोक परलोक अनुभवति अनन्तक दु खम्‌ ॥६॥। 
सर्वेगजणिदकरणा, णिस्सल्ला मंदरो व्व णिक्कंपा । 
जस्स दढा जिणभत्ती, तस्स भय॑ णत्थि संसारे ॥७॥ 
सर्वेगजनितकरणा, नि गल्या, मन्दर इव निप्कम्पा । 
यस्य दृढ़ा जिनभविति , तस्य भय नास्ति ससारे ॥७॥। 


सत्त्‌ वि मित्तभावं, जम्हा उवयाइ विणयसीलस्स । 
विणओ तिविहेण तओ, कायव्वों देसविरएण ॥८४७ 
शत्रु अपि मित्रभावम्‌ यस्माद्‌ उपयाति विनयशीलस्य । 
विनय त्रिविधेन तत कत्तंव्य देशविरतेन ।॥॥८॥। 


पाणिवहमुसावाए, अदत्तपरदारनियमर्णाह च। 
अपरिमिइच्छाओडवि य, अणुव्वयाईं विरमणाई ॥९७ 
प्राणिवधमृषावादा-दत्तपरदारनियमनेश्च । 
अपरिमितेच्छातोर्शप च, अणृब्रतानि विरमणानि ॥॥९॥। 
बंधवह॒च्छविच्छेएछ, अइभारे. भत्तपाणवुच्छेए । 
कोहाइदट्सियमणो, गोसणुयाईण नो. कुज्जा ॥१०१ 
वन्धवधछविच्छेदानू, अतिभारान्‌ भक्तपानव्युच्छेदान्‌ । 
क्रोधादिदूषितमना , गोमनुष्यादीना न कुर्यात्‌ ॥१०॥। 


थूलमुसावायस्स उ, विरई दुच्चं, स पंचहा होइ । 
कन्नागोभु आल्लिय - नासहरण - कूडसबिखिज्जे ॥११॥ 
स्थूलमृपावादस्य तु, विरति ह्वितीय स पचधा भवत्ति । 
कन्यागोभूअलीक-त्या सहरण-कूटसा क्ष्यणि ॥१ १॥। 

सहसा अव्भक्खाणं, रहसा य सदारमंतभेय च। 
सोसोवएसयं, कूडलेहकरणं च. वज्जिज्जा ॥१२७ 
सहसाभ्याख्यान, रहसा च स्वदारमन्त्रभेद च। 


मूपोपदेश कूटलेखकरण च वर्जयेत ॥१२॥ 


३०८ 


३१० 


२३११ 


7३8१२ 


सोक्ष-मार्ग १०१ 


(मास की तरह ) मद्यपान से भी मनुष्य मदहोश होकर निन्‍द- 
नीय कर्म करता है और फलस्वरूप इस लोक तथा परलोक में 
अनन्त दु खो का अनुभव करता है। 


जिसके हृदय में ससार के प्रति वराग्य उत्पन्न करनेवाली, 
जल्यरहित तथा मेरुवत्‌ निष्कम्प और दृढ जिन-भकति है, 
उसे ससार में किसी तरह का भय नही है । 


विनयशील व्यक्ति का शत्रु भी मित्र वन जाता है। इसलिए 
देशविरत या अणृत्रती श्रावक को मन-वचन-काय से सम्यक्त्वादि 
गणों की तथा गणीजनो की विनय करना चाहिए । 


प्राणि-वध (हिंसा ), मृपावाद (असत्य वचन), बिना दी हुई 
वस्तु का ग्रहण (चोरी), परस्त्री-सेवत (कुशील) तथा 
अपरिमित कामना (परिग्रह) इन पाँचो पापों से विरति 
अगृत्रत है । 
प्रूणिवध से विरत श्रावक को-क्रोधादि कषायो से मन को 
टषित करके पश॒ व मनुष्य आदि का वन्धन, डडे आदि से ताडन- 
पीडन, नाक आदि का छेदन, शक्ति से अधिक भार लादना 
तथा खान-पान रोकना आदि कम नही करने चाहिए । क्योकि 
ये कर्म भी हिंसा जैसे ही हे । इनका त्याग स्थूल हिसा-विरति है । 
सस्‍्थूल (मोटे तौर पर) असत्य-विरति दूसरा अणुव्रत है। 
(हिसा की तरह) इसके भी पाँच भेद हं--कन्या-अलीक, 
गो-अलीक व भू-अलीक अर्थात्‌ कन्या, गो (पशु) तथा भूमि 
के विपय मे झूठ बोलना, किसीकी धरोहर को दवा लेना और 
झूठी गवाही देना । इनका त्याग स्थूल असत्य-विरति है । 
(साथ ही साथ ) सत्य-अणबती विना सोचे-समझे सहसा न 
तो कोई वात करता है, न किसीका रहस्योद्घाटन करता 
अपनी पत्नी की कोई गुप्त वात मित्रो आदि में प्रकट करता है 
न मिथ्या (अहितकारी ) उपदंश करता है और न कूटलेख- 
क्रिया (जाली हस्ताक्षर या जाली दस्तावेज आदि ) करता है । 


प्‌्ण्य 


३१३: 


३१४: 


३१५-३ १६: 


३२१७ 


३१८. 


समणपुत्तें 


वज्जिज्जा तेचाहड - तक्‍करजोगं विरुद्धरर्ज च। 
कूडतुलकूडमाणं, तप्पडिझ्व॑ च बवहार ॥१३७ 
वर्जयेत्‌ स्तेनाहत, तस्करयोग विरुद्धराज्य च | 
कटतुलाकूटमाने, तत्यतिरूपं च व्यवहारम्‌ !।॥१३॥।। 


इत्तरियपरिग्गहिया-डपरिगहियागमणा-णंगकीर्ड च । 
परविवाहक्करणं,».. कासे तिव्वाभिलास च ॥१४॥ 
इत्वरपरियृहीता-5परियृहीतागमना-नज्भू कीडा च। 
पर (द्वितीय) विवाहकरण, कामे तीव्राभिलाष च॑ ॥१४॥। 


विरया परिग्गहाओ, अपरिमिआओ अणंततप्हाओ । 
बहुदोससंकुलाओ, नरयगइगसणपंथाओ ॥॥१५॥। 
खित्ताइ हिरण्णाई धणाइ दुपयाइ - कुवियगस्स तहा । 

सम्म॑ विसुद्धचित्तो, न परमाणाइवकर्म कुझजा ॥१६॥। 
विरता परिस्रहातृ-अपरिमितादु-अनन्ततृष्णात्‌ । 
वहुढोपसकुलात, नरकगतिगसनपथात्‌ ॥१५०॥ 
क्षेत्राद हिरिण्याद धनादें हिपदादे कुप्यकस्य तथा । 
सम्बगविशुद्धचित्तो, न प्रमाणातिक्रम कुर्यात्‌ ॥१६॥। 


भाविज्ज य संतोसं, गहियसियाणि अजाणमाणेर्ण । 
थोव पुणो न एवं, गिहिणस्सामो त्ति चितिज्जा ॥१७॥। 
भावयेच्च सन्‍्तोप, गृहीतमिदानीमजानानेन । 
स्तोक पुत्र न एव, ग्रहीप्याम इति चिस्तयेत्‌ ॥॥१७॥। 


ज च दिसावे्‌रमर्ण, अणत्थदडाउ जं च बेरमण्ण। 
देसावगासियं पि य, गुणव्वयाई भवे ताई ॥१८॥। 
यच्च दिग्विर्मण, अनर्थदण्डात्‌ यच््च विरमणम्‌ ! 
देशावक्षशिकमपि चै, गणब्रतानि भवेयुस्तानि ॥१८॥॥ 


ह परो प्त्नो जो विवाहो अप्पणों चेव स परविवाहों | कि भणिय होइ ? भण्णइ- 
जि्विदुठसतोसाभायामं अ्रष्पणा अन्नाझो बन्‍लश्रों परिणेद्त ति। पुण अ्रइयारो 
सहस्सतुद्वस्य होइ ॥ --सत्बयधम्म पचासव चूणि, ७६ | 


हाँ 
कि 
पाई 


'७५-३ १६ 


३१७ 


मोक्ष-मार्गे १०३ 


अचोर्याणृब्रती श्रावक को न चोरी का माल खरीदना चाहिए, 
न चोरी में प्रेरक वनना चाहिए । न ही राज्य-विरुद्ध अर्थात्‌ 
टैक्स आदि की चोरी व नियम-विरुद्ध कोई काये करना चाहिए। 
वस्तुओ में मिलावट आदि नहीं) करना चाहिए । जाली सिक्‍के 
या नोट आदि नहीं चलाना चाहिए । 


स्व-स्त्री में सन्तुष्ट ब्रह्मचर्याणुत्रती श्रावक को विवाहित या 
अविवाहित वदचलन स्त्रियों से सवंथा दूर रहना चाहिए । 
७9७3 ता अअखअख [बल वीनानन-«ञननननमी जम डा कलससिसस पाप कप कसपका 
अनग-क्रीडा नही करनी चाहिए । अपनी सन्‍्तान के अतिरिक्त 
दूसरों के विवाह आदि कराने में दिलचस्पी नही लेनी चाहिए । 
(इसमे यह अर्थ भी निहित है कि अपना भी पर' यानी दूसरा 
विवाह नही करना चाहिए ।) काम-सेवन की तीत्र लालसा का 
त्याग करना चाहिए । 


अपरिमित परिग्रह अनन्ततृष्णा का कारण है, वह बहुत 
दोषयुक्त है तथा नरकगति का मार्ग है। अत 
परिग्रह-परिमाणाणुत्रती विशुद्धचित्त श्रावक को क्षेत्र-मकान, 
सोना-चाँदी, धन-धान्य, द्विपद-चतुष्पद तथा भण्डार (सम्नह) 
आदि परिय्रह के अगीकृत परिमाण का अतिक्रमण नही करना 
चाहिए । 


उसे सनन्‍तोष रखना चाहिए। उसे ऐसा विचार नही करना 
चाहिए कि इस समय मेने विना जाने थोड़ा परिमाण किया, 
आगे आवव्यक होने पर पुन अधिक ग्रहण कर लू गा । 


श्रावक के सात शील ब्रतो से ये तीन गुणब्रत होते हे--दिशा- 
विरति, अनर्थदण्डविरति तथा देशावकाशिक । 


३१९ 


३२०- 


३२१- 


३२४ 


समणसुक्त 


उडढमहे तिरिय पि य, दिसासु परिमाणकरणसिह पढम॑ । 
भणियं गुणव्वयं खलू, सावगधस्मस्मि बोरेण ॥१९॥ 
ऊध्वेमधस्तियेगपि च, दिक्षु पस्मिणकरणमिह प्रथमम्‌ । 
भणित गुृणब्रत खल, श्रावकधर्म वीरेण ॥११९॥। 
वयभगकारणं होइ, जम्मि देसम्मि तत्थ णियसेण । 

कीरइ गमणणियत्ती, त जाण गुणव्वयं विदियं ॥॥२०॥। 
ब्रतभड़का रण भवति, यस्मिन्‌ देशे तत्र नियमेन । 

क्रियते गमननिवृत्ति , तद्‌ जानीहि गृणब्रत द्वितीयम्‌ ॥२०॥। 


विरई अणत्थदरडे, तच्च, स चउब्बिहों अवज्ञाणो । 
परमायायरिय. हिसप्पयाण पावोवएसे ये ॥२१७ 
विरतिरनर्थदण्डे, तृतीय, स चतुविध. अपध्यानम्‌ । 
प्रमादाचरितम्‌ हिंसाप्रदानम्‌ पापोपदेशछब्च ॥॥२१॥। 


. अटदठेण त न बंधइ, जमणदूठेण तु थोबबहुभावा। 


अटठे कालाईया, नियामगा न उ अणट्ठाए ॥२२॥। 
अर्थेन तत्‌ न वध्नाति, यदनर्थेन स्तोकवहुभावात्‌ । 
अर्थ कालादिका, नियामका. न त्वनर्थक ॥२२।। 


कदप्प कुक्कुइयं, मोहरिय सजुयाहिगरर्ण च। 
उवभोगपरीभोगा-इरेयगयं चित्थ. वज्जइ ॥२३॥। 
कान्दप्यम्‌ कौत्कुच्य, मौखय सयुक्ताधिकरण च। 
उपभोगपरिभोगा-तिरेकगत चात्र वर्जयबेत्‌ ॥२३॥। 
भोगाणं परिसंखा, सामाइय - अतिहिसंविभागो य। 
पोसहविही य सब्दो, चडरो सिक्खाउ वृत्ताओं ॥२४॥ 
भोगाना परिनिख्या, सामायिकस्‌ अतिथ्रिसविभ्ागष्च । 


पगेपवधिधिन्च सर्वे, चतन्र शिक्षा उकता ॥२४।॥॥ 


-. वज्जणमणतगुवरि, अच्चगाणं च भोगओ माणं। 


क्म्मबशओो खरकम्मा-डयाण अवर इम भणियं ॥२५॥। 
वर्जनमनन्तक्म॒दम्बन्-असत्पद्भाना च भोगतो मानस्‌ । 
फ्ममल खरामादिशना अपन्म्‌ इद भणितम्‌ ॥रण।। 


् 


३१९ 


३२२ 


रे२३ 


मोक्ष-मार्ग १०४ 


(व्यापार आदि के क्षेत्र को परिमित करने के अभिप्राय से) 
ऊपर, नीचे तथा तियेक्‌ दिश्ाओ में गमनागमन या सम्पर्क 
आदि की सीमा वॉधना प्रथम दिग्ब्रत नामक गुणब्रत है । 


जिस देश में जाने से (किसी भी) ब्रत का भग होता हो या 
उसमे दोप लगता हो, उस देश में जाने की नियमपूर्वक निवृत्ति 
देशावकाशिक नामक दूसरा गुणब्रत है । 


प्रयोजन-विहीन कार्य करना या क्सिीको सताना अनर्थदण्ड 
कहलाता है । इसके चार भेद हे--अपध्यान, प्रमादपूर्णचर्या, 
हिंसा के उपकरण आदि देना और पाप का उपदेश । इन चारो 
का त्याग अनर्थदण्ड-विरति नामक तीसरा गुणन्रत है । 


प्रयोजनवश् कार्य करने से अल्प कर्मवन्ध होता है और विना 
प्रयोजन काये करने से अधिक कमंवन्ध होता है। क्योकि 
सप्रयोजन कार्य में तो देश-काल आदि परिस्थितियो की अपेक्षा 
का प्रइन रहता है, लेकिन विना प्रयोजन प्रवृत्ति तो सदा ही 
(अमर्यादितरूप से) की जा सकती है । 


अनर्थदण्ड-विरत श्रावक को कन्दर्प (हास्यपूर्ण अशिप्ट वचन- 
प्रयोग), कोत्कुच्य (शारीरिक कुचेप्टा), मोखये ( व्यर्थ 
वकवास ), हिंसा के अधिकरणों का सयोजन तथा उपभोग- 
परिभोग की मर्यादा का अतिरेक नही करना चाहिए । 


चार शिक्षात्रत इस प्रकार हे--भोगो का परिमाण, सामायिक, 
अतिथि-सविभाग और प्रोषधोपवास । 


भोगोपभोग-परिमाणत्रत दो प्रकार का है--भोजनरूप तथा 
काये या व्यापाररूप । कन्दमूल आदि अनन्तकायिक वनस्पति, 
उदुम्बर फल तथा मद्यमासादि का त्याग या परिमाण भोजन- 
विषयक भोगोपभोग ब्रत है, और खरकर्म अर्थात्‌ हिसापरक 
आजीविका आदि का त्याग व्यापार-विषयक भोगोपभोग- 
परिमाण ब्रत है। 


तन 


१०६ 


7 ३२६- 


र२े२७ 


३२८ 


३२९. 


३३०- 


३३१ 


३३२ 


समणपसुत्तं 


सावज्जजोगपरिरक्खणट्ठा, सासाइयं केवलियं पसत्थ । 
गिहत्थधम्मा परम ति नच्चा, कुज्जा बुहो आयहिय परत्था ॥२६॥। 
सावद्ययोगपरिरक्षणार्थ , सामायिक केवलिक प्रगस्तम्‌ । 
गृहस्थधर्मात्‌ परममित्ति ज्ञात्वा, कुर्याद्‌ बुध आत्महित परत्र।२६।। 
सामाइयस्मि उ कए, समणो इब सावओ हवइ जम्हा । 

एएण काररणेणं, बहुसो सासाइय कुज्जा ॥२७॥। 
सामायिके तु कृते, श्रमण इव श्रावकोीं भवति यस्मात्‌ । 

एतेन कारणेन, वहुशआ॒ खसामायिक कुर्यात्‌ ॥२७॥। 


सामाइयं ति काउं, पर्राचतं जो उ चितई सड्ढो । 

अट्टवसट्टोबगओ, निरत्ययं तस्स  सासाइय २८५ 

सामायिकमिति कूत्वा, परचिन्ता यस्तु चिन्तयति श्राद्ध । 

आतंवशा्तोपगत , निर्थक तस्य सामायिकम्‌ ॥२८॥। 

आहारदेहसक्कार-बंभाववावारपोसही य उ5णं। 

देसे सब्बे य इमें, चरमे सामाइयं णियमा ॥२९॥। 

आहारदंहसत्का र-ब्रह्म चयेमव्यापा रपोषध च । 

देशे स्वेस्मिन्‌ च इद, चरमे सामायिक नियमात्‌ ॥॥२९॥। 

अज्माईणं सुद्धाणं,, कप्पणिज्जाण देसकालजुत्त । 

दाणं जईणमुचियं, गिहीण सिवखावय भणियं ॥॥३०॥ 

अन्नादीना गजुद्धाना, कल्पनीयाना देशकालयुतम्‌ । 

दान यतिभ्य उचित, गृहिणा शिक्षात्रत भणितम्‌ ॥३०।। 

आहारोसह-सत्थाभय-भेओो ज॑ चउच्विहूं दाणं। 

त॑ वुच्चई दायव्वं, णिद्िद्ठमृुवासयज्ञयणे ॥३१॥। 

आहारौपधघ-शास्व्रानूभयभेदात्‌ यत्‌ चतुविधम्‌ दानम्‌ । 

तद्‌ उच्यते दातव्य निर्दिष्टमू उपासक-अध्ययने ॥३१॥। 

दाणं भोयणमेत्तं, दिज्जद धतन्मों हवेइ सायारो। 

पत्तापत्तविसेसं, संदंसणे कि. वियारेण ॥३२॥ 

दान भोजनमात्र, दीयते धन्यो भवति सागार. । 
पात्रापात्रविजेषसदर्शन कि विचारेण ॥३२॥। 


३२७ 


है. 


। 
क्र 


330 


३३१ 


३३२ 


मोक्ष-मार्य १०७ 


२६. सावद्ययोग अर्थात्‌ हिसारम्भ से बचने के लिए कंवल सामायिक 


ही प्रशस्त है । उसे श्रेप्ठ गृहस्थधर्म जानकर विद्द।न्‌ को आत्म- 
हित तथा मोक्ष-प्राप्ति के लिए सामायिक करना चाहिए । 


सामायिक करने से अर्थात्‌ सामायिक के काल में श्रावक भी 
श्रमण के समान (सर्व सावच्ययोग से रहित एव समताभावयुवत ) 
हो जाता है। अतएवं अनेक प्रकार से सामायिक करना चाहिए। 


सामायिक करते समय जो श्रावक पर-चिन्ता करता है, वह 
आत्तं-ध्यान को प्राप्त होता है । उस्की सामाथिक निरथंक है। 
आहार, शरीर-सस्कार, अन्ह्म तथा आरम्भत्याग ये चार वाते 
प्रोपधोपवास नामक शिक्षा-त्रत मे आती है । इन चारो का 
त्याग एकदेश भी होता है और स्वदेश भी होता है। जो 
सम्पूर्णत प्रोषध करता है, उसे नियमत सामायिक करनी 
चाहिए । 


उद्गम आदि दोषो से रहित वेशकालानूकूल, शुद्ध अन्नादिक का 
उचित रीति से (मूनि आदि सयमियो को ) दान देना गृहस्थो का 
अतिथिसविभाग शिक्षात्रत है। ( इसका यह भी अर्थ है 
कि जो लोग विना किसी पूर्वसूचना के अ-तिथि रूप में आते है 
उनको अपने भोजन में सविभगी बनाना चाहिए ।) 


आहार, ओषध, शास्त्र और अभय के रूप मे दान चार प्रकार का 
कहा गया है। उपासकाध्ययन में अर्थात्‌ श्रावकाचार में 
उसे देने योग्य कहा गया है । 


भोजनमात्र का दान करने से भी गृहस्थ धन्य होता है । इसमें 
पात्र और अपात्र का विचार करने से क्या लाभ ? 


१्‌०ण्य 


३३ ३: 


३३४ 


३१५ 


समणसुत्त 


साहुणं कप्पणिज्जं, ज॑ न वि दिण्ण काह पि किचि तहिं । 
धीरा जहुत्तकारी, सुसावया त न भुजंति ॥३३॥। 
साधूता कल्पनीय, यद्‌ नापि दत्त कुत्रापि किचित्‌ तत्र । 

धीरा यथोक्‍तकारिण , सुश्रावका तद्‌ न भुज्जते ।३३।॥। 
जो मुणिभुत्तविसेस, भूृंजइ सो भुंजए जिणुवदिट्ठं । 
संसारसारसोबख,_ कससो..._ णिव्वाणवरसोवर्ख ।॥३४।। 
यो मुनिभुक्तविशेष, भुडक्ते स भूडवते जिनोपदिष्टम्‌ । 
ससारसारसोख्य, क्रमणो निर्वाणवरसौख्यम्‌ ।३४॥। 
ज कौरदइ परिरक्‍्खा, णिच्चं मरण-भयभीरु-जीवाणं । 

त जाण अभयदाणं, सिहार्माण सब्वदाणाणं ॥३५॥। 
यत्‌ क्रियते परिरक्षा, नित्य मरणभयभीरुजीवानाम्‌ । 

तद्‌ जानीहि अभयदानम्‌ , शिखार्माण सर्वेदानानाम्‌ ॥३५॥। 


२४. असणधर्मसूत्र 


(अ) समता 


३३६ 


३२३७: 


३२३८- 


ससणो त्ति सजदो त्ति य, रिसि मुणि साधु त्ति वीदरागो त्ति । 
णास्राणि सुविहिदाण, अणगार भरदंत दंतो त्ति॥ १) 
श्रमण इति सयत इति च, ऋषिमृनि साधु इति बीतराग इति । 
नामाति सुविहितानाम्‌ , अनगारो भदन्त दान्त. इति ।॥ १ 
सीह-गय-वसह-मिय-पसु, मारुद-सूरूवहि-मंर्दा रिदृ-मंणी । 
खिदि-उरगंवरसरिसा,. परस-पय-विसग्गया साहू ॥२॥। 
सिह-गज-वृपभ-मृग-पण्ु, मारुत-सूर्योदधि-मन्दरेन्दु-सणय । 
क्षिति-उरगाम्वरसदृज्या , परमपद-विमार्गका साधव ॥॥२॥। 
वहवे इसमे असछू, लोए वुच्चंति साहुणों। 

नलवचे असाहूं साहु त्ति, साहु साहु क्ति आलवे ॥३॥। 

वहव इम असाध्रव , लोके उच्यन्ते साधव । 

न लपंदसाधु साधु इति साधु साधु इति आलपेत्‌ ॥३॥। 


शा 
श्पा 
ण्<ु 


सोक्ष-मार्ग १०९ 


जिस घर में साधुओ को कल्पनीय (उनके अनुकूल) किचित्‌ 
भी दान नही दिया जाता, उस घर मे भास्तोवतत आचरण करने- 
वाले धीर और त्यागी सुश्रावक भोजन नही करते । 


जो गृहस्थ म॒नि को भोजन कराने के पच्चात्‌ वचा हुआ भोजन 
करता है, वास्तव म॑ उसीका भोजन करना सार्थक है । वह 
जिनोपदिप्ट ससार का सारभूत सुख तथा चरमश मोक्ष का उत्तम 
सुख प्राप्त करता है । 


मृत्य-भय से भयभीत जीवो की रक्षा करना ही अभय-दान है । 
यह अभय-दान सव दानो का शिरोमणि है । 


२४. शअ्रसणध्मसूत्र 


(अ) समता 


३३६ श्रमण, सयत, ऋषि, मुनि, साधु, वीतराग, अनगार, भदन्त, 


३३७ 


3३३८ 


ये सव जास्त्र-विहेत आचरण करनेवालो के नाम है । 


सिंह के समान पराक्रमी, हाथी के समान स्वाभिमानी, वृषभ के 
समान भद्ग, मृग के समान सरल, पशु के समान निरीह, वायु के 
समान निस्सग, सूर्य के समान तेजस्वी, सागर के समान गम्भी र, 
मरु के समान निः्चल, चन्द्रमा के समान शीतल, मणि के समान 
कातिमान, पृथ्वी के समान सहिप्णु, सर्प के समान अनियत- 
आश्रयी तथा आकाश के समान निरवलम्व साधु, परमपद 
मोक्ष की खोज म रहते ह । 


(परन्तु ) ऐसे भी वहुत से असाधु हे जिन्हें ससार मे साधु कहा 
जाता है। (लेकिन) असाधु को साधु नहीं कहना चाहिए, 
साधु को ही साधु कहना चाहिए । 


११० 


३३९. 


३४०. 


रै४१- 


३४२. 


ड्टेड रे 


इ्डण्‌ 


समणपसुत्तं 


ताणदंसणसंपण्णं, संजमे ये तबे रखं। 
एवंगुणसमाउत्तं,.. संजय साहुमालवे ॥।॥४॥ 
जानदशंनसम्पन्न, सयमे च तपसि रतम्‌ । 
एवगूणसमायूक्त, सयत. साधुमालपेत्‌ ॥।४।। 


न वि मुण्डिएण समणो, न ओंकारेण बंभणो। 
न सुणी रण्णवासेणं, कुसचीरेण न तावसो ॥५॥। 
ना5पि मृण्डितेन श्रमण , न ओकारेण ब्राह्मण । 
न मूनिररण्यवासंन, कुशचीरेण न तापस ॥५॥। 


समयाएं समणो होइ, बंभचेरेण बंभणो । 

नाणेंग य मुणी होइ, तवेण होइ तादसो ॥६॥। 
समतया श्रमणो भवति, ब्रह्मचर्येण ब्राह्मण । 

ज्ञानेन च मुनिर्भवति, तपसा भवति तापस. ॥॥६॥। 
गुणेहि साहू अगुणेहिष्साहू, गिण्हाहि साहुगुण मुंच5साहू । 
वियाणिया अप्पगमप्पएणं, जो रागदोसेहि समो स पुज्जो ॥७॥॥ 
गुणे साधुरगुणरसाध , गृहाण साधुगुणान्‌ मुझ्चाउसाधु (गुणात्‌ । 
विजानीयात्‌ आत्मानमात्मता, य रागद्वेघयों सम स पूज्य ॥७॥॥ 
देहादिसु अणुरत्ता, विसयासत्ता कसायसंजूत्ता । 
अप्पसहावे सुत्ता, ते साहू सम्मपरिचत्ता ॥८॥। 
देहादिपु अनुरक्ता, विषयासक्ता कपायसयुकता । 
आत्मस्वभावे सुप्ता, ते साधव सम्यक्त्वपरित्यक्ता ॥॥८॥। 

वहुँ सुणेइ कण्णेह, बहुं अच्छीहि पेच्छइ । 

न य दिदृठ सुयु सब्ब, भिक्‍खू अक्खाउमरिहई ॥॥९॥। 

वह श्णोनि कर्णास्‍्या, वहु अक्षिक्या प्रेक्षते । 

न च दुष्ट श्रुत सर्वे, भिक्ष्रास्यातुमहँति ॥९॥। 
सज्ञ्ायज्झाणजुत्ता, रत्ति ण॒ सुयंति ते पयासं तु । 

सुत्तवय चितंता, णिह्याय चस ण गच्छंति ११०१ 
रवाध्यायध्यानयूक्‍ता., राजी न स्वपन्ति ते प्रकाम तु । 

सूतार्थ चिन्तयन्तो, निद्राया वक्ष न गच्छन्ति ॥2०॥॥ 


३३२९ 


3४0०9 


३४१ 


३४२ 


/ ३४३ 


उेडीढ 


३४७०. 


भोक्ष-सार्ग १११ 


ज्ञान और दशशन से सम्पन्न सयम और तप मे लीन तथा इसी - 
प्रकार के गुणो से युक्त सयमभी को ही साधू कहना चाहिए । 


केवल सिर मूँडाने से कोई श्रमण नही होता । ओम्‌ का जप करन 
से कोई ब्राह्मण नही होता, अरण्य में रहने से कोई मुनि नही 
होता, कुश-चीवर पहनने से कोई तपस्वी नही होता । 


4 


(प्रत्यृत) वह समता से श्रमण होता है, ब्रह्मचय से ब्र,हाण 
होता है, ज्ञान स मूृनि होता है और तप से तपरवी होता है । 


(कोई भी ) गुणों से साधु होता है और अग्गणो से असाधू । 
अत साधु के गुणो को ग्रहण करो और असाधूता का त्याग करो । 
आत्मा को आत्मा के द्वारा जानते हुए जो राग-द्ेष में समभाव 
रखता है, वही पूज्य है । 


देहादि में अनु रक्त, विपयासक्त, कपायसयुकत तथा आत्मस्वभाव 
से सुप्त साधू सम्यक्त्व से शून्य होते हे । 


गोचरी अर्थात्‌ भिक्षा के लिए निकला हुआ साधु कानों से 
वहुत-सी अच्छी-वुरी वात सुनता हैं और आँखो से बहुत-सी 
अच्छी-वुरी वस्तुएँ देखता है, किन्तु सव-कुछ देख-सुनकर भी 
वह किसी से कुछ कहता नही है। अर्थात्‌ उदासीच रहता है । 


स्वाध्याय और ध्यान में लीन साधु रात में बहुत नही से ते हे । 
सूत्र और अर्थ का चिन्तन करते रहने के कारण वे निद्रा के वश 
नही होते । 


११२ 


शे४६- 


३४७. 


३४८: 


३४९. 


३५०. 


३०१ 


३५२. 


समणपसुत्त 


निम्ममो निरहकारो, निस्संगो चत्तगारवों । 


ससो ये सब्वभूएसु, तसेसु थावरेसु अ॥११॥ 


निर्ममों निरहकार, नि सगस्त्यक्तगीरब । 
समण्च सर्वेभूतेपु, चसपू स्थावरेपु चे॥११॥ 
लाभालाभे सुहे दुक्‍्खे, जीविए मरणें तहा। 
समो . निनन्‍्दापसंसासु, तहा साणावसाणओ ॥१२॥। 
लाभालाभे सुखे दुखे, जीविते मरणे तथा। 
समो निन्दाप्रगसयो, तथा मानापमानयों ॥१२॥। 
गारदेसू कसाएसु, दंडसलूलभएसु य। 

नियत्तो हाससोगाओ, अनियाणों अबन्धणों ॥१३॥। 
गौरवेभ्य. कपायेभ्य , दण्डगल्यभयेभ्यच्च । 
निवृत्तो हासगोकात्‌, अनिदानों अवन्धन ॥॥१३।॥। 
अषिस्सिओ इह लोए, परलोए अणिस्सिओ । 
वासीचन्दणकप्पो य, असर्ण अणसण्ण. तहा ॥१४॥। 
अनिश्चित इहलोके, परलोकेडनिश्चित । 
वासीचन्दनकल्पण्च, अगनेइनणने तथा ॥|१४॥। 


अप्पसर्त्थेष्ठि दार्रोेह, सव्बओ पिहियासवों । 


अज्ञप्पज्ञाणजोर्गो ह, पसत्थदससासणे ॥३१५॥। 
अप्रशस्तेभ्यो द्वारेभ्य, स्वत पिहितास्रव । 
अध्यात्मध्यानयोगे , प्रभस्तदमणासन ॥१५॥। 


खुहं पिवास॑ दुस्सेज्ज, सोउण्ह॑ अरई' घयं। 
अहियासे अव्वहिओ, देहे दुक्ख सहाफलं ॥३१६॥ 
क्षुध्॒ पिपासा दु बय्या, शीतोष्ण अर्रत भयम्‌ । 
अतिसहेत अव्यथित देहदुख महाफलम्‌ ॥॥१६॥। 


अहो निच्च तवोकस्सं, सब्वबुद्धोह वण्णियं । 
जाय लज्जाससा वित्तो, एगभनत्त च भोयणं ॥१७॥ 
अहो नित्य तपकर्म, खसवेबुद्ैबेणितम्‌ । 
यावल्लज्जासमा वृत्ति, एकभक्त च भोजनम्‌ ॥१७॥। 


ग सोक्ष-मार्ग ११३ 


३४६ [साधू ममत्वरहित, निरहकारी, निस्सग, गौरव का त्यागी तथा 


7 3४८ 


/ ३४९ 


२५० 


2३3५१ 


३५२ 


त्रस और स्थावर जीवो के प्रति समदृष्टि रखता है । 


वह लाभ और अलाभ में, सुख और दु ख में, जीवन और मरण 
में, निंदा और प्रणसा में तथा मान और अपमान में समभाव 
रखता है । 


वह गौरव, कषाय, दण्ड, शल्य, भय, हास्य और शोक से निवृत्त 
तथा निदान और वन्धन से रहित होता है । 


वह इस लोक व परलोक में अनासक्त, वसूले से छीलने या 
चन्दन का लेप करने पर तथा आहार के मिलने या न मिलने 
पर भी सम रहता है--हफषे-विषाद नहीं करता । 


ऐसा श्रमण अप्रशस्त ढ्वारो (हेतुओ) से आनेवाले आख्रवो का 
सर्वंतोभावेन निरोध कर अध्यात्म-सम्वन्धी ध्यान-योगो से 
प्रशस्त सयम-शासन मे लीन हो जाता है ! 


भूख, प्यास, दु शय्या (ऊँची-नीची पथरीली भूमि ) ठढ, गर्मी, 
अरति, भय आदि को विना दु खी हुए सहन करना चाहिए । 


क्योकि देहिक ढु खो को समभावपूवेक सहन करना महा- 
फलदायी होता है । 


अहो, सभी ज्ञानियो ने ऐसे तप-अनुप्ठान का उपदेश किया है 
जिसमे सयमानुकूल वतन के साथ-साथ दिन में केवल एक वार 
भोजन विहित है । 


११४ 


समणसुत्तं हर 


३५३- कि काहदि वणवासो, कायकलेसो विच्चित्त उबवासो 


७४: 


रेण०- 


अज्ञयणमोणपहुदी,.. समदारहियस्स समणस्स ॥१८॥॥ 
कक्क करिष्यति वनवास , कायक्लेशो विचित्रोपवास । 
अध्ययनमोनप्रभुतय , समतारहितस्थ श्रमणस्थ ॥।१८।। 
बुद्धे परिनिव्बुडे चरे, गाम गए नगरें व संजए। 
संतिसा्ग च बृहए, समय गोयस ! सा पमायए ॥१९॥। 
बुद्ध परिनिव तब्चरे , ग्राम गतो चगरे वा संयत्त । 
शान्तिमार्ग च व्‌ हये , समय गौतम मा प्रमादी ॥१९॥। 
न हु जिणे अज्ज दिस्सई, बहुसमए दिस्सई सग्गदेसिए । 

संपड नेयाउए पहे, समय गोयम ! मा परमायए ॥॥२०१॥ 
न खल्‌ जिनोउ्च दृश्यते, वहुमतो दृग्यते मार्येंदशित ॥ 
सम्प्रति नेयायिके पथि, समय गौतम ' मा प्रमादी ॥॥२०॥) 


(आ) वेश-लिंग 


र२५६- 


३५७७. 


३५८- 


३२५९. 


वेसोी वि अप्पसाणो, असंजमपएसु चट्टमाणस्स ६ 

कि परियत्तियवेसं, विस न सारेइ खज्जंतं २११ 
वेषोषपि अप्रमाण, असयमपदेपू वर्तेसानस्य । 

कि परिवर्तितवेष, विप न मारयति खादन्तम्‌ ॥२१॥ 
पच्चयत्यं/ च. लोगस्स,  नाणाविह॒विगप्पणं । 

जत्तत्थ॑ गहणत्थ॑ च,  लोगे लिगपओोयण्ण ॥॥२२॥। 
प्रत्ययाथं च लोकस्य, नानाविधविकल्पनम्‌ । 

यात्रार्थ ग्रहणाथ च, छोक लिड्प्रयोजनम्‌ ॥२२॥। 
पासंडीलिगाणि व, गिहिलिगाणि व वहुप्पयाराणि । 

घित्तुं च्दति मूढा, लिगसिणं सोक्खमरगों त्ति ॥॥२३॥ 
पापडिलिड्भानि वा, गृहिलिड्भानि वा वहुप्रकाराणि । 

गृह्दीत्वा वदन्ति मूढा, लिझज्भमिद मोक्षमार्ग इति ॥॥२३॥ 
पुल्लेव मूट्ठी जह से असारे, अयन्तिए कूडकहावणें वा ।' 
राढामणी वेरलियप्पगासें, अमहग्घए होइ य जाणएसु ॥२४। 
शुपिरा इव मूप्टियेया स असार , अयन्त्रित कूटकार्पापणों वा । 
राटामणिवेंड्सेप्रकाण , अमहार्घको भवति च ज्ञायकेपु ज्ञेपु ॥२४। 


है 
हि र ३ 


३४ 


रण 


सोक्ष-सार्ग ११५ 


समतारहित श्रमण का वनवास, कायवलेश, विविध उपवास, 
अध्ययन और मोन व्यर्थ है । 


प्रबुद्ध और उपणान्‍्त होकर सयतभाव से ग्राम और नगर में 
विचरण कर । शान्ति का मार्ग वढा । हे गौतम ! क्षणमात्र 
भी प्रमाद मत कर । 


भविष्य में छोग कहेंगे, आज 'जिन' दिखाई नही देते और जो 
मार्गदशक हे वे भी एकमत के नही हे । किन्तु आज तुझे न्याय- 
पूर्ण मार्ग उपलब्ध है । अत गौतम ! एक क्षणमात्र भी 
प्रमाद मत कर । 


(आ) वेश या लिंग 


र्५द 


३०८ 


२५५ 


(सयममार्ग में) वेश प्रमाण नही है, क्योकि वह असयत 
लोगो में भी पाया जाता है । क्‍या वेश वदलनेवाले व्यक्ति को 
खाया हुआ विष नही मारता ? 


(फिर भी ) लोक-प्रतीति के लिए नाना तरह के उपकरणो की, 

वेश आदि की परिकल्पना की गयी है । सयम-यात्रा के निर्वाह 
के लिए और मे साधु हूँ इसका बोध रहने के लिए ही लोक में 
लिग का प्रयोजन है । 


लोक में साधुओ तथा गृहस्थो के तरह-तरह के लिग प्रचलित हे 
जिन्हें धारण करके मूढजन ऐसा कहते हे कि अमुक लिंग 
(चिह्न) मोक्ष का कारण है । 


जो पोली मुट्ठी की तरह निस्सार है, खोटे सिक्के की तरह 
अप्रमाणित है, वेंड्य की तरह चमकनेवाल्यी काचमणि है 
उसका जानकारो की दृष्टि से कोई मूल्य नही । 


११६ 


३६०: 


३६१: 


३६२: 


३६३ 


३६४- 


रेप 


समणपसुत्तं 


भावों हि पठमलिंगं, ण दव्वलिंगं च जाण परमत्थं । 
भावों कारणभूदो, गृणदोसाणं जिणा विति ॥२५॥ 
भावो हि प्रथमलिड्, न द्रव्यलिज्ध च जानीहि परमार्थम्‌ । 

भाव कारणभूत, गृणदोपाणा जिना ब्ुवन्ति ॥२५।) 


भावविसुद्धिणिमित्तं, बाहिरगंथस्स कोरए चाओ । 
बाहिरचाओ. विहलो,  अब्भंतरगंथजुत्तस्स ११२६॥। 
भावविशुद्धिनिमित्त, वाह्मग्रन्थस्थ क्रियते त्याग । 
वाह्मत्याग विफल, अभ्यन्तरग्रन्थयुक्तस्थ ॥।२६।॥। 


परिणामस्सि असुद्धे, गंथे मुंचेइ बाहिरे य जई । 
बाहिरगंथच्चाओ, भावविहृणस्स कि कुणइ ? २७ 
परिणाम अजुद्धे, ग्रन्धान मृञचति वाह्मान्‌ च यति । 
वाह्मग्रन्थत्याग , भावविहीनस्थ कि करोति ? ॥२७।। 


देहादिसंगरहिओ, साणकसाएह सबयलूपरिचत्तो । 
अप्पा अप्पम्मि रओ, स भावलिगी हवें साहू ॥२८॥। 
देहादिसगयरहित , मानकषाये सकलपरित्यक्त. । 
आत्मा आत्मनि रत , स भावलिड्डी भवेत्‌ साधु ॥२८।॥। 


२५. ब्तसूत्र 


अहिसा सच्यं च अतेणग च, तत्तो य बंध अपरिग्गहं च ! 
पडिवज्जिया पंच मह॒व्वयाणि, चरिज्ज धस्मं जिणदेसियं विऊ १११ 
अहिसा सत्य चास्तेनक च, ततब्चात्रह्मापरिग्रह 'च । 

प्रतिपद्य पञ्चमहान्रतानि, चरति धर्म जिनदेशित विद ॥॥१।। 


णिस्सल्लस्सेंव पुणो, महव्वदाईं हवंति सब्बाईं। 
वदमुवहम्मदि तीहि दु, णिदाणमिच्छत्तमायाहि ॥२॥४ 
नि बल्यस्थैव पुन, महात्रतानि भवन्ति सर्वाणि। 
ब्तमुपहच्यते तिसूभिस्तु , निदान-मिथ्यात्व-मायात्षि ॥२॥| 


३२६० 


“३६१: 


शेघ२ 


 इैह३े 


सोक्ष-सार्ग ११७ 


(वास्तव से) भाव ही प्रथम या मुख्य लिग है। द्रव्य लिग 
परमार्थ नही है, क्योकि भाव को 'ही जिनदेव गृण-दोषो का 
कारण कहते हे । 


भावो की विशद्धि के लिए ही वाह्मय परिग्रह का त्याग किया 
जाता है। जिसके भीतर परियग्रह की वासना है उसका वाह्य 
त्याग निप्फल है 


अगशुद्ध परिणामों के रहते हुए भी यदि वाह्य परिग्रह का 
त्याग करता है तो आत्म-भावना से शून्य उसका वाह्म त्याग 
क्या हित कर सकता है ? 


जो दह आदि की ममता से रहित है, मान आदि कषायो से 
पूरी तरह मुक्त है तथा जो अपनी आत्मा में ही लीन है, वही 
साधु भावलिंगी है । 


२५. ब्रतसूत्र 


३६४ अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचय और अपरियग्रह इन पाँच महा- 


ब्रतो को स्वीकार करके विद्वान्‌ मुनि जिनोपदिप्ट धर्म का 
आचरण करे । 


३६५ नि शल्य ब्रती के ही ये सव महान्नत होते है । वयोकि निदान, 


मिथ्यात्व और माया--इन तीन जल्यो से ब्रतो का घात होता है । 


११८ 


३५६९ 


३६७: 


३६८ 


३६९ 


३७०: 


२७१. 


समणपसुत्त 


अर्गाणिअ जो मुक्खसुहं, कुणइ निआणं असारसुहहेंउं । 
सो क्रायमणिकएणं, बेरलियर्माण पणासेइ ॥३॥। 
अगणयित्वा यो मोक्षसुख, करोति निदानमप्तारसुखहेतो । 
स काचमणिक्ते, वेड़येमाण  प्रणाशर्यात ॥३॥। 
कुलजोणिजीवमग्गण-ठाणाइसु जाणिकण जीवारण। 
तस्सारभणियत्तग, परिणामों होइ. पढसवर्द ॥४॥॥ 
कुलयोनिजीवमा्गणा-स्थानादिपु जात्वा जीवानाम्‌ । 
तस्यारम्भनिवर्ततपरिणामोी भवति प्रथमत्रत्तम्‌ ।।४।। 


सब्बवेसिमासमाणं, हिंदयं गब्भो व सब्वसत्याणं । 
सब्वेसि चदगुणाणं, पिडो सारो अहिसा हु ॥षा। 
सर्वेषामाश्रमाणा, हृदय गर्भो वा सर्वभास्त्राणाम्‌ । 
सर्वेषा ब्रतगुणाना, पिण्ड. सार अहिसा हि ॥५॥। 


अप्पणट्टा परद्व! वा, कोहा वा जद वा भया। 
हिसगग॑ न सूर्स बूथा, नो वि अन्न वयावए ॥६॥। 
आत्मार्थ परार्थ वा, कोधाद्वा यदि वा भग्नात्‌ । 
हिसक ने मृषा बूयात्‌ , नाप्यन्य वदापयेत्‌ ।॥६॥। 
गासे वा णयरे वा, रण्णे वा पेच्छिऋण परसत्थं । 

जो मुंचदि गहणभावं, तिदियवद होदि तस्सेव ॥॥७॥। 
ग्रामे वा नगरे वा-5रण्ये वा प्रेक्षित्वा परमार्थम । 

यो मुड्चति ग्रहणभाव, तृतीयब्रत भवति तस्येव !॥७॥। 
चित्तमंतमचित्त वा, अप्पं वा जइ वा बहुं। 
दंतसोहणमेत्त पि, जोग्गहंसि अजाइया ॥८॥॥ 
चित्तवदचित्तवद्दा, अल्प वा यदि वा वहु (मूल्यत ) । 
दस्तभोघनमात्रमपि, अवग्रहे अयाचित्वा (न गृक्लान्ति) ॥॥८॥ 
अदर्भूसि न गच्छेज्जा, गोयरग्गगओ सुणी । 
कुलस्स भाम जाणिता, मियं भूस परक्‍कमे ॥१९॥। 
अतिभूमि न गच्छेदू, गोचराग्रगतो मुनि । 
कुलस्थ भूमि ज्ञात्वा, सिता भूमि पराजक्रमेत्‌ ॥९॥। 


सोक्ष-सार्गं ११६४ 


३६६ जो ब्तो मोक्ष-सुख की उपेक्षा या अवगणन करके (परभ्नव मे ) 
असारशसुख की प्राप्ति के लिए निदान या अभिलाषा करता 
है वह काँच के टुकड़े के लिए वेडूयमणि को गंवाता है । 


२६७ कुल, योत्ति, जीवस्थान, मार्गणास्थान आदि मे जीवो को जानकर 
उनसे सम्बन्धित आरम्भ से निवृत्तिरूप (आभ्यन्तर) परिणाम 
प्रथम अहिसात्रत है । 


३६८ अहिंसा सव आश्रमो का हृदय, सब शास्त्रो का रहस्य तथा सव 
ब्रतो और गुणो का पिण्डभूत सार है । 


३६९. स्वय अपने लिए या दूसरो के लिए क्रोधादि या भय आदि के 
वश होकर हिसात्मक असत्यवचन न तो स्वय बोलना चाहिए 
और न दूसरों से बुलवाना चाहिए । यह दूसरा सत्यत्रत है । 


३७० ग्राम, नगर अथवा भरण्य म॑ दूसरे की वस्तु को देखकर उसे 
ग्रहण करने का भाव त्याग देनेवाल साधु के तीसरा अचौये- 


ब्रत होता है । 


५७१ सचेतन अथवा अचेतन, अल्प अथवा बहुत, यहाँ तक कि दाँत 
साफ करने की सीक तक भी साधु विना दिये ग्रहण नही करते । 


३७२ गोचरी के लिए जानेवाले मुनि को वर्जित भूमि मे प्रवेश नही 
करना चाहिए। कुल की भूमि को जानकर मितभूमि तक ही 
जाना चाहिए । 


१२० 


३७३- 


३७४: 


३७५. 


३७६: 


३७७- 


३७८- 


३७९. 


समणसुत्त 


मूलमेअमहम्मस्स, “” सहादोसससुस्स्य । 

तम्हा सेहुणसंसरग्गि, निम्गंथा वज्जयंति ण ॥१०॥ 
मूलम्‌ एतदू. अधर्मस्य, महादोपसमुच्छयम्‌ । 
तस्मात्‌ मेथुतससर्ग , निम््रन्धा वर्जबन्ति णम्‌ ॥१०॥। 
सादुसुदाभगिणी विय, दट्दूणित्यित्तियं य पडिरूवे । 
इत्यिकहादिणियत्ती,. तिलोयपुरु्ज हुवे. बसे ॥११॥ 
मातृसुताभगिनीमिव च॒ , दुप्ट्वा स्त्रीजिक च प्रतिख्पम्‌ । 
सत्रीकथादिनिवृत्ति-स्त्रिलोकपूज्य भवेद्‌ ब्रह्म ॥१?॥। 
सर्व्वोसि गंथाणं, तागो णिरवेक्वभावणायुच्व । 
पंचमव्दसिदि भणिदं, चारित्तमरं वहंतस्स ॥१२॥। 
सर्वेषा ग्रन्थाना, त्यागो निरपेक्षभावनापृव्वेम्‌ । 
पचमन्रतसिति भणित, चारित्रभरा वहत ॥॥१२॥। 


कि किचणत्ति तक्‍कं, अयुणव्धवकामिणोध देहे वि । 

संग त्ति जिणवारिंदा, णिप्पडिकम्मत्तमुहिद्दा ॥१३।॥। 
कि किचनमिति तक॑ , अपुनर्भवकामिनोष्थ देहेंडपि । 

सग इति जितवरेन्द्रा, निप्प्रतिकमंत्वमुहिप्टवन्त ॥॥१३॥। 
अप्पडिकुद्ठ॑ उर्वाध, अपत्थणिज्ज॑ असंजदजर्णोह । 
सुच्छादिजणणरहिदं, गेग्हदु समणो जदि वि अप्पं ॥१४॥। 
अप्रत्तिकृष्टमुपध्ि-मप्राथेनीयमसयतजने । 
मूर्छछठादिजननरहित, गृह्मातु श्रमणों यद्यप्यल्पम्‌ ।॥१४।। 
आहारे व विहारे, देसे कार सम॑ खर्म उवधि । 
जाणित्ता ते समणो, बट्ददि जदि अप्पलेबवो सो ॥१५॥ 
आहारे वा विहारे, देश काल श्रम क्षमम्‌ उपधिम्‌ । 

जात्वा तान्‌ श्रमण , व्तेते यदि अल्पलेपी स ॥१५॥। 
न सो परिम्गहों बुत्तो, नायपुत्तेणथ ताइणा। 
सुच्छा परिग्गहों बुत्तो, इंद् बुत्त महेसिणा ॥१६।॥। 
तन स॒ परियग्रह उक्तो, ज्ञातपुत्रेण तायिना। 

मूर्च्छ परिग्रह उक्त, इति उक्त महपिणा ॥१६।॥। 


2 ३७३. 


३७४: 


३७५ 


४२७६ 


३७७ 


३७८ 


३२७९ 


सोक्ष-सार्ग १२१ 


मेथुन-ससर्ग अधर्म का मूल है, महान्‌ दोषो का समूह है । 
इसलिए ब्रह्मचयं-ब्रती निर्ग्रन्थ साधु मैथुत-सेवन का सर्वेथा 
त्याग करते है । 


वुद्धा, वालिका और युवती स्त्री के इन तीन प्रतिरूपो को दखकर 
उन्हें माता, पुत्नी और वहन के समान मानना तथा स्त्री-क्था से 
निवृत्त होना ब्रह्मचयं-त्रत है । यह ब्रह्मचये तीनो लोको में 
पूज्य है। 


निरपेक्षभ्ावनापूर्वक चारित्र का भाखहन करनेवाले साधु का 
वाह्याभ्यन्तर, सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग करना, पॉाँचर्वाँ परि- 
ग्रह-त्याग नामक महात्रत कहा जाता है । 


जब भगवान्‌ अरहतदेव ने मोक्षाभिलाषी को शरीर भी परि- 
ग्रह है! कहकर देह की उपेक्षा करने का उपदेश दिया है, तब 
अन्य परिग्रह की तो वात ही क्या है । 


(फिर भी ) जो अनिवाय है, असयमी जनो द्वारा अप्र,र्थनीय है, 
ममत्व आदि पंदा करनेवाली नही है ऐसी वस्तु ही साधू के लिए 
उपादय है । इससे विपरीत अल्पतम परिग्रह भी उसके लिए 


ग्राह्म नही है । 


आहार अथवा विहार मे देश, काल, श्रम, अपनी सामथ्य तथा 
उपाधि को जानकर श्रमण यदि वरतता है तो वह अत्पर्रूंपी 
होता है, अर्थात्‌ उसे अल्प ही वन्ध होता है । 


भगवान्‌ महावीर ने (वस्तुगत ) परिभ्रह को परिग्रह नही कहा 
है । उन महपि ने' मूर्छछा को ही परिग्रह कहा है । 
आय रियल कह 


१२२ 


डे ८0६ 


३८१: 


३८२- 


३८३- 


समणसुत्तं 


सर्त्रिह च न कुब्बेज्जा, लेबमायाएं संजए। 
पक्‍्खी पत्तं समादाय, निरवेबखों परिव्वए ॥१७॥। 
सन्निध्चि च न कुर्वीत, लेपमात्रया सयत. । 
पक्षी पत्र समादाय, निरपेक्ष परिब्रजेत्‌ ॥१७॥॥ 


सथारसेज्जासणघ्नत्तपाणे, अप्पिच्छया अइलाओे वि संते । 
एबप्सपाणभितोसएज्जा, संतोसपाहझ्नरए स पुज्जो ॥१2८॥॥ 
सस्तारकशय्यासनभवतपानानि, अल्पेच्छता अतिलाभेडपि सति । 
एवमात्मानमभितोषयति, सन्तोषप्राधान्यरत स॒ पूज्य ॥१८॥। 


अत्यंगयम्मि आइच्चे, पुरत्था अ अणुग्गए। 
आहारसाइयं सब्बं, सणसा वि ण पत्थए ॥१९॥। 
अस्तगते आदित्ये, पुरस्ताच्चानुद्गते । 
आहारमादिक सवे, मनसापि न प्रार्थयेत्त ॥१९॥। 
सतिमें सुहुमा पाणा, तसा अदुबव थावरा। 
जाईं राओ अपासंतो, कहमेसणियं चरे ? ॥२०४ 
सन्ति इमें सूक्ष्म प्राणिन , चसा अथवा स्थावरा । 

यान्‌ रात्रावपब्यनू, कथम्‌ एपणीय चरेत्‌ ? ॥२०॥। 


२६. समिति-गुप्तिसूत्र 


(अ) अप्ट प्रवचन-माता 


इटड 


३3८५ 


इरियाभासेसणा5५दाणे, उच्चारे ससिई इय। 
सणगृत्तोी वयगुत्ती, कायगुत्ती य अट्टमा ॥१॥0 
ईर्याभाषपणा5&दाने-उच्चारे समितव  इति। 
मनोगृप्तिदंचोगुप्ति , कायगुप्तिब्चाप्टमी ॥१॥। 
एदाओ अट्टू_ परयणमादाओ णाणदंसणचरित्त । 
रक्खति सदा मुणिणों, मादा पुत्त व पयदाओं ॥२॥। 


एता अप्ट प्रवचन-मातर ज्ञानदर्शनचारित्राणि। 
रक्षन्ति सदा मुनीन्‌ू, मातर पृत्रमिवर प्रयता ॥। २॥। 


श्णं 
(७ 
त्ण 


सोक्ष-मार्ग १२३ 


प्ाध्‌ लशमात्र भी सह न करें। पक्षी की तरह सम्रह से 
निरपेक्ष रहते हुए केबल सयमोपकरण के साथ विचरण करे । 


सस्ता रक, धश्या, आसन और आहार का अतिलाभ होते पर भी 

जो अल्प इच्छा रखते हुए अत्प से अपने को सतुष्ट रखता है, 
अधिक यहण नहीं करता, वह सतोप में ही प्रधान रूप से 
अनुरकत रहनेवाला साधू पूज्य है । | 


सम्पूर्ण परिग्रह से रहित, समरसी साधु को सूर्यास्त के पश्चात्‌ 
और सूर्योदय के पूव किसी भी प्रकार के आहार आदि की इच्छा 
मन में नही लानी चाहिए । 


इस धरती पर ऐसे त्रस और स्थावर सूक्ष्म जीव सदेव व्याप्त 
रहते हे जो रात्रि के अन्धकार मे दीख नही पडते । अत ऐसे 
समय में साधु के द्वारा आहार की शुद्ध गवेषणा कंसे हो 
सकती है ” 


२६. समिति-गुप्तिसूत्र 


'अ) अष्ट प्रवचनमाता 


3८४ 


श्८५ 


ईरया, भाषा, एपषणा, आदान-निशक्षेपण और उत्सगे--ये पाँच 
समितियाँ है । मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति--ये 


तीन गृप्तियाँ है । 


ये आठ प्रवचनमाताएँ है । जसे सावधान माता पुत्र का रक्षण 
करती है, वसे ही सावधानीपुवंक पालन की गयी ये आठे माताएँ 
मुनि के सम्यस्शान , सम्यग्दशव और सम्यक्चारित्र का रक्षण 


करती है । 


१२४ 


३८५६- 


३८७. 


३८८ 


२३८९-२९ ०. 


३५९१-३५ २- 


समणसुत्तं 


एयाओ पंच समिईओ, चरणस्स य पवत्तणें । 
गुत्ती नियत्तणें वृत्ता, असुभत्थेसु सब्बसो ॥३॥। 
एता पञुच समितय, चरणस्यथ च प्रवतने । 
गृप्तयो निवर्तने उक्ता, अजुभार्थेभ्य सर्वभ ॥३॥। 


जह गृत्तस्सिरियाई, न होति दोसा तहेव समियस्स ।, 
गृत्तोहिय. प्पसायं, रुंघद समिई सचेट्ठस्स ॥॥४।॥॥ 
यथा गुप्तस्य ई्यादि (जन्या ) न भवन्ति दोषा , तथव समितस्य ) 
गृप्तिस्थितो प्रमाद, रुणद्धि समिति (स्थित ) [ सचेप्टस्य ।।४॥। 


मरदु व जियदु व जोवो, अयदाचारस्स णिच्छिदा हिला । 
पयदस्स णत्यि बंधो, हिसामेत्तेण समिदीसु ॥५॥॥ 
ज्रियता वा जीवतु वा जीव -अयताचा रस्य निश्चिता हिसा * 
प्रयतस्थ नास्ति बन्धो, हिसामात्रेणष समितियु ॥५॥। 


आहच्च हिसा समितस्स जा तू, सा दव्वतो होति ण भावतो उ । 
भावेण हिसा ठु असंजतस्सा, जे वा वि सत्ते ण सदा व्धेति ॥६॥: 
संपत्ति तसस्‍्सेव जदा भविज्जा, सा दव्वहिसा खलु भावतो य । 
अज्ञत्यसुद्धस्स जदा ण होज्जा, व्धेण जोगो दुहतो व$हिसा ॥॥७॥। 
आहत्य हिंसा समितस्य या तु, सा द्रव्यतो भवति न भावत तु । 
भावेन हिसा तु असयतस्य, यान्‌ वा अपि सत्त्वान्‌ न सदा हन्ति।६। 
सम्प्राप्तितेस्थेव यदा भव्ति, सा द्रव्यहिसा खलु भावतों च । 
अध्यात्मशुद्धस्थ यदा न भवति, व्धेन योग. द्विधाईपि च अहिसा ॥७। 


उच्चालियम्मि पाए, इरियासमियस्स णिग्गमणट्वाए । 
आदाघेज्ज कुलिगो, मरिज्ज ते जोगमासज्ज ॥॥८॥) 
ण हि तग्घादणिमित्तो, बंधो चुहुमो वि देसिओ समए । 
मुच्छा परिश्गहो त्ति य, अज्ञप्प पमाणदों भणिदों ॥९॥। 


३८६ 


३८७ 


3८८ 


(८९-३९० 


९१-३९२ 


मोक्ष-मार्य प्र 


ये पॉच समितियाँ चारित्र की प्रवृत्ति के लिए हे । और तीन 
गृप्तियों सभी अज्युभ विपयो से निवृत्ति के लिए है । 


जैसे गृप्ति का पालन करनेवाले को अनुचित गमनागमन- 
मूलक दोप नही लगते, वैसे ही समिति का पालन करनवाले 
को भी नही लगते । इसका कारण यह है कि मुनि जब मनो- 
गुप्ति आदि में स्थित होता है तव वह अगुप्तिमूलक प्रमाद को 
रोकता है, जो दोषो का कारण है। जब वह समिति में स्थित 
होता है, तव चेष्टा करते समय होनवाल प्रमाद को रोकता है । 


जीव मर या जीये, अयतनाचारी को हिंसा का दोष अवश्य 
लगता है । किन्तु जो समितियो मे प्रयत्नशील है उससे वाह्म 
हिंसा हो जाने पर भी उसे कमंवन्ध नही होता । 


इसका कारण यह है कि समिति का पालन करते हुए साधु से जो 
आकस्मिक हिसा हो जाती है, वह केवल द्रव्य-हिसा होती है, 
भावहिसा नहीं! । भावहिसा तो उनसे होती है जो असयमी या 
अथतनाचारी होते हे--ये जिन जीवो को क्भी मारते नही, 
उत्तकी हिसा का दोष भी इन्हें लगता है । 

किसी प्राणी का घात हो जाने पर जसे अयतनाचारी सयत या 
असयत व्यक्ति को द्रव्य तथा भाव दोनो प्रकार की हित्ा का 
दोष लगता है, वसे ही चित्त-शद्धि से युक्त समितिपरायण 
साधु द्वारा (मन पूर्वक) किसीका घात न होने के कारण 
उसके द्रव्ब तथा भाव दोनो प्रकार की अहिसा होती है । 


ईर्या-समितिपूर्वक चलनेवाले साधु के पैर के नीचे अचानक 
कोई छोटा-सा जीव आ जाबे और कुचलकर मर जाये तो आगम 
कहता है कि इससे साधु को सूद्ष्म मात्र भी वन्ध नहीं होता । 


प्र८ 


३५९९. 


४०२. 


४०02८. 


 समणसुत्ते 


न लवेज्ज पुट्ठो सावज्जं, न निरट्ठं न मम्मय॑ । 
अप्पणहा परद्ठा वा, उभ्यस्सन्‍्तरेण वा ॥१६॥ 
न लपेत्‌ पृष्ट सावद्य, न निरर्थ न मर्मगम्‌ । 
आत्मार्थ' परार्थ वा, उभयस्थान्तेण वा ॥१६॥। 


. तहेव फरसा भासा,  ग्रुभूओवधाइणी । 


सच्दा-वि सा न दत्तव्वा, जओ पावस्स आगमो ॥॥१७॥। 
तथव परुषा भाषा, मुरुभूतोपघातिनी । 
सत्यापि सा न वक्‍तव्या, यतती पापस्य आगम ॥॥१७॥। 


« तहेव कार्ण काणें त्ति, पंडगं पडगे त्ति वा। 


वाहिय वा वि रोगि त्ति, ठेणं चोरे सि नो वए ॥१८॥। 
तथव काण काण इति, पण्डक पण्डक्न इति वा । 
व्याधित वा5पि रोगी इति, स्तेन चौर इति नो वर्देत्‌ ॥१८।॥। 


पेसुण्णहासकक्कस - पर्राणिदाप्पप्पसंसा - विकहादी । 
वज्जित्ता सपरहिय, भासासमिदी हवे कहणं ॥१९॥। 
पंशुन्यहासकर्कंश-परनिन्दा5त्मप्रणसा-विकथादी नू 
वर्जयित्वा स्वपरहित, भापासमिति भवेत्‌ कथनम्‌ ॥१९॥। 


* दिदृठ मियं असदिद्धं, पडिपुण्णं वियजिय। 


अयंपिरमणुव्दिग्गं/ भास॑ निसिर अत्तवं ॥२०॥॥ 
दृप्टा मित्रामु असन्दिग्धा, प्रतिपूर्णा व्यक्ताम । 
जजत्पनसीला अनुद्धिस्ना, भाषा निसृज आत्मवान्‌ ।२०॥। 


दुल्लहा उ मुहादाई, सुहाजीदी वि दुल्लहा । 
मुहादाई मुहाजोदी, दोवि गच्छति सोग्गइ ॥२१॥॥ 


«- इउठना ते मादायिन , मधाजीविनोउपि द्ंभा । 


सूपधाशप्िन सथाजीविन , दावपि मच्छत सुगतिम ॥॥२१॥। 


मोक्ष-मार्ग १२६ 


2 ३९९ (भापा-समिति-परायण साधु) किसी के पूछते पर भी अपने 
लिए, अन्य के लिए अथवा दोनो के लिए न तो सावच्य अर्थात्‌ 
पाप-वचन वोले, न निरर्थक वचन वोले और न मर्मभेदी वचन 
का प्रयोग करे । 


४०० तथा कठोर और प्राणियो का उपघात करनेवाली, चोट 
पहुंचानवाली भाषा भी न वोल । ऐसा सत्य-वचन भी न बोले 
जिससे पाप का बन्ध होता हो । 


४०१ तथा काने को काना, नपुसक को नपुसक, व्याधिग्रस्त को रोगी 
और चोर को चोर भी न कहे । 


“४०२ पैशुन्य, हास्य, ककंश-बचन, परनिन्‍्दा, आत्मप्रणसा, विकथा 
(स्त्री, राज आदि की रसवधंक या विकारवर्धक कथा) का 
त्याग करके स्व-पर हितकारी वचन बोलना ही भापा-सिमिति है। 


४०३ आत्मवान्‌ मुनि ऐसी भाषा बोले जो आँखो देखी वात को कहती 
हो, मित (सक्षिप्त) हो, सन्देहास्पर न हो, स्वर-ध्यजन 
आदि से पूर्ण हो, व्यक्त हो, बोलने पर भी न वोली गयी जेसी 
अर्थात्‌ सहज हो और उद्वेगरहित हो । 


४०४ मुधादायी-निष्प्रयोजन देनेवाल--दुर्लेभ हे औरमुधाजीवी-- 
भिक्षा पर जीवन यापन करनेवाले--भी दु्ूभ है ! मुधादायी 
और मुधाजीवी दोनो ही साक्षात्त्‌ या परम्परा से नुगति या 
सोक्ष प्राप्त करते है । 


१३० 


४०५. 


४०९६: 


४०७०-४० ८. 


४०९. 


४१० 


ड१९. 


समणसुत्तं 


उग्गस-उप्पादण-एसर्णोह, पि्ड च उवधि सज्जं वा । 
सोधंतस्स य मुणिणो, परिसुज्जद एसणा समिदी ॥२२॥। 
उद्गमोत्पादनैषण , पिण्ड च उप्ि अय्या वा । 
गोधयतश्च मूने , परिशुद्धघति एपणा समिति ॥२२॥ 


ण्‌ बलाउसाउअट्ठं, ण सरीरस्सुवचयट्ट तेजट्ठ । 
णाणद्ठ्संजमदठं, झाणदूठ॑ चेव भुजेज्जा ॥२३।॥। 
न वलायु स्वादार्थ, न शरीरस्योपचयार्थ तेजो<र्थम्‌ । 
जानार्थ सथमार्थ, ध्यातार्थ', चेव भुञज्जीत ॥२३॥। 


जहा दुमसस्‍्स पुप्फेसु, भसरो आवियद रसं। 

ण य पुप्फ॑ किलामेइ, सो य पीणेद अप्पय ॥॥२४।॥ 
एसेए समणा मुत्ता, जे लोए संति साहुणो । 
विहंगगा व पुप्फेसु,. दाणभत्तेसणेरया ॥॥२५॥। 
यथा द्रुमस्य पुष्पेषु, भ्रमर आपिवति रसम्‌ । 

न च पुष्प क्लामयति, स च प्रीणात्यात्मानम्‌ ।२४।॥। 
एवमेते श्रमणा मुकता, ये लछोके उन्ति साधव । 
विहगसा इव पुप्पेपु, दानभक्तेषणारता ॥॥२५॥। 


आहाकस्म-परिणओ, फासुयश्ोई थि. बंधओ होई । 

सुद्ध गवेसमाणो, आहाकम्भे वि सो सुद्धो ॥२६॥। 
आधाकर्मपरिणत , प्रासुकभोजी अपि वन्धकों भवति। 
गुद्ध गवेषयनू, आधाकर्मण्यपि स जुद्ध ॥२६॥। 


चक्खूसा पडिलेहित्ता, पमज्जेज्ज जय जई। 
आइए निविखवेज्ञा वा, दुहओवि समिए सया ॥२७॥। 
चक्षूपा प्रतिलिख्य, प्रमाजेयेत्‌ यत यति । 
आददीत निक्षिपेद्‌ वा, द्विधाईपि समित सदा ॥२७।। 
एगंते अच्चित्ते दूरे, गृढे विसालमबिरोहे । 
उच्चारादिच्चाओ, पदिठावणिया हवे सम्रिदी ॥२८॥। 
एकान्ते अचित्ते दूरे, गूढे विश्ञाले अविरोधे। 
उच्चारादित्याग , प्रतिष्ठापनिका भवेत्‌ समिति ॥२८॥। 


है 4 कै 


9-४०८ 


४०९ 


४११ 


मोक्ष-सार्ग १३१ 


उद्गम-दोष&, उत्पादन-दोष और अशन-दोषो से रहित भोजन, 
उपधि और गश्या-वसतिका आदि की शुद्धि करनेवाले मूनि के 
एपणा-समिति छुद्ध होती है। 

मूनिजन न तो वल या आय बढ।ने के लिए आहार करते है, 
न स्वाद के लिए करते हें और न शरीर के उपचय या तेज के 
लिए करते है । वे ज्ञान, सयम और ध्यान की सिद्धि के 
लिए ही आहार करते है । 

जैसे भ्रमर पुष्पो को तनिक भी पीडा पहुँचाये विना रस ग्रहण 
करता हैं और अपने को तृप्त करता है, वैसे ही छोक में 
विचरण करनेवाल वाह्याभ्यन्तर परिग्रह से रहित श्रमण 
दाता को किसी भी प्रकार का कष्ट दिये विना उसके द्वारा 
दिया गया प्रासुक आहार ग्रहण करते है । यही उनकी 
एपणा समिति है । 

यदि प्रासुक-भोजी साधु आधाकर्म॥' से युक्त एवं अपने उद्देश्य से 
वनाया गया भोजन करता है तो वह दोष का भागी हो जाता है ! 
किन्तु यदि वह उद्गमादि दोषो से रहित शुद्ध भोजन की गवेषणा- 
पूर्वक कदाचित्‌ आधाकर्म से युवतत भोजन भी कर लेता है तो 
भावो से शुद्ध होने के कारण वह शुद्ध है । 

यतना (विवेक-) पूर्वक प्रवृत्ति करनेंवाला मृनि अपने दोनो 
प्रकार के उपकरणो को आँखो से देखकर तथा प्रमार्जन करके 
उठाये और रखे । यही आदान-निशक्षेपण समिति है । 

साधु को मल-मूृत्र का विसर्जन ऐसे स्थान पर करना चाहिए 
जहाँ एकान्त हो, हरित्‌ (गीली) वनस्पति तथा त्रस जीवो से 
रहित हो, गाँव आदि से दूर हो, जहाँ कोई देख न सके, 
विज्ञाल-विस्ती णे हो, कोई विरोध न करता हो | यह प्रत्तिप्ठा- 
पना या उत्सरग समिति हैं । 


आहार बनाते समय होनेवाले दोषो को उद्गमदोप कहते हैं। आाहार-ग्रहण 
करने मे होनेवाले दोषो को श्रशनदोप कहते हैं। उत्पादनविपयक दोपो को 
उत्पादन-दोष कहते हैं । 

अधिक आरम्भ तथा हिंसा द्वारा तैयार किया गया भोजन । 


१३२ 


समणस॒त्तं 


(३ ) गुप्त 


४१२. 


४१३. 


४२४. 


१७५. 


४१६८ 


४१७. 


संरम्भसमारणे, आरभे ये तहेँव यी। 
मण  पवत्तमाण तु, नियत्तेज्ज जय जई ॥२९॥। 
सरम्भे समारम्भे, आरम्भ थे सर्वत्र च। 

मन प्रवर्ततमान तु, निवत्तेमेद यत यति ॥२*॥॥। 
सरम्भसमारभे, आरभे ये तहेंव य। 
वय पवत्तमाण तु, नियत्तेज्न जय जह ॥३०॥ 
सरम्भे समारम्भ, आरम्भे तर तथब च। 

वच प्रवर्तमान तु, निवत्तेयेद बत बलि ॥३०॥॥ 
सरम्भसमारभे, आरभम्मि तहेव य। 

कार्य पवत्तमाणं तु, नियत्तेज्न जय॑ जई ॥३१॥। 
सरम्भे समारम्भे, आरम्भे तथव च। 

काय प्रवर्तमान तु , निवत्तंयेंद्‌ यत्त यति ॥॥३५॥। 
खेत्तस्स वई णयरस्स, खाइया अहव होइ पायारो । 

तह पावस्स णिरोहो, ताओ गुत्तीओ साहुस्स ॥३२॥। 
क्षेत्रस्थ वृत्तिनंगरस्य, खातिकाइथवा भवति प्राकार । 

तथा पापस्य निरोध, ता गृप्तव साधो ॥३२२॥। 


एया परवयणमाया, जे समस्स आयरे सुणो। 
से खिप्प सव्वससारा, विप्पमुच्चई पडिए ॥३३॥। 
एता अवचनमातृ, य सम्यगाचरेन्मुनि । 
स॒ क्षिप्र सर्वेससारात्‌, विप्रमुच्यता पण्डित ॥३३॥। 


२७. आवश्यकसूत्र 


एरिसभेदब्भासे, सज्ञत्थो होदि तेण चारित्त। 
त॑ दढकरणनिमित्त, पडिवक्सणादी परवबंखासि ॥॥१॥ 
ईदुस्भेदाभ्यासे, मध्यस्थो भवति तेन चारित्रम्‌ । 
तद्‌ दृढीकरणनिमित्त, प्रतित्रमणदीन्‌ प्रवक्ष्यामि ॥१॥ 


सोक्ष-मार्ग १३३ 


( इ ) गुप्ति 


52383 


४१३ 


४१४ 


३ 


श्र 


४१७ 


यतनासम्पन्न (जागरूक ) यति सरम्भ, समारम्भ व आरम्भ में 
प्रवत्तेमान मन को रोके--उसका गोपन करे । 


यतनासम्पन्न यति सरम्भ, समारम्भ व आरम्भ मे प्रवत्तमान 
वचन को रोके--उसका गोपन करे । 


यतनासम्पन्न यति सरम्भ, समारम्भ व आरम्भ मे प्रवर्तमान 
काया को रोके--उसका गोपन करे । 


जैसे खेत की वाड और नगर की खाई या प्राकार उनकी रक्षा 
करते हे, वेसे ही पाप-निरोधक गृप्तियाँ साधू के सयम॒ की रक्षक 
होती है । 


जो मूनि इन आठ प्रवचन-माताओ का सम्यक्‌ आचरण करता है, 
वह ज्ञानी गीघ्र ससार से मुक्त हो जाता है । 


२७. आवश्यकसूत्र 


इस प्रकार के भेद-ज्ञान का अभ्यास हो जाने पर जीव माध्यरथ 
भावयुक्त हो जाता है और इससे चारित्र होता है । इसीको 
दृढ करने के लिए प्रतिक्रणण आदि (पडावशध्यक क्रियाओं) का 
कथन करता हूँ । कु 


१३४ 


४१८. 


४१९. 


४२०. 


ड२९२. 


४२२. 


४२३- 


४२४: 


समणसुत्त 


परिचता परभाव॑ं, अप्पाणं झादि णिम्मलहूसहावं । 
अप्पवसो सो होदि हु, तस्स दु कम्म भगंति आवास ॥२॥ 
परित्यक्त्वा प्रभाव, आत्मान ध्यायति निर्मेलस्वभावम्‌ । 
आत्मवश स भवति खल्‌ , तस्य तु कम्म॑ भणन्ति आवध्यकम्‌ ।॥२।। 
आवास जइ इच्छसि, अप्पसहादेसु कुणदि थिरक्ावं । 

तेग दु सामइयगुणं, संपुण्णं होदि जीवस्स ॥१३॥। 
आवश्यक यदीच्छसि, आत्मस्वभावेषु करोति स्थिरधभावम्‌ । 
तेन तु सामायिकयुण, सम्पूर्ण भवति जीवस्य ॥।३।। 
आवासएण होणो, पब्भटठो होदि चरणदों समणो । 
पुव्वुत्ततमेण पुणो, तम्हा आवासयं कुज्जा ॥४॥। 
आवव्यकेन हीन , प्रभ्नप्टो भवति चरणत श्रमण । 
पूर्वक्तिक्रमेणः पुन, तस्मादावश्यक कुर्यात्‌ ॥४॥ 
पडिकमणपहुदिक्किरियं, कुब्बंतो णिच्छयस्स चारित्तं। 

तेण ढु विरागचरिए, समणों अब्शुद्विदों होदि ॥५॥ 
प्रतिक्रमणत्रभृतिक्रिया, कुव्वेन्‌ निम्चयस्थ चारित्रम । 
तेन तु विरागचरिते, श्रमणोष्भ्युत्थितों भवति। (५ ॥! 
चयणसय पडिकमर्ण, वयणमसयं पच्चखाण णियमं च । 
आलोयण वयणमयं , ते सब्ब॑ जाण सज्ञाउ ।। ६ 
वचनमय प्रतिक्रमण, वचनमय प्रत्याख्यान नियमरच । 
आलोचन वचनमय, तत्सव॑ जानीहि स्वाध्यायम्‌ ॥६।॥। 
जदि सकक्‍्कदि कादु जें, पडिकसर्णाद करेज्ज झाणसयं । 
सत्तिविहोणो जा जइ, सह्ृहर्ण चेव कायच्वं (३७॥ 
यदि गकक्‍यते कत्तुंम्‌ , प्रतिक्रमणादिक कुर्याद्‌ ध्यानमयम । 
शक्तिविहीनो यावद्यदि, श्रद्धान चैव कतेव्यम्‌ ॥॥७! 
सामाइय चउदीसत्थओ . वंदणयं । 

पडिक्क्सर्ण काउस्सग्गी पच्चक्खाणं (८॥॥ 
सामायिकमू_ चतुविशतिस्तव वन्दनकम्‌ | 
प्रतिक्रणम्‌, " कायोत्सर्ग भत्याख्यानम्‌ । ।८॥॥ 


सोक्ष-मार्ग १३५ 


४१८ पर-भाव का त्याग करके निर्मल-स्वभावी 'आत्मा का ध्याता 
आत्मवशी होता है । उसके कर्म को आवश्यक कहा जाता है । 


४१९ यदि तू प्रतिक्रण आदि आवश्यक कर्मों की' इच्छा रखता है, 
तो अपने को आत्मस्वभाव मे स्थिर कर । इससे जीव का 
सामायिक गण पूर्ण होता है--उसमे समता आती है ' 


४२० जो श्रमण आवश्यक-कर्म नही करता, वह चारित्र से भ्रप्ट है । 
अत पूर्वोक्त क्रम से आवधच्यक अवच्य करना चाहिए । 


४२१ जो निश्चयचा रित्रस्वरूप प्रतिक्रमण आदि क्रियाएँ करता है, 
वह श्रमण वीतराग-चारित्र मे समुत्यित या आरूढ होता है । 


४२२ (परन्तु) वचनतमय प्रतिक्रमण, वचनमय 'प्रत्याख्यान, वचनमय 
नियम और वचनमय आलीचना--ये सब तो कंवल स्वाध्याय 


है, (चारित्र नही है) । 


2५ न 

४ ४२३ (अतएव) यदि करने की शक्ति और सम्भावना हो तो ध्यानमय 
प्रतिक्रण आदि कर॒ । इस समय यदि शक्ति नही है तो उनकी 
श्रद्धा करना ही कतंव्य है--श्रेयस्कर है । 


है 


२४ सामायिक, चतुरविशति जिन-स्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, कायोत्सग 
और प्रत्याख्यान--ये छह आवश्यक हरे / । 


१३१६ 


डर५, 


४२६: 


४२७ 


४२८. 


४२९ 


४३०. 


४३१ 


समणसुत्त 


समभावो सामइयं, तणकचण-सत्तुमित्तविसओ त्ति। 
निरभिस्संगं चित्त, उचियपवित्तिप्पहाणं च॑ ॥॥९॥॥ 
समभावों सामायिक, तृणकराञचनचत्रुमित्रविषय इति । 
निरभिष्वज्भध॒ चित्त, उचितप्रवृत्तिप्रधात च ॥९॥। 
वयणोच्चारणकिरियं, परिचत्ता वीयरायभावेण । 
जो झायदि अप्पाण, परमसमाही हवे तस्स ॥॥१०॥। 
वचनोच्चारणक्रिया, परित्यकत्वा बीतरागभावेन । 
यो ध्यायत्यात्मा, परमसमाधिभेवेत्‌ तस्य ॥१०॥। 


विरदो सब्वसावज्जे, तिगुत्तो पिहिंदिदिओ । 
तस्स  सामाइग ठाई, इंदि केवलिसासणें ॥११।। 
विरत सर्वेसावद्ये, तरिगृप्त पिहितेन्द्रिय । 
तस्य सामायिक स्थायि, इति केवलिशासने ॥॥११।। 


जो समो सत्वभूदेसु, थावरेंसु तसेसु वा। 
तस्स सामायिगं ठाई, इंदि कंवलिसासणे ॥॥१२॥। 
य सम सर्वेभूतेषु, स्थावरेपु त्रसंपु वा। 
तस्य सामायिक स्थायि, इति केवलिशासने ॥१२॥ 
उसहादिजिणवराण, णामणिर्७ात्त गुणाणुर्कित्ति च। 
काऊण अच्चित्रृण य, तिसुद्धिपरिणामों थव्रो णेओ ॥१३॥ ' 
ऋषभादिजिनवराणा, नामनिरुक्ति गुणानुकीति च । 
कृत्वा अचित्वा च, त्रिगुद्धिपरिणाम स्तवों ज्ञेय ।१३।॥। 


दव्वे खेत्ते काले, भावे य कयावराहसोहणयं । 
णिदणगरहणजुत्तो, मणवचकायेण पडिक्कमण ॥॥१४॥। 
द्रव्ये क्षेत्रे काले, भावे च कृतापराधभोधनकम्‌ । 
निन्‍्दनगहेणयुक्तो, मनोवच कार्येन प्रतिक्रमणम्‌ ॥१४।। 
आलोचर्णाणदणगरह-णाह अब्भुट्ठिओो अकरणाए । 

ते भावपडिक्कमण्ण, सेस पुण दव्वदों भणिआं ॥१५॥ ! 
आलोचननिन्दनगहंणाभि अभ्यृत्यितब्चाउकरणाय । 
तद्‌ भावप्रतिक्रमण, शेप पुनद्वेब्यतो भणितम्‌ ॥१५॥। 


४३० 


सोक्ष-सार्ग १३७ 


तिनके और सोने में, शत्रु और मित्र में समभाव रखना ही 
सामायिक है। अर्थात्‌ रागह्वेषरूप अभिष्वगरहित ( ध्यान 
या अध्ययनरूप ) उचित प्रवृत्तिप्रधान चित्त को सामायिक 
कहते है । 

जो वचन-उच्चारण की क्रिया का परित्याग करके वीतरागभाव से 
आत्मा का ध्यान करता है, उसके परमसमाधि या सामायिक 
होती है । 


जो सर्व-सावद्य (आरम्भ) से विरत है, निगुप्तियुक्त है तथा 
जितेन्द्रिय है, उसके सामायिक स्थायी होती है, ऐसा केवलि- 
शासन में कहा गया है । 


जो सर्वभूतो (स्थावर व त्रस जीवो ) के प्रति समभाव रखता है, 
उसके सामायिक स्थायी होती है, ऐसा केवलि-शासन में कहा 
गया है। 


ऋषभ आदि चौबीस तीर्थंकरों के नामो की निरुक्ति तथा उनके 
गणो का कीतेन करना, गध -पुष्प-अक्षतादि से पूजा-अर्चा करके, 
मन वचन काय की शुद्धिपूर्वक प्रणाम करना चतुविशतिस्तव 
नामक दूसरा आवश्यक है। , 


निन्‍दा तथा गा से युक्त साधु का मन वचन काय के द्वारा, 
द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के ब्रताचरण विपयक दोपो या 
अपराधो की आचाये के समक्ष आलोचनापृर्वेक शुद्धि करना 
प्रतिक्रमण कहलाता है । 

आलोचना, निन्‍दा तथा गई के द्वारा प्रतिक्रणण करने में तथा 
पुन दोप न करने में उद्यत साधु के भाव-श्रतिक्रमण होता है । 
शेष सव तो (प्रतिक्रमण-पाठ आदि करना ) द्रव्य-प्रतिक्रमण है । 


प्‌३८ 


४३२. 


४३३. 


डंडे 


४३५. 


४३२५: 


४३७. 


४३८. 


समणसुत्तं 


मोत्तूण वयणरयणं, रागादीभाववारणं किच्चा । 
अप्पाणं जो झायदि, तस्स दु होदि त्ति पडिकस्मर्ण ॥१६॥ 
मकत्वा वचनरचना, रागादिभ्ाववारण छत्वा । 
आत्मान यो ध्यायति, तस्य तु भवतीति प्रतिक्रमणम्‌ ॥॥१६॥। 
झाणणिलीणो साहू , परिचाग कुणइ सब्वदोसाणं । 
तम्हा दु झाणमेव हि, सवब्वडदिचारस्स पडिक्कमर्ण ॥१७॥ 
ध्याननिलीन साधु ,परित्याग करोति सर्वंदोष(णाम्‌ । 
तस्मात्‌ तु ध्यानमेव हि, सर्वातिचारस्य प्रतिक्रमणम्‌ ।।१७।। 


देवस्सियणियमादिसु , जहुत्तमाणेण उत्तकालम्हि । 
जिणगुर्णाचत्तणजुत्तो , _ काउसग्गो तणुविसस्गों ॥१८॥ 
देवसिकनियमादिपु , यथोक्‍तमानेन उक्तकाले । 
जिनगृणचिन्तनयुक्त , कायोत्सगंस्तनुविसगे. ।॥१८॥। 
केइ उवसग्गा , देवमाणुस-तिरिक्ख5चेदणिया । 
सब्बे अधिआसे, काउसग्गे ठिदों संतों ॥१९॥। 
कंचनोपसर्गा,  देवमानृष-तिर्यंगचेतनिका । 
तास्सवरनिध्यासे, कायोत्सगें. स्थित सन्‌ ॥१९॥। 
मोत्तूण सयलूजप्पस-णागयसुहमसुहवारणं किच्चा । 
अप्पाणं जो झायदि, पच्चवखाणं हवें तस्स ॥२०॥ 
मुक्‍्त्वा सकलजल्पसम-नागतशुभाशुभनिवारण कृत्वा । 
आत्मान यो ध्यायति, प्रत्याख्यान भवेत्‌ तस्य ॥॥२०॥। 


ः 4५ 8॥ 


णियभाव॑ ण ॒वि मुच्चइ, परभाव णेव गेण्हुए कोई । 
जाणदि पस्सदि सब्बं, सो5हं इदि चितए णाणो ॥२१।॥॥ 
निजभाव नापि मुज्चति, परभाव नैव गृहणाति कमपि । 
जानाति पब्यति सर्व, सोह्हम्‌ इति चिन्तयेद्‌ ज्ञानी ॥२१॥॥ 
ज॑ किचि में दुच्चरितं, सब्ब॑ तिविहेण वोसिरे। 
सामाइयं तु तिविह, करेमि सब्व॑ णिरायारं २२४ 
यत्किचिन्मे दुष्चरित्र, से त्रिविधेन विसुजासि । 
सामायिक तु त्रिविध, करोमि सर्व निराकारम्‌ ॥॥२२॥ 


डंश्र 


४३33३. 


४३५ 


३६ 


४३७ 


“ ४३८ 


सोक्ष-सार्गे १३९ 


$ 


वचन-रचना मात्र को त्यागकर जो साधु रागादि भावों को दूर 
कर आत्मा को ध्याता है, उसीके (पारमाथिक) प्रतिक्रमण 
होता है । 


ध्यान में लीन साधु सव दोषो का परित्याग करता है । इसलिए 


ध्यान ही समस्त अतिचारो (दोषो) का प्रतिकमण है । 


दिन, रात, पक्ष, मास, चतुर्मास आदि में किये जानेवाले प्रति- 
क्रमण आदि जास्त्रोक्त नियमो के अनुसार सत्ताईस इ्वासोच्छ- 
वास तक अथवा उपयुक्त काल तक जिनेद्धभगवान्‌ के गुणों का 
चिन्तवन करते हुए घरीर का ममत्व त्याग देना कायोत्सर्ग 
नामक आवश्यक है। 

कायोत्सग में स्थित साधु देवकृत, मनुष्यक्रत, तियेज्चकृत तथा 
अचेतनक्नत (प्राकृतिक, आकस्मिक) होनेवाले समस्त उपप्तर्गो 
(वाधाओ, आपत्तियं)) को समभावपूर्वक सहन करता है । 


समस्त वाचनिक विकल्पो का त्याग करके तथा अनागत 
जुभाशुभ का निवारण करके जो साधु आत्मा को ध्याता है, 
उसके प्रत्याख्यान नामक आवश्यक होता है । 


जो निज-भाव को नही छोडता और किसी भी पर-भाव को 
ग्रहण नही करता तथा जो सवका ज्ञाता-द्रष्टा है, वह (परम- 
तत्त्व) 'मे' ही हूँ। आत्मध्यान'मे छीन ज्ञानी ऐसा चिन्तन 
करता है । 

(वह ऐसा भी विचार करता है कि-) जो कुछ भी मेरा दुग्चरित्र 
है, उस सवको में मन वचन कायपूर्वक तजता हूँ और निविकल्प 
होकर त्रिविध सामायिक करता हू । 


१४० 


समणसुत्तं 


२८. तपसूत्र ह 


(अ) वाहयतप 


४३९. 


४४०. 


४२ 


४४३ 


डंड४ढ,. 


जत्थ कसायणिरोहो, वभ जिणपृयघण अणसर्ण च । 
सो सब्वो चेव तवो, विसेसओ मुद्धलोबंसि ॥१॥। 
यत्र कपायनिरोधो, ब्रह्म जिनपूजनम्‌ अनशन च । 
तत्‌ सर्वे चेब्र तपो, विश्वेषत मुखलोके ॥॥१॥। 


सो तवो दुविहो चुत्तो, बाहिरब्भतरो तहा। 
बाहिरो छब्विहों वुत्तो, एक्मब्भंतरो तवो ॥२॥। 
तत्‌ तपो द्विविध उक्त, वाह्ममाभ्यन्तर तथा । 
वाह्यय पड्विध उक्त, एवमाध्यन्तर तप ॥॥२॥ 


* अणसणमृणोयरिया, भिक्‍्खायरिया य रसपरिच्चाओ। 


कायकिलेसों सलोीणया य, बज्ञों तवो होइ ॥३॥ 
अनजनमूनोदरिका, भिक्षाचर्या च रसपरित्याग । 
कायक्लेण. सलीनता च, वाह्य_ तपो भवति || ३।। 


कस्माण णिज्जरट्ठ, आहार परिहरेइ लौलाए । 
एगदिणादिपमाणं, तस्स तव॑ अणसर्ण होदि ॥४।॥। 
कर्मणा निर्जरार्थम्‌ , आहार परिहरति लोलया । 
एकद्दिनादिप्रमाण, तस्य तप अनशन भवति ।& | 


जे पयणुभत्तपाणा, सुयहेऊ ते तबस्सिणो समए । 
जो अ तवो सुयहोणों, वाहिरयो सो छहाहारो ॥५॥ 
य श्तनुभकतपाना , श्रुतहेतोस्ते तपस्विन समये। 
यच्च तप श्रुतहीन, वाह्य से कषुदाधार ॥॥५॥। 


सो नाम अणसणतवो, जेण सणो&्मंगुर न चितेइ । 
जेण न इवियहाणी, जेण य जोगा न हायंति ॥॥६।। 
तद्‌ नाम अनशनतपो, येन मनो5मज्भुल न चिन्तयति । 
येन नेच्धियहानि-येन च योगा न हीयन्ते ॥६॥। 


समणसुत्त प्ड्व 


२८.० तपसूत्र 


(श्र) बाहयतप 


४३ 


नि 


४४ १ 


जहाँ कपायों का निरोध, ब्रह्मचय का पालन, जिनपूजन तथा 
अनशन (आत्मलाभ के लिए) किया जाता है, वह सव तप है । 
विशेषकर मुग्ध अर्थात्‌ भक्तजन यही तप करते है । 


तप दो प्रकार का है--वाह्य ओर आशभ्यन्तर । वाह्म तप छह 
प्रकार का है। इसी तरह आभ्यन्तर तप भी छह प्रकार का 
कहा गया है । 


अनशन, अवमोदय्य (ऊनोदरिका), शिक्षाचर्या, रस-परित्याग, 
कायक्लेश और सलीनता-ईस तरह वाह्मतप छह प्रकार का है । 


जो कर्मो की निजरा के लिए एक-दो दिन आदि का (यथाशक्ति 
प्रमाण तय करके आहार का त्याग करता है, उसके अनगन तप 
होता है। 


जी शास्त्राभ्यास (स्वाध्याय) के लिए अल्प-आहार करते हे 
वे ही आगम में तपस्वी माने गये हूं । श्रुतविहीन अनशन 
तप तो केवल भूख का आहार करना है--भूखे मरना है । 


वास्तव में वही अनशन-तप है जिससे मन्त मे अमगल को चिन्ता 
उत्पन्न न हो, इन्द्रियो की हानि (शिथिलता) न हो तथा मन 
वचन कायरूप योगो की हानि (गिरावट) न हो । 


१४२ 


समणसुत्तं 


४४५ बल थाम च पेहाए, सद्घामारोग्ममप्पणों । 
खेत्त काले च विन्ञाय, तह॒प्पाणं. निजुंजए ॥७॥। 
वल स्थाम च प्रेक्ष्य श्रद्धाम्‌ आरोग्यम्‌ आत्मन । 
क्षेत्र कार च विज्ञाय तथा आत्मान नियुञ्जीत ।७॥। 
४४६ उवसमणो अद्खाणं, उबवासों चण्णिदों समासेंण । 
तम्हा धुंजंता वि य, जिंदिदिया होति उववासा ॥॥८!। 
उपशमनम्‌ अक्षाणाम्‌ , उपवात वर्णित समासेन । 
तस्मात्‌ भुज्जाना अपि च, जितेन्द्रिया भवन्ति उपवासा ॥॥८॥॥ 


४४७ छद्ृदुमदसमदुवालसेहि, अबहुसुयस्स जा सोही । 
तत्तो बहुतरगुणिया, हृविज्ज लिमसियस्स नाणिस्स ॥९।॥ 
षष्ठाष्टमदशमद्वादश-रवहुश्रुतस्य या जूद्धि । 
ततो वहतरगुणिता, भवेत्‌ जिमितस्थ ज्ञानिन ॥॥९॥। 
४४८- जो जस्स उ आहारो, तत्तो ओसं तु जो करे। 
जहब्नेणेगसित्याई, एव. दव्वेणग. ऊ भवे ॥१०॥ 
यो यस्य त्वाहार, ततोध्वम तु य कुर्यात्‌ । 
जघन्येनेकसिक्थादि, एवं द्रव्येण तु भवेत्‌ ॥१०।॥। 
४४९ गोयरपसाणदायग-भायणणाणाविधाण  ज॑ गहणं । 
तह॒एसणस्स गहणं, विविधस्स य वृत्तिपरिसंखा ॥॥११॥। 
गोचरप्रमाणदायक-भाजननानाविधान यद्‌ ग्रहणम्‌ । 
तथा एपणीयस्य ग्रहण, विविधस्य च वृत्तिपरिसख्या ।॥११॥। 


४५०. खौरदहिसप्पिमाई, पणीयं॑ पाणभोयणं । 
परिवज्ज्ं रसाण तु, भणियं रसविवज्जणं ॥॥१२॥। 
क्षी र्दधि पपिरादि, प्रणीत. पानभोजनम्‌ । 


परिवर्जज रपाना तु, भणित रसविवर्जनम्‌ ॥१२॥ 
४५१ एगंतसणावाएं, . इत्थीपसुविवज्जिए । 
सयणासणसेवणया,  विवित्ततसयणासण्ं ॥॥१३॥। 
एकान्तेउनापाते, स्त्रीपशुविबजिते । 
जयनासनसेवनता, . ब्रिविक्तशयनासनम्‌ ॥॥१३॥। 


ड 


ही 7 
४६ 


4४८ 


४४९ 


४५० 


४५१ 


सोक्ष-मार्ग १४३ 


अपने वल, तेज, श्रद्धा, तथा आरोग्य का निरीक्षण करके तथा 
क्षेत्र और काल को जानकर अपने को उपवास में नियुक्त करना 
चाहिए । ( क्योंकि शक्ति से अधिक उपवास करने से हानि 
होती है ।) 

सक्षेप में इन्द्रियो के उपणमन को ही उपवास कहा गया है। 
अत जितेन्द्रिय साधु भोजन करते हुए भी उपवासी ही होते है । 


अवहुश्रुत अर्थात्‌ अज्ञानी तपस्वी की जितनी विशुद्धि दो-चार 
दिनो के उपवाप्न से होती है, उससे बहुत अधिक विशद्धि नित्य 
भोजन करनेवाले ज्ञानी की होती है । 


जो जितना भोजन कर सकता है, उसमें से कम से कम एक 
सिक्‍थ अर्थात्‌ एक कण अथवा एक ग्रास आदि के रूप मे कम 
भोजन करना द्रव्यरूपेण ऊनोदरी तप है । 


आहार के लिए निकलनेवाले साधु का, वह वृत्तिपरिसख्यान 
नामक तप है, जिससे वह ग्रहण का प्रमाण करता है कि आज 
भिक्षा के लिए इतने घरो में जाऊंगा, अमुक प्रकार के दाता 
द्वारा दिया गया अथवा अमुक प्रकार के वतेन में रखा गया 
आहार ग्रहण करूँगा, अम्‌क प्रकार का जँसे माँड, सत्त आदि का 
भोजन मिलेगा तो करूँगा आदि-आदि । 


दूध, दही, घी आदि पौष्टिक भोजन-पान आदि के रसा के त्याग- 
को रस-परित्याग नामक तप कहा गया है । 


एकान्त, अनापात (जहाँ कोई आता जाता न हो) तथा स्त्री- 
पुरुषादि से रहित स्थान मे शयन एवं आसन ग्रहण करना, 
विविक्त-जयनासन (प्रतिसलीनता) नामक तप है । 


पृ 


४५२. 


४५३: 


है ए४-४५५. 


समणसुत्तं 


ठाणा वीरासणाईया, जीवस्स उ सुहावहा । 

उरगा जहा धरिज्जति, कायकिलेस तमाहिय॑ ॥१४॥ 
स्थानानि वीरासनादीनि, जीवस्य तु सुखावहानि । 
उग्राणि यथा धायन्ते, कायकलेग स आख्यात ॥॥१४॥। 
सुहेण भाविदं णाणं , दुहे जादे विणस्सदि । 
तम्हा जहाबलं जोई, अप्पा दुक्खेहि भावए ॥१५॥। 
सुखेन भावित ज्ञान, दुखे जाते विनव्यति। 
तस्मात्‌ यथावलू योगी, आत्मान दु खे भावयेत्‌ ॥१५॥। 
ण दुक्‍्खं ण सुख वा वि, जहाहेतु तिग्रिच्छिति । 
तिग्िच्छिए सुजुत्तस्स, दुकक्‍्खं वा जइ वा सुहं ॥१६॥ 
मोहक्खए उ जृत्तस्स, दुक्खं वा जइ्ट वा सुहं। 
मोहक्खए जहाहेठ, न दुक्‍्ख॑ नवि वा सुहं ॥१७॥॥ 
न' दुख न सुख वाषपि यथाहेंतु चिकित्सति । 
चिकित्सते सुयुक्तस्य दुख वा यदि वा सुखम्‌ ॥१६॥। 
मोहक्षये तु युकतस्थ, दुख वा यदि वा सुखम्‌ । 
मोहक्षये यथाहेतु,न दुख ना5पि वा युखम्‌ ॥१७॥। 


(शा) आभ्यन्तरतप 


४५६. 


ड४डए७. 


४५०८. 


पायच्छित्त विणओ, वेयावच्च॑ तहेव॒ सज्झावो । 

झाणं च विउस्सग्गो, एसो अब्मितरों तबो ॥१८॥॥ 
प्रायब्चित्त विनय , वेयावृत्य तथंव स्वाध्याय । 

ध्यान च ब्युत्सगें, एतदाध्यन्तर तप- ॥१८॥। 
वद-समिदि-सोल-संजम-परिणामो करणणिग्गहों भावों । 

सो हवदि पायच्छित्तं, अणवरयं चेव कायव्यों १९१ 
व्रत-समिति-गील-सयम-परिणाम करणनिग्नहो भाव- । 

स भवति प्रायब्चित्तम्‌ू, .जनवरत चेव कतेंव्य ॥१९॥।। 
कोहादि-सगव्साव-क्खयपहुदि-भावणाएं._ णिरगहण्ण । 
पायच्छित्तं भणिकं, णिययुर्णाचतता य णिच्छयदो ॥२०॥॥ 
क्रोधादि-स्वकीयभाव-क्षयप्रभूति-लावनाया निग्रहणम्‌ । 
प्रायब्चिनल भणित, निजगुणचिन्ता च निःचयत ॥२०॥॥ 


ढँ .... “7५ 
| ण्‌ द-ढ | ण्‌ ब 


मोक्ष-मार्ग १४४५ 


गिरा, कन्दरा आदि भयकर स्थानों मे, आत्मा के लिए सुखावह, 
वीराउन आदि उग आससनो का अभ्यास करना या धारण करना 
बंगयक्तेण नामक तप है । 


सुयपूर्वक प्राप्त किया हुआ तान दु ख के आने पर नप्ट हो जाता 
हैं । थजत्त योगी को अपनी शक्ति के अनुसार दु खो के द्वारा 
अर्थात्‌ कायवलेणपूर्वक आत्म-चिन्तन करना चाहिए । 


रोग की चिकित्सा मे रोगी का न सुख ही हेतु होता है, न दु ख 
ही | चिकित्सा कराने पर रोगी को दु ख भी हो सकता है और 
सुख भी । इसी तरह मोह के क्षय में सुख और दु ख दोनो हेतु 
नही होते । मोह के क्षय मे प्रवृत्त होने पर साधक को सुख भी 
हो सकता है और दु ख भी। ( कायक्लेज तप में साधक को 
ग़रीरगत दु ख या वाह्म व्याधियो को सहन करना पडता है। 
लेकिन वह मोहक्षय की साधना का अग होने से अनिष्टकारी नही 
होता ।) 


(आ) आशभ्यन्तरतप 


५:74 हि छ्‌ ६ 


डप्ट 


प्रायश्चित्त, विनय, वेयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सगे- 
इस तरह आशभ्यन्तर तप छह प्रकार का हैं । 


ब्रत, समिति, गील, सयम-परिणाम तथा इन्द्रियनिग्रह का भाव 
ये सब प्रायश्चित्त तप हे जो निरन्तर कतेव्य-नित्य करणीय हें । 


क्रोध आदि स्वकीय भावों के क्षय वा उपशम आदि की भावना 
करना तथा निजगरणो का चिन्तन करता निश्चय-प्रायदिचत 


तप है । 


१४६ 


४५९. 


४६०: 


४६१. 


४६२. 


४६३-४ ६४, 


समणसुत्तं 


णंताणंत्रभवेण,.. समज्जिअ-सुहअसुहकस्ससंदोहो । 
तवचरणेण विणस्सदि, पायच्छित्तं तबं॑ तम्हा ॥२१॥। 
अनन्तानन्तभवेन, समर्जित-शुभाशुभकम्मेसन्दोह । 
तपश्चरणेन विनव्यति, प्रायश्चित्त तपस्तस्मात्‌ ।॥२१॥। 


आलोयण पडिकमण्ण, उभयविवेगो तहा विउस्सग्गो । 
तव छेंदो सूलं वि य, परिहारो चेव सद्दहणा ॥२२॥॥ 
आलोचना प्रतिक्रमण, उभयविवेक तथा व्युत्सये । 

तप छेदो मूलमपि च, परिहार चेव श्रद्धान ॥7२२॥) 


अणाभोणकिदं कम्मं, ज॑ कि पि सणसा कद । 
त॑ सब्ब॑ आलोचेज्ज हु, अव्वाखित्तेण चेदसा ॥२३॥। 
अनाभोगक्ृत कर्म, यत्किमपि मनसा कृतम्‌ । 
तत्सरवमालोचयेतू खलअव्याक्षिप्तेत चेतसा ॥२३॥) 


जह बालो जंपन्‍्तो, कज्जमकज्जं च उज्जुयं भणइ । 
त तह आलोइज्जा, सायामयविप्पमक्को वि ॥॥ै२४॥ 
यथा वालो जल्पन्‌ , कार्यमकाये च ऋजुक भणत्ति । 
तत्‌ू तथा5घलोचयेन्मायामदविप्रमुक्त एवं ॥२४।॥। 


जह॒कंटएण चिद्धो, सब्बंगे वेबणद्दिओों होइ। 
तह चेव उद्धियम्मि उ, निस्सललो निव्बुओ होइ ॥॥२५॥॥ 
एवमणुद्धियदोसो, माइल्‍लो तेणं दुविखिओ होड़ । 
सो चेव चत्तदोसो, सुविसुद्धों निव्वुओ होइ ॥॥२६॥ 
यथा कण्टकेन विद्ध , सर्वाद्धे वेदनादितो भवति ।| 
तथंव उद्धृते तु निव्शल्यो निरवृत्तो भवति ॥२५॥ 
एवमनुद्धृतदोपो, मायावी तेन दु खितो भवति। 
से एवं त्यवतदोप , सुविश्युद्धों निवंतों भवति ॥२६॥ 


जो पत्सदि अप्पाणं, समभावे संठवित्त परिणाम । 
लालोमणमिदि जाणहु, परमजिणंदस्स उबएसं ॥२७॥ 


 पस्यत्यात्मान, समभावे सस्थाप्य परिणामम । 
गठ्यननमितलि जानीत, परमजिनेद्धस्योपदेशम ।। २७।॥। 


पी ५९ 


४६० 


४६१ 


डद्र 


घिशेण५४ 





सोक्ष-मार्ग १४७ 


अनन्तानन्त भवो में उपाजित गुभाशुभ कर्मों के समूह का नाश 
तपरचरण से होता है । अत तपण्चरण करना प्रायश्चित्त है । 


प्रायर्चित्त दस प्रकार का है-आलोचना, प्रतिक्रमण, उभय, 
विवेक, व्युत्स्गं, तप, छेद, मूल, परिहार तथा श्रद्धान । 


मन-वचन-काय द्वारा किये जानेवाले गुभागुभ कमें दो प्रकार के 
होते ह-आभोगकत और अनाभोगक्ृत । दूसरो द्वारा जाने गये 
कर्म आभोगक्कत हे और दूसरो द्वारा न जाने गये कर्म अनाभोग- 
कृत हे । दोनो प्रकार के कर्मों की तथा उनमे लगे दोपो की 
आलोचना गुरु या आचार्य के समक्ष निराकुल चित्त से करनी 
चाहिए । 

जेसे वालक अपने कार्य-अकार्य को सरलतापूर्वक माँ के समक्ष 
व्यक्त कर देता है, वेसे ही साधु को भी अपने समस्त दोषों की 
आलोचना माया-मद (छल-छद्स) त्योगकर करनी चाहिए । 


जैसे काँटा चुभने पर सारे शरीर मे वेदना या पीडा होती है और 
कॉटे के निकल जाने पर शरीर नि शल्य अर्थात्‌ सर्वांग सुखी हो 
जाता है, वैसे ही अपने दोपो को प्रकट न करनेवाला मायावी 
दुखी या व्याकूल रहता है और उनको गुरु के समक्ष प्रकट 
कर देने पर सुविशुद्ध होकर सुखी हो जाता है-मन मे कोई 
शल्य नही रह जाता । 


४६५ अपने परिणामो को समभाव में स्थापित करके आत्मा को देखना 


ही आलोचना है। एसा जिनेन्द्रदेव का उपदेश है । 


१४८ 


४६६० 


४६७. 


४६८. 


४६९. 


“४9०. 


४७९ 


+ 


४७२. 


समणसुत्त 


अब्भुदुण अजलिकरणं,  तहेंवासणदायण्ण । 
गुरुमत्तिभावसुस्सूसा, विणणो एस वियाहिओ ॥२८॥ 
अभ्युत्यानमञ्जलिकरण, तथवासनदानम्‌ । 
ग्रुभक्तिभावशुश्रूपा, विनय एप व्याख्यात ॥२८।॥॥ 


दसणणाणे विणओ, चरित्ततव-ओवचारिओ विणओ । 
पचविहों खलू विणओ, पंचमगइणाइगो भणिओजो ॥२९॥। 
दर्शनज्ञाने विनय-श्चारित्रतप-औपचारिकों विनय । 
पञुचविध खल विनय , पञचमगतिनायकों भणित ॥॥।२९॥। 


एकस्मि हीलियम्मि, हीलिया हुंति ते सब्बे। 
एकस्सघि पूृहयम्सि, पुृदया हुति सब्बें ॥३०॥ 
एकस्मिन्‌ हीलिते, हीलिता भवन्ति सर्वे । 
एकस्मिनू._ पूजिते, पूजिता भवन्ति सर्वे ॥३०॥। 


विणओ सासणें भूल, विणीओ सजओ भवे। 
विणयाओ  विप्पमुक्कस्स, कओ धम्मो कओ तचो ? ॥॥३१।। 
विनय शासने मूल, विनीत सयत. भवेत । 
विनयात्‌ विप्रमुक्तस्य, कृतो धर्म कुत तप ? ॥॥३१॥। 


विणओ मोक्‍्खद्वारं, विणयादों संजमो तवो णाणं। 
विणएणाराहिज्जद, आइरियो सब्द्संघो ये ॥॥३२॥। 
विनयो भोक्षद्वार, विनयात्‌ सयमस्तपों ज्ञानम्‌ ।, 


विनयनाराध्यते, आचाये सर्वेसघश्च ।॥३२।। 


विणयाहीया विज्जा, देंति फल इह परे य लोगस्सि । 
न फरलंति विणयहीणा, सस्साणि व तोयहीणाईं ॥॥३३॥। 
विनयाधीता विद्या , ददति फलम्‌ इह परत्र च छोके । 
न फलन्ति विनयह्दीना , सस्यानीव तोयहीनानि ।।३३॥। 
तम्हा सब्बपयतते, विणीयत्तं मा कदाइ छंडेज्जा ॥ 
अप्पसुदो वि य पुरिसो, खवेदि कम्माणि विणएण (३४॥॥ 
तस्मात्‌ सर्वेप्रयत्ने, विनीतत्व मा कदाचित्‌ छर्दयेत । 
अल्पश्नुतोषपि च पुरुष , क्षपयतति कर्माणि विनयेन ॥॥३४॥। 


४६६ 


४६७ 


४६८- 


द९ 


४७० 


४७१ 


डछर्‌ 


सोक्ष-मार्ग १४६ 


ग्रु तथा वृद्धजनो के समक्ष आने पर खडे होना, हाथ जोडता, 
उन्हें उच्च आसन देना, गुरुजनो की भावपूर्वक भक्ति तथा 
सेवा करना विनय तप है | 


दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय, तपविनय आर अँपप- 
चारिकविनय--ये विनय तप के पाँच भेद कहे गये है, जो 
पचमगति अर्थात्‌ मोक्ष में ले जाते है । 


एक के तिरस्कार में सवका तिरस्कार होता है और एक की 
पूजा में सवकी पूजा होती है । ( इसलिए जहाँ कही कोई 
पूज्य या वृद्धजन दिखाई दे, उदका विनय करना चाहिए ।) 


वित्तय जिनशासन का मूल है। सयम तथा तप से विनीत 
वनना चाहिए । जो विनय से रहित है, उसका कसा धर्म 
और कंसा तप ? 


विनय मोक्ष का द्वार है । विनय से सयम, तप तथा ज्ञान प्राप्त 
होता है। विनय से आचाये तथा सर्वेसघ की आराधना 
होती है। 


विनयपूर्वक प्राप्त की गयी विद्या इस लोक तथा परलोक में 
फलदायिनी होती है और विनयविहीन विद्या फलप्रद नही 
हेती, जंसे विना जल के धानन्‍्य नहीं उपजता । 


इसलिए सव प्रकार का प्रयत्न करके विनय को कभी नही 
छोडना चाहिए । अल्पश्रूत्त का अभ्यासी पुरुष भी विनय के 
द्वारा कर्मों का नाथ करता है। 


१४० 


४७३. 


४७४. 


४७५. 


४७६. 


ड७७. 


2.५ ८] ८ + 


४७९. 


समणसुत्त 


सेज्जोगासणिसेज्जो, तहोवहिपडिलेहणाहि उवग्गहिंदे । 
आहारोसहवायण-विकिचणं वंदणादीहि ॥३५॥ 
शय्यावकाशनिषद्या, तथा उपधिप्रतिलेखनाभि उपगृहीते । 
आहारौषधवाचना-विकिचनत वन्दनादिभि (३५।। 


अद्धाणतेगसावद-रायणदी रोधणासिये ओमे । 
वेज्जावच्च॑ उत्त,  संगहसारबखणोबेद ॥१३६।॥। 
अध्वस्तेनश्वापद-राजनदी रोधनाशिवे अवमे । 
वेयावृत्यमुक्त, सग्रहसरक्षणोपेतम्‌ ॥३६।। 


परियट्टणा य वायणा, पडिच्छगाणुबेहणा य धम्मकहा । 
थुदिमंगलसंज्त्तीि, पचविहों होइ सज्ञाओ ॥३७॥। 
परिवततेना च वाचना, पृच्छताष्नुप्रेक्षणा च धर्मकथा । 
स्तुतिमद्भलसयुकत , पञचविधो भवति स्वाध्याय ।३७॥। 
पयादिसु णिरवेक्खो, जिण-सत्थं जो पढेड भत्तीए । 
कम्मसल-सोहगदठ, सुयलाहो सुहयरो तस्स ॥३८॥। 
पूजादिषु निरपेक्ष , जिनशास्त्र य॒ पठति भकक्‍्त्या । 
कर्ममलशोधनारथ , श्रुतलाभ सुखक्तर  त्तस्य ॥]३८।। 
सज्ञायं जाणंतो, पंचिदियसंबुडो तिगुत्तो य। 

होइ य एकर्गमणों, विणएण समाहिओ साहू ॥३९॥॥ 
स्वाध्याय जानान , प्चेन्द्रियसवुत त्रिग्रप्त च। 
भवत्ति च एकाग्रमना , विनयेन समाहित साधु ॥॥३९॥। 
णाणेण ज्ञाणसिज्ञी, झाणादो सव्वकमस्मणिज्जरणं । 
णिज्जरणफर्ल मोव्ख, णाणब्भासं तदो कुज्जा ॥॥४०॥। 
ज्ञानेन ध्यानसिद्धि ध्यानात्‌ सर्वेकमेनिजरणम । 
निर्जरणफल मोक्ष ज्ञानाभ्यास तत्त कुर्यात्‌ ॥४०।। 
बारसबिहस्मि वि तवे, अब्मितरबाहिरे कुसलदिट्ठे । 

नवि अत्थि न वि य होही, सज्ञायसमं तवोकस्म ।१४१।। 
हादशविधेशप तपसि, साभ्यन्तरवाह्मे कुछलदुप्टे । 

नापि अस्ति नापि च भविष्यति, स्वाध्यायसम तप कर्म ।।४१।॥। 


४७३ 


४७४ 


४७५ 


४७६ 


४७७ 


४७८ 


४७९ 


सोक्ष-सार्ग १५१ 


शय्या, वसति, आसन तथा प्रतिलेखन से उपकृत साधुजनों 
की आहार, औषधि, वाचना, मल-मृत्र-विसर्जन तथा वन्दना 
आदि से सेवा-शश्रूषा करना वेयावृत्य तप है। 


जो मार्ग से चलने से थक गये हे, चोर, श्वापद (हिंख्रपशु ), 
राजा द्वारा व्यथित, नदी की रुकावट, मरी (प्लेग) आदि 
रोग तथा दुभ्िक्ष से पीडित है, उनकी सार-सम्हाल तथा रक्षा 
करता वेयावृत्य है । 


स्वाध्याय तप पाँच प्रकार का है-परिवर्तना, वाचना, पृच्छना, 
अनुप्रेक्षा और स्तुति-मगलपूर्वक धर्मकथा करना । 


आदर-सत्कार की अपेक्षा से रहित होकर जो कर्मरूपी मल 
को धोने के लिए भक्तिपूर्वक जिनशास्त्रो को पढ़ता है, उसका 
श्रुतलाभ स्व-पर सुखकारी होता है । 


स्वाध्यायी अर्थात्‌ शास्त्रों का ज्ञाता साधु पाँचो इन्द्रियो से 
सवृत, तीन गृ प्तियो से युक्त, विनय से समाहित तथा एकाग्रमन 


होता है। 


ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है। ध्यान से सब कर्मों की 
निर्जरा होती है। निर्जरा का फल मोक्ष है। अत सतत 
ज्ञानाभ्यास करना चाहिए । 


वाह्याभ्यन्तर वारह तपो में स्वाध्याय के समान तप न तो है, न 
हुआ है, न होगा । 


१५०२ 


४८०५ 


४८१: 


४८२. 


४८३ 


कं 


४८४५ 


४८५. 


समणसुत्त 


सयणासणठाणें वा, जे उभिवकखू न वाबवरे। 
कायस्स विउस्सग्गो, छठठो सो परिकित्तिभो ॥४२।। 
शयनासनस्थाने वा, यस्तु भिक्षूने व्याप्रियते । 
कायस्य व्यूत्सगं, षष्ठ स परिकीरतित ॥४२।॥ 


देहमइजड्डसुद्धी, सुहदुबख॒तितिबखया अणुप्पेहा । 
झायइ य सुहं झाणं, एगग्गो काउसस्गस्मि ॥॥४३॥ 
देहमति जाड्यशुद्धि सुखदु ख तितिक्षता अनुप्रेक्षा । 
ध्यायति च शुभ ध्यानम्‌ एकाग्र कायोत्सगें ॥४३।॥। 


तेसि तु तवो ण सुद्धों, निक्खंता जें महाकुला। 
जं लेवने वियाणंति, न सिलोगं पवेज्जद ॥४४॥। 
तेषासपि तपो न शुद्ध, निष्क्रान्ता ये महाकुला । 
यद्‌ नेवाउत्ये विजानन्ति, न इब्लोक प्रवेदयेत्‌ ॥॥४४॥। 


नाणसयवायसहिओ, सील॒ज्जलिओ तवो मओ अग्गी १ 
संसारकरणबीयं, दह॒द दकगी व तणरासि ॥४५१॥। 
ज्ञानमयवातसहित, गीलोज्ज्वलित तपो मतोऊग्नि । 
ससारकरणवीज, दह॒ति दवाग्निरिव तृणराशिम्‌ ॥॥४५॥। 


२९. ध्यानसूत्र 


सी जहा सरोरस्स, जहा सूले दुमस्स य। 
सव्वस्स साधुधस्मस्स, तहा झाणं विधीयते ॥१॥॥ 
जीषे यथा शरीरस्य यथा मूल दुमस्य च। 
सर्वेस्थ साधुधमेस्य तथा ध्यान विधीयते ॥१॥। 


ज॑ थिरमज्ञवसाणं, त ज्ञा्ं ज॑ चलंतयं चित्त । 
ते होज्ज भावणा वा, अणपेहा वा अहव चिता ॥२॥ 
यत्‌ स्थिरमध्यवसान, तद्‌ ध्यान यत्‌ चलत्क चित्तम्‌ । 
तद्‌ भवेद्‌ भावना वा, अनुमप्रेक्षा वाइ्यवा चिन्ता ॥॥२॥। 


४८०6 


ही 
८ ८ ४ 


४८२ 


८८३ 


४८४ 


हि: ८ ए्‌ 


भसोक्ष-मा्गे १५३ 


भिक्षु का शयन, आसन और खडे हे ने मे व्यर्थ का कायिक 
व्यापार न करना, काप्ठवत्‌ रहना, छठा कार्य/त्सग तप है । 
कायोत्सग करने से ये लाभ प्राप्त हेते हे-- 

१ देहजाइचजुद्धि--सलेप्म आदि ढोपो के क्षीण होने से देह 

की जडता नप्ट होती है । 
मतिजाड्यणूद्धि-जागल्‍कता के कारण वृद्धि की जडता 
नप्ट होती है । 
३२ सुख-दुख तितिक्षा-सुख-दु ख को सहने की शक्ति का 
विकास होता है । 
८. अनुप्रेक्षा-भावनाओं के लिए समूचित अवसर का लाभ 
होता है । 
० एकाग्रता-थूभध्यान के लिए चित्त की एकाग्रता प्राप्त 
होती है । 

उन महाकुलवालों का तप भी शुद्ध नही है, जो प्रन्नज्या 
धारणकर पूजा-सत्कार के लिए तप करते हू । इसलिए कल्या- 
णार्थी को इस तरह तप करना चाहिए कि दसरे लोगो को 
पता तक न्‌ चले । अपने तप की क्सी के समक्ष प्रणसा भी 
नही करनी चाहिए । 

ज्ञानमयी वायुमहित तथा शील द्वारा प्रज्वलित तपोमयोी अग्नि 
ससार के कारणभूत कमे-वीज को वेसे ही जल डालती है, 
जैसे वन में लगी प्रचण्ड आग तृण-राशि को । 


ल्प्त 


२९. ध्यानसूत्र 
जैसे मनृप्य-शरीर मे सिर और वृक्ष में उसकी जड उत्कृष्ट 
या मूख्य है, वेसे ही साधु के समस्त धर्मो का मूल ध्यान है । 
स्थिर अध्यवसान अर्थात्‌ मानसिक एकाग्रता ही ध्यान है । 
और जो चित्त की चचलता है उसके तीन रूप हु--भावना, 

अनुप्रेज्षा और चिन्ता । 


प्र्ड 


समणपसुत्त 


४८६. लव॒ण व्व सलिलजोए, झाणे चित्त विलोयए जस्स । 


ड ८ | + 


ड४ड८८. 


४८९ 


+ 


४९०. 


४९१ 


के 


४९२. 


तस्स  सुहासुहडहणो, अप्पाअणलो. पयासेइ ॥३॥ 
लवणमिव सलिलयोगे, ध्याने चित्त विलीयते यस्य | 
तस्य शुभाशुभदहनो, आत्मानल प्रकाशयति ॥३॥। 


जस्स न विज्जदि रागो, दोसो मोहो व जोगपरिकम्मो । 
तस्स सुहासुहडहणो, झाणमओ जायए अग्गी (४॥॥ 
यस्य न विद्यते रागो, हेषो मोहो वा योगपरिकर्म । 
तस्य शृभाशुभदहनो, ध्यानमयों जायते अग्नि ॥४॥॥ 


पुव्वाभिमहो उत्तरमुहो व, होऊण सुइ-समायारो । 
झाया समाहिजुत्तो, सहासणत्थोी सुइसरोरो ॥५॥ 
पूर्वाभिमृख उत्तरमुखों वा भूत्वा शुचिसमाचार । 
ध्याता समाधियुक्त सुखासनस्थ शुचिशरीर ॥॥५॥। 


पलियंक॑ बंधेडं, निसिद्धमण-बयणकायवावारो । 
नासग्गनिमियनयणो, संदीकयसासनीससो १६॥। 
पल्यडक बद्धवा निषिद्धमनोवचनकायव्यापार । 
न्यासाग्रनिमित्तनयन मन्दीकृतर॒वासनि श्वास ।॥६॥। 


गरहियनियदुच्चरिओ, खामियसत्तो नियत्तियपमाओ । 
निच्चलचित्तो ता झाहि, जाव पुरओव्व पडिहाइ ॥॥७॥। 
गहितनिजदुश्चरित क्षमितसत्त्व निवर्तितप्रमाद । 
नि३चलचित्त तावद्‌ ध्याय यावत्‌ पुरत इव प्रतिभाति ।॥७॥। 
थिरकयजोगाणं पुण, मुणीण झाणे सुनिच्चलमणाणं । 
गासम्मि जणाइण्णे, सुण्णे रण्णेंव ण विसेसो ॥॥८॥। 
स्थिरक्ृतयोगाना पुन , मुनीना ध्यानें सुनिश्वलमनसाम्‌ ।। 
गामे जनाकीणें, शूल्येररुप्पे वा न विशेष ॥८॥ 

जे इंदियाणं बिसया सणण्णा, न तेंसु भावं निसिरे कयाइ । 

न याउ्मणुण्णेसु सं पि कुज्जा, समाहिकामे समणे तवस्सी ।॥९॥। 
य इन्द्रियाणा विषया मनोज्ञा , न तेषु भाव निसूजेत्‌ कदापि । 

न चामनोजेपु मनोर5ंपि कुर्यात्‌, समाधिकाम श्रमणस्तपस्वी ।॥९।। 


(४८६ 


7४८७ 


४८८ 


ही है. ८ ९ 


४९० 


४९१ 


४९२ 


सोक्ष-सार्ग प्शश्‌ 


जेसे पानी का योग पाकर नमक विलीन हो जाता है, बसे ही 
जिसका चित्त निविकत्प समाधि मे लीन हो जाता है, उसकी 
चिर सचित शुभागजूभ कर्मो को भस्म करनेवाली, आत्मरूप 
अग्नि प्रकट होती है । 


जिसके राग-द्वेष और मोह नही है तथा मन-वचन-कायरूप 
योगो का व्यापार नहीं रह गया है, उसमें समस्त शुभाशुभ 
कर्मों को जलानंवाली ध्यानाग्नि प्रकट होती है । 


पूर्व या उत्तर दिशाभिमुख होकर बंठनेवाला शुद्ध आचार तथा 
पवित्र शरीरवाला ध्याता सुखासन से स्थित हो समाधि में 
लीन होता है । 

वह ध्याता पल्यकासन वाँधकर और मन-बचन-काय के व्यापार 
को रोककर दृष्टि को नासिकाग्र पर स्थिर करके मन्द-मन्द 
इवासोच्छवास ले । 


वह अपने पूर्वकृत बुरे आचरण की गहा करे, सव प्राणियों से 
क्षमाभाव चाहे, प्रमाद को दूर करे और चित्त को निश्चल करके 
तव तक ध्यान करे जब तक पूर्वेबद्ध कर्म नप्ट न हो जायें । 


जिन्होने अपने योग अर्थात्‌ मन-वचन-काय को स्थिर कर लिया 
है और जिनका ध्यान में चित्त पूरी तरह निश्चल हो गया है, 
उन मूनियो के ध्यान के लिए घनी आवादी के ग्राम अथवा बून्य 
अरण्य में कोई अन्तर नही रह जाता । 

समाधि की भावनावाला तपरवी श्रमण इच्द्रियो के अनुकूल 
विषयो (शब्द-रूपादि ) में कभी रागभाव न करे ओर प्रतिकूल 
विषयो में मन से भी द्वेषभाव न करे । 


१५६ 


४९१३. 


४९४. 


४९७. 


४९६. 


४९७. 


४९८. 


४९९. 


समणसुत्तं 


सुविदियजगस्सभावो, निरसंगो निब्भभो निरासो य। 
वेरगशावियमणो, झाणंमि सुनिब्चलो होइ ॥१०॥ 
सुविदितजगत्स्वभाव , निस्सग निर्भय निराशब्च । 
वेराग्यभावितमना , ध्याने सुनिश्वलो भवति ॥१०॥। 


पुरीसायारो अप्पा, जोई वरणाणदंसणसमग्गो । 

जो झायदि सो जोई, पावहरों हवदि णिह्दंदों ॥११॥ 
पुरषाकार आत्मा, योगी वरज्ञानदर्शनसमग्र । 

य ध्यायति स योगी, पापहर भवत्ि निहवन्द्र ॥११॥ 
देहविवित्त पेच्छइ, अप्पाणं तह य सब्वसंजोगे । 
देहोवहिवोसरगं॑ निस्संगो सब्वहा कुणइ ॥१२॥। 
देहविविक्त प्रेक्षते आत्मान तथा च सर्वंसयोगान्‌ । 
देहोपधिव्युत्सग, निस्सग सर्वथा करोति ॥१२॥। 
णाहूं होमि परोस, ण से परें संति णणमहमेदकों । 

इंदि जो झायदि झाणे, सो अप्पाण हवदि झादा ॥१३॥। 
नाह भवामि परेषा, न में परे सन्ति ज्ञानमहमेक । 

इति यो ध्यायति ध्याने, स आत्मा भवति ध्याता ॥॥१३॥ 
झाणट्विओं हु जोई जइ॒णो संबेय णिययअप्पाणं । 

तो ण लहइ त॑ सुद्ध भग्गविहंणो जहा रमण ॥१४ 
ध्यानस्थितो खलु योगी यदि नो सवेत्ति निजात्मानम्‌ । 

तो न लभते त शुद्ध भाग्यविहीनों यथा रत्नम्‌ ॥१४।। 
भावेज्ज अवत्त्यतिय, पिडत्थ-पयत्थ-रूवरहियत्त । 
छउठमत्थ-केवलिततं, सिद्धत्त, चेव तस्सत्थों ॥१५॥। 
भावयेत्‌ अवस्थात्रिक पिण्डस्थ-पदस्थ-रूपरहितत्वम्‌ । 
छद्मस्थ-केवलित्व सिद्धतव चेव तस्यार्थ ॥१५॥। 


अवि झाइ से महावीरें, आसणत्थे अकुबकुए झाण । 

उड्ढमहें तिरियं च, पेहमाणे समाहिमपडिप्णे ॥१६॥ 
अपि ध्यायति स महावीर , आसनस्थ अकौत्कुच ध्यानम्‌ । 
ऊध्बंमधस्तियंक्‌ च, प्रेक्षमाण समाधिम्‌ अग्रतिन्न ॥१६॥। 


४९३ 


2४ 


४९४ 


४९७ 


४९७ 


ढ़ 
“ ४९८. 


४९५ 


सोक्ष-मर्पा १५७ 


जो ससार के स्वरूप से सुपरिचित है, नि सग, निर्भय तथा 
आशारहित है तथा जिसका मन वेर ग्यभावता से युक्त है, 
वही ध्यान में सुनिश्वल--भलीभाँति स्थित होता है । 


जो योगी पुरुष के आकारवाली तथा केवलज्ञान व केवलदर्शन 
से पूर्ण आत्मा का ध्यान करता है, वह कमंवन्धन को नप्ट करके 
निद्न्द्द हो जाता है । 


ध्यान-योगी अपने आत्मा को शरीर तथा समस्त वाह्य सयेध्गो 
से विविक्त (भिन्न) देखता है अर्थात्‌ देह तथा उपधि का सवंधा 
त्याग करके नि सग हो जाता है । 


वही श्रमण आत्मा का ध्याता है जो ध्यान में चिस्तवन करता 
है कि “मे न पर' का हू, न 'पर' (पदा्थे या भाव) मरे हैं, में 
तो एक (शुद्ध-बुद्ध) ज्ञानमय (चंतन्य) हूँ ।* 


ध्यान में स्थित योगी यदि अपनी आत्मा का सवेदन नही करता 
तो वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, जसे कि 
भाग्यहीन व्यक्ति रत्न प्राप्त नही कर सकता । 


ध्यान करनेवाला साधक पिंडस्थ, पदस्थ और रूपातीत--ईन 
तीनो अवस्थ।ओ की भावना करे । पिंडस्थध्यात का विपय 
है--छद्मस्थत्व--देह-विपश्यत्व । पदस्थध्यान को विपय 
है केवलित्व--केवली द्वारा प्रतिपादित अर्थ का अनुचितन 
और रूपातीतध्यान का विपय है सिद्धत्व--शुद्ध आत्मा | 
भगवान्‌ ऊँकडू आदि आसनो में स्थित और स्थिर होकर ध्यान 
करते थे । वे ऊँचे-नीचे और तिरछे छोक में होनेवाडे पदार्थों 
को ध्येय बनाते थे । उनकी दृष्टि आत्म-समाध्ति पर टिकी हुई 
थी । वे सकल्प-म्‌क्‍्त थे । 


१४८ 


प्‌ 00. 


५० १. 


५०२- 


७५०३- 


प०४, 


५०५. 


५०६: 


समणपसुत्तं 


णातीतमद्ठ ण य आगसिस्सं, अद्ठ नियच्छति तहागया उ । 
विधूतकप्पे एयाणुपस्सी, णिज्ञोसइत्ता खबगे सहेसी ॥१७॥। 
तातीतमर्थ न च आगमिष्यन्तम्‌ अर्थ निगच्छन्ति तथा गतास्तु। 
विधृतकल्प एतदनुदर्णी निर्सोपयिता क्षपक मह॒षि ॥१७॥॥ 
मा चिट्ठृह सा जंपह, सा चिन्तह कि वि जेण होइ थिरो । 
अप्पा अप्पस्सि रओ, इणमेंव परं हवें झाण ॥१८॥। 
मा चेष्टध्वमू मा जल्पत, मा चिन्तयत किमपि येन भवति स्थिर 
आत्मा आत्मनि रत, इदसेव पर भवेद्‌ ध्यानम्‌ ॥१८। 
न कसायसमसुत्थेहि य, वहिज्जइ माणर्सोह दुवर्खोह । 
ईसा-विसाय-सोगा-इएहि, झाणोग्गयच्त्तो ॥१९॥। 
न॒ कपषायसमृत्यैण्च,. वाध्यते मानसेर्द खे । 
ईर्प्या-विषाद-गोका-दिसि ध्यानोपगतचित्त ॥१९।। 
चालिज्जद बीभेइ य, धोरो न परीसहोवसग्गोह । 
सुहुमेंस न संमुच्छई, भावेसु न देवसायासु ॥२०॥। 
चाल्यते विभेति च, धीर न परीषहोपसर्गे । 
सूक्ष्मेषू न समृह्यति, भावेपु न देवमायासु ॥२०॥। 
जह चिरसंचछियर्सिधण-मसलो पवणसहिओ दुयं दहइ । 
तह॒कस्मेंधणसमसियं, खणेण झाणानलो डहइ ॥२१॥। 
यथा चिरसचितमिन्यन-मनल पवनसहित द्वुत दहति । 
तथा कर्मन्धनममित, क्षणेनव ध्यानानल दहति ॥२१॥ 
३०. अनुग्रेक्षासूत्र 
झाणोवरमेडवि मुणी, णिच्चसणिच्चाइभावणापरमों । 
होइ सुभावियचित्तो, धस्सज्ञाणेण जो पुर्वि ॥१॥। 
ध्यानोपरमेडपि मुनि, नित्यमनित्यादिभावनापरम । 
भवति सुभावितचित्त , धर्मध्यानेन य पू्वम्‌ ॥१॥ 
अद्धुवमसरणसेगत्त-मन्नत्ततंतारछोयमसुद्दत्तं 
आसवसंवरणिज्जर, धम्म॑ बवोधि च चितिज्ज २॥॥ 
अश्रुवमशरणमेकत्व-मन्यत्वसंसार-लोकमणुचित्व । 
आखवसंवरनिर्जर, धर्म वोधि च चिन्तयेत्‌ ॥२!। 


प्‌ 0०00 


५०१ 


ण्ण्र्‌ 


७ 09 रे [] 


24 प०४ 


व 


प्‌ 7९) ण्‌ 


ही 


५०६ 


सोक्ष-सार्गे १५६ 


तथागत अतीत और भविष्य के अर्थ को नही देखते । कल्पना 
मृक्‍त महषि वर्तमान का अनुपश्यी हो, (कर्म-शरीर) का 
शोषण कर उसे क्षीण कर डालता है । 


हे ध्याता | तू न तो शरीर से कोई चेष्टा कर, न वाणी से 
कुछ बोल और न मन से कुछ चिन्तन कर, इस प्रकार योग का 
निरोध करने से तू स्थिर हो जायेगा---तेरी आत्मा आत्मरत 
हो जायेगी । यही परम ध्यान है । 

जिसका चित्त इस प्रकार के ध्यान में लीन है, वह आत्मध्यानी 
पुरुष कषाय से उत्पन्न ईर्षा, विषाद, शोक आदि मानसिक 
दु खो से वाधित (ग्रस्त या पीडित ) नही होता । 


वह धीर पुरुष नतो परीषह, न उपसर्ग आदि से विचलित और 
भयभीत होता है तथा न ही सुक्ष्म भावों व देवतिरमित मायाजाल 
मे मुग्ध होता है । 


जेसे चिरसचित ईधन को वायु से उद्दीप्त आग तत्काल जला 
डालती है, वसे ही ध्यानरूपी अग्नि अपरिमित कर्म-ईधन को 
क्षणभर में भस्म कर डालती है । 


३०. अनुप्रेक्षासूत्र 
मोक्षार्थी मुनि सर्वप्रथम धर्म-ध्यान ह्वारा अपने चित्त को सुभावित 
करे। वाद मे धर्म-ध्यान से उपरत होने पर भी सदा अनित्य- 
अशरण आदि भावनाओ के चिन्तवन में छीन रहे । 


अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, ससार, लोक, अशगुचि, 
आखवब, सवर, निजरा, धर्म और वोधि--इस वारह्‌ भावनाओं 
का चिन्तवन करना चाहिए । 


१६० 


१५०८. 


(५०९, 


५५९०. 


११. 


५१९- 


“१३- 


समणसुत्त 


* जम्म॑ मरणेण सम, संपज्जद जोव्वणं जरासहियं । 


ल्ूच्छी विणास-सहिया, इय सब्बं भंगुर मुणह ॥३॥। 
जन्म मरणेन सम, सम्पद्यते यौवन जरासहितम्‌ । 
लक्ष्मी विनाशसहिता, इति सर्वे भडगुर जानीत ॥॥३॥। 


चइऊण महामोहं, बिसए मुणिऊण भरंगुरे सब्बे । 
णिव्विसयं कुणह म्ण, जेण सुहं उत्तम लहह ॥॥४।। 
त्यक्त्वा महामोह, विपयान्‌ ज्ञात्वा भडग्रान्‌ सर्वान्‌ । 
निरविपय कुरुत मन, येन सुखमृत्तम लभध्वम्‌ ॥॥४॥। 
वित्त पसवो य णाइओ, त॑ बाले सरणं ति मण्णइ । 
एए सम तेंस वा अहं, णो ताणं॑ सरणं ण विज्जई ॥॥५॥। 
वित्त पशवश्च ज्ञातय , तद्‌ वाल गरणमिति मन्यते । 
एते मम तेष्वप्यह, नो त्राण शरण न विद्यते ॥५॥। 
सग परिजाणामि, सलले पि य उद्धरामि तिविहेणं । 
गुत्तीवों समिईओ, मज्झं ताण च सरणं च ॥६॥। 
सग परिजानामि, शल्यमपि चोद्धरामि त्रिविधेन । 
गृप्तम समितवय, मम त्राण च शरण च ॥६॥। 


धी संप्तारो जहियं, जुवाणओ परसरूवगब्वियओ । 
सरिऊण जायइ, किसी तत्थेब कलेवरे नियए ॥॥७॥॥ 
धिक्‌ ससार यत्र, युवा परमरूपगवितक । 
मृत्वा जायते, कृमिस्तत्रेवः कलेवरे निजके ।॥।७॥। 
सो नत्थि इहोगासों, लोए वालग्गकोडिमित्तोडवि । 
जम्मणमरणाबाहा, अणेगसो जत्थ न य पत्ता ॥८॥। 
स नास्तीहावकाशो, लोके वालाग्रकोटिमात्रोडपि । 
जन्ममरणावाधा, अनेकशो यत्र न च॒ प्राप्ता. ॥८॥। 
बाहिजरसरणमयरो, . मिरंतरुप्पत्तिनीरनिकुरुंबो । 
परिणामदारुणदुहो, अहो दुरंतो भवसमुद्दो ॥९॥। 
व्याधिजरामरणमकरो, निरन्तरोत्पत्ति-ती रनिकुरुम्व. । 
परिणामदारुणदु ख , अहो ' दुरन्तो भवसमूद्र ॥९॥। 


मोक्ष-सार्ग १६१ 


८६०७ जल्म मरण के साथ जुडा हुआ है और यौवन वृद्धावस्था के 


ण्‌ 0 ८ + 


प्‌ 09 ९ 


५१० 


५११ 


१२ 


५१३ 


११ 


साथ । लक्ष्मी चचला है। इस प्रकार (ससार में) सव-कुछ 
क्षण-भगुर है--अनित्य है । 


महामोह को तजकर तथा सव इच्द्रिय-विषयो को क्षण-भगुर 
जानकर मन को निविपय वनाओ, ताकि उत्तम सुख प्राप्त हो । 


अज्ञानी जीव धन, पथ तथा नातिवग को अपना रक्षक या 
शरण मानता है कि ये मेरे हे और मे इनका हूँ । किन्तु वास्तव 
में ये सव न तो रक्षक हैं और न शरण । 


में परिग्रह को समझ-बूझकर तजता हूँ और माया, मिथ्यात्व 
व निदान इन तीन शल्यो को भी मन-वचन-काय से दूर करता 


हूँ | तीन गुप्तियाँ और पाँच समितियाँ ही मरे लिए रक्षक 
और शरण है । 


इस ससार को धिक्कार है, जहाँ परम रूप-गवित युवक मृत्यु 
के वाद अपने उसी त्यक्त (मृत) शरीर में कृमि के रुप मे उत्पन्न 


हो जाता है। 


इस ससार में वाल की नोक जितना भी स्थान ऐसा नहीं है 
जहाँ इस जीव ने अनेक वार जन्म-मरण का कप्ट न भागा है। 


अहो | यह भवसमूद्र दुरनत है--इसका अन्त वडे कप्ट से 
होता है । इसमें व्याधि तथा जरा-मरणरूपी अनेक मगरमच्छ 
हे, निरन्तर उत्पत्ति या जन्म ही जलराथि है । इसका परिणाम 
दारुण दुख है । 


है 


५१५. 


५१६- 


५११७. 


५१८- 


५१९. 


पए२०: 


समणपसुत्तं 


रयणत्तय-संजुत्ती, जीवों वि हवेइ उत्तम तित्थं । 
संसार॑ तरइ जदो, रमणत्तय-दिव्व-णावाए ॥१०॥। 
रत्नत्रयसयुक्त , जीव अपि भवत्ति उत्तम तीर्थम । 
ससार तरति यत, रत्नत्रयदिव्यनावा ॥१०॥। 
पत्तेव॑ पत्तेब॑ नियगं,. कस्मफलसणुहवंताणं । 

को कस्स जए सयणो ? को कस्स व परजणो भणिओ ? ॥११॥॥ 
प्रत्येक प्रत्येक निजक, कर्मफलमनुभवत्ताम्‌ । 

क कस्य जगति स्वजन ? क कस्य वा परजनों भणित ॥११॥। 
एगो में सासओ अप्पा,  नाणदंसणसंजुओ । 
सेसा में बाहिरा भावा, सब्बे संजोगलक्खणा ॥१२॥। 
एको में गाब्वत आत्मा, ज्ञानदर्शनसंयुत- । 

गेषा में वाह्या भावा , सर्वे सयोगलक्षणा ॥॥१२।॥। 


संजोगमूला जीवेणं,. पत्ता. दुक्खपरंपरा । 

तस्हा संजोगसंबंधं, सब्वभावेण वबोसिरे ॥१३।। 
सयोगमूला जीवेन, प्राप्ता दुखपरम्परा। 
तस्मात्सयोगसम्वन्ध,. सर्वेभावेन व्युत्सुजामि ॥१३।। 


अणुसोञअइ अन्नजण्ं, अन्नभवंतरगयं तु बालूजणों । 
तवि सोयइ अप्पाणं, किलिस्ससाणं भवसमुद्दे ॥१४॥। 
अनुणोचत्यन्यजन-मन्यभ्ावान्तरगत तु वालजन- । 

नव जोचत्यात्मान, . क्लिब्यमान भवसमूद्रे ॥१४।॥ 
अन्न इस सरीरं, अज्यो४ह॑ बंधवाविम अन्ने । 

एवं नाऊण खर्म, कुसलूस्स न ते खममं काउं ? ॥१५॥। 
अन्यदिद शरीरम्‌, अन्योंन्‍ह वान्धवा अपीमेज्न्ये । 

एवं न्ञात्वा क्षम, कुगलस्य न तत्‌ क्षम कर्तुम्‌ ॥१५॥ 
जो जाणिऊण देहं, जीवसरूवादु तच्चदो भिन्न । 
अप्पारण पि य सेवदि, कज्जकरं तस्स अण्णत्त ॥१६॥। 
यन्ात्वा देह, जीवस्वरूपात्‌ तत्त्वत- भिन्नम्‌ । 
आत्मानमपि च सेवते, कार्यकरं तस्व अन्यत्वम्‌ १६।। 


सोक्ष-मार्गे १६३ 


५१४ (वास्तव मे-) रत्वत्रय से सम्पन्न जीव ही उत्तम तीर्थ (तट) 


५१५ 


“५१६ 


हा 


५१७. 


५१८ 


५१९ 


५२० 


है, क्योकि वह रत्नत्रयरूपी दिव्य नौका द्वारा ससार-सागर स 
पार करता है । 


यहाँ प्रत्येक जीव अपने-अपने कर्मफल को अकेला ही भोगता 
है | ऐसी स्थिति में यहाँ कौन किसका स्वजन है और कौन 
किसका पर जन ? 


ज्ञान और दर्णन से सयुक्त मेरी एक आत्मा ही शाश्वत है । 
शेष सब अर्थात्‌ देह तथा रागादि भाव तो सयोगलक्षणवाले 
हे---उनके साथ मेरा सयोगसम्बन्ध मात्र है | वे मुझसे अन्य 
ही हे । 

इस सथोग के कारण ही जीव दु खो की परम्परा को प्राप्त 
हुआ है । अत सम्पूर्णभाव से में इस सयोग-सम्वन्ध का त्याग , 
करता हूँ । 


अज्ञानी मनुष्य अन्य भवो में गये हुए दूसरे लोगो के लिए तो 
गणोक करता है, किन्तु भव-सागर में कष्ट भोगनेवाली अपनी 
आत्मा की चिन्ता नही करता ' 


यह शरीर अन्य है, मे अन्य हूँ, वन्धु-वान्ध्व भी मुझसे अन्य 
हैं । ऐसा जानकर कुशल व्यक्ति उनमे आसक्त न हो । 


जो शरीर को जीव के स्वरूप से तत्त्वत भिन्न जानकर आत्मा 
का अनुचिन्तन करता है, उसकी अन्यत्व भावना कार्यकारी है । 


१६४ 


५२९१. 


५२२. 


२३: 


५२४: 


ए५ु२५. 


५२६. 


५२७. 


समणपसुत्तं 


मंसट्ियसंघाए,.. मुत्तपुरीसभरिए_ नवच्छिद्दे । 
असुईं परिस्सवंते, सुह सरीरम्मि कि अत्थि ? ॥१७॥ 
मासास्थिकसघाते, . मूत्रपुरीपभूते नवच्छिद्रें । 
अगृचि परिस्रवति, शुभ गशरीरे किमस्ति ? ॥१७॥ 
एदे मोहय-भावा, जो परिवज्जेइ उवसमे लीणो। 
हैय॑ति मन्नमाणो, आसवअणुवेहण तस्स ॥१८॥। 
एतान्‌ मोहजभावान्‌ , य परिवर्जयति उपण्मे लीन । 
हेयम इति मन्यमान , आख़वानुप्रेक्षण तस्य ॥॥१८॥। 
मणवयणकायगुत्ति-दियस्स समिदीसु अप्पमत्तस्स । 
आसवदारणिरोहे, णवकम्मरयासवो ण॑ हवें ॥१९॥। 
मनोवचनकायगृप्तेन्द्रियस्य समितिपु अप्रमत्तस्य । 
आख्वदारनिरोधे, नवकमेरजआख्रवों न भवेत्‌ ॥१९॥। 
णाऊण  लोगसारं, णिस्सारं दीहगमणसंसारं । 
लोयर्गसिहरवासं झाहि पयत्तेण. सुहवांस ॥॥२०॥॥ 
जात्वा लोकसार, निसार दीरघंगमनससारम्‌ । 
लोकाग्रशिखरवास, ध्याय प्रयत्नेन सुखवासम्‌ ॥२०॥। 
जरामरणवेगेणं,  वृज्ञमाणाण  पाणिणं। 

धस्मो दोबो पहइट्टा य, गई सरणमसृत्तसं ॥२११ 
जरामरणवेगेन, डह्यमानाना प्राणिनाम्‌ । 

धर्मों द्वीप प्रतिष्णय च, गति शरणमत्तमम्‌ ॥२१॥। 
साणुस्सं विग्गह लद॒धु, सुई धस्मस्स दुल्लहा। 

जं॑ सोच्चा पडिवज्जति, तब॑ खंतिसहिसयं ।॥२२॥। 
मानृष्य विग्रह लब्ध्वा, श्रुतिधंमेस्थ दुर्लेभा ! 

य श्रृत्वा प्रतिपद्चन्ते, तप क्षान्तिमहिख्ताम्‌ ॥॥२२)। 
आहच्च सवर्ण लद्घु, सद्धा परमदुल्‍लहा। 
सोच्चा नेंआउय सरगं। बहवे परिभस्सई ॥॥२३॥। 
आहत्य. श्रवण लब्ध्वा, श्रद्धा प्रमदुलेभा । 
श्रुव्वानेयायिक मार्ग वहव परिश्नव्यन्ति ॥२३।। 


पं 
ल्प्ज 
न्क। 


फ्र४- 


प्र५ 


ण्र६ 


ण्र्‌छ 


मोक्ष-सार्ग १६४ 


माँस और हड्डी के मेल से निभित, मल-मत्र से भरे, मौ छिद्धो 
के हरा अशुचि पदार्थ को वहानेवाले शरीर मे क्या सुख हो 
सकता है ? 


मोह के उदय से उत्पन्न होनेवाले इव सब भावों को त्यागने 
योग्य जानकर उपशम (साम्य) भाव में लीन मुनि इनका त्याग 
कर देता है। यह उसकी आखब अनुप्रेक्षा है । 


तीन गृप्तियो के द्वारा इन्द्रियो को वज में करनेवाला तथा 
पच समितियों के पालन में अप्रमत्त मुनि के आख्रवद्वारों का 
त्तिरोध हो जाने पर नवीन कम-रज का आख्रव नही होता है । 
यह सवर अनुप्रेक्षा है । 


लोक को निसार तथा ससार को दी्घ गमनरूप जानकर 
मुनि प्रयत्वपू्वक छोक के सर्वोच्च अग्रभाग में स्थित मुक्तिपद 
कृः ध्याव करता है, जहाँ मुक्त (सिद्ध) जीव सुखपूर्वक सदा 
निवास करते है । 


जरा और मरण के तेज प्रवाह मे वहते-ड्बते हुए प्र!णियों के 
लिए धर्म ही द्वीप है, प्रतिष्ठा है, गति है तथा उत्तम शरण है। 


पप्रथम तो चतुर्गंतियों में श्रमण करनेवाले जीव को मनुष्य- 
शरीर ही मिलना दुलूभ है, फिर) मनुष्य-शरीर प्राप्त होने 
पर भी ऐसे धर्म का श्रवण तो और भी” कठिन है, जिसे सुतकर 
तप, क्षमा और अहिसा को प्राप्त किया जाय | 


कदाचित धर्म का श्रवण हो भी जाये, तो उस पर श्रद्धा होना 
महा कठित है । क्योकि वहुत-से छोग न्‍्यायसगत मोक्षमाग 
का श्रवण करके भी उससे विचलित हो जाते ह । 


री 


५२८- 


मर 


ए३०० 


५३१- 


बन 


पर३े२- 


७३३. 


समणपसुत्तं 


सुई च लद॒धूं सद्ध॑ च, वीरियं पुण दुल्लहं। 
बहवे रोयमाणा वि, नो एणं पडिवज्जए ॥२४॥! 
श्रुति च लब्ध्वा श्रद्धा च, वोर्य पुनर्दुलेभम्‌ । 
वहवों रोचमाना अपि, नो च तत्‌ प्रतिपच्चन्ते ॥२४।: 
भावणाजोग-सुद्धप्पा, जले णावा व आहिया । 
तनावा व तीरसंपण्णा, सब्बदुक्खा तिउटद्दइ ॥रप॥। 
भावनायोगशणुद्धात्मा, जले नौरिव आख्यात । 
नौरिव तीरसपन्ना, सवंद खातू  चुट्यति ॥रप।॥। 
बारस अगुवेक्खाओ, पच्चक्खाणं तहेव पडिक्कसर्ण । 
आलोयण समाही, तम्हा भावेज्ज अणुवेबर्ख ॥॥२६।। 
द्वावज्ानुप्रेक्षा , प्रत्याख्यान तथेव प्रतिक्रमणम्‌ । 
आलोचन समाधि , तस्मात्‌ भावयेत्‌ अनुप्रेक्षाम्‌ ॥२६।॥। 


३१. लेश्यासूत्र 


होति कमविसुद्धाओ, लेसाओ पीयपम्हसुक्काओ । | 
धम्मज्ञाणोवगयस्स, तिब्व-मंदाइभेयाओ ॥॥१॥। 
भवन्ति क्रमविुद्धा, लेब्या पीतपद्मणुक्ला । ' 
घमंध्यानोपगतस्य, तीव्रमन्दादि-भेदा ।॥१॥। 


जोगपउत्ती लेस्सा, कसायउदयाणुरजिया होई। 
तत्तो दोण्हू कज्जं, वंधचउक्क॑ समुहिद्ठ ॥२॥। 
योगप्रवृत्तिलेब्या, कपायोदयानुरड्जिता भवत्ति । 
तत- ह्यो कार्य, वन्धचतुप्क समूहिप्टम्‌ ॥२॥। 


किण्हा णीका काऊ, तेऊ पम्मा य सुक्कलेस्सा य । 
लेस्साणं णिहेसा, छच्चेवच हवंति णिग्रमेण ॥३॥! 
कृष्णा नीला कापोता, तेज प्मा च झुक्‍्ललेब्या च । 
केप्याता निर्देशातू, पद चेव भवसन्ति नियमेन ॥5॥। 


५२८ 


५२९ 


"३० 


हक 


ण्३२ 


५३३ 


मोक्ष-सार्ग १६७ 


धर्म-श्रवण तथा (उसके प्रति) श्रद्धा ही जाने पर भी सथम 
में पुरुषार्थ होना अत्यन्त दुलूभ है। वहुत-से लोग सयम में 
अभिरुचि रखते हुए भी उसे सम्यक्रूपेण स्वीकार नही कर 
पाते । 

भावना-योग से शुद्ध आत्मा को जल मे नौका के समान कहा 
गया है । जेसे अनुकूल पवन्न का सहारा पाकर नौका किनारे 
पर पहुँच जाती है, वेसे ही शुद्ध आत्मा ससार के पार पहुँचती 
है, जहाँ उसके समस्त दु खो का अन्त हो जाता है । 


अत वारह अनुप्रेक्षाओं का तथा प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, 
आलोचना एवं समाधि का वारम्वार चिन्तवन करते रहना 
चाहिए । 


३१. लेश्यासूत्र 


धर्मध्यान से युक्त मुनि के क्रमश विश्युद्ध पीत, पद्म और शुक्ल 
ये तीन शुभ लेश्याएँ होती हे । इन लेग्याओ के तीत्र-मन्द 
के रूप मे अनेक प्रकार है । 


कषाय के उदय से अनुरजित मन-वचन-काय की योग-प्रवृत्ति 
को लेश्था कहते हे । इन दोनो अर्थात्‌ कपाय और योग का 
कार्य है चार प्रकार का कर्म-वन्ध । कषाय से कर्मों के 
स्थिति और अनुभाग वन्ध होते है, योग से प्रकृति और 
प्रदेश-वन्ध । 


लेश्याएँ छह प्रकार की हे--कष्णलेघ्या, नीललेव्या, कापोत- 
लेश्या, तेजोल्ग्या (पीतलेग्या,) पद्मलेश्या और गुक्ललूस्या । 


ए्‌३४: 


५३५. 


५३६- 


!७-५३८: 


समणसुत्तं 


किण्हा नीला काऊ, तिण्णि वि एयाओ अहस्मलूेसाओ । 
- एयाहि तिहि वि जीवो, दुग्गईं उववज्जई बहुसो (॥४॥। 
कृष्णा नीला कापोता, तिख्रोथ्प्येता अधर्मलेब्या । 
एताभिस्तिसूभिरपि जीवो, दुर्गतिमपप्यते वहुश ॥।४॥। 


तेऊ पम्हा सुक्का, तिण्णि वि एयाओ घधस्मलेसाओ । 
एयाहि तिहि वि जीवो, सुग्गईं उववज्जई बहुसों ॥५॥। 
तेज पद्मा बवला, तिस्रोष्प्पेता धर्मलेब्या. । 
एताभिस्तिसूभिरषि जीव , -सुगतिमृपप्यते वहुणआ ॥॥५॥। 


तिव्वतमा तिव्वतरा, तिव्वा असुहा सुहा तहा मंदा । 
मंदतरा सदतमा, छट्ठाणगया हु पत्तेयं ॥६॥। 
तीब्रतमास्तीतव्रतरा-स्तीत्रा अशुभा- भ्ुभास्तथा मन्दा । 
मन्दतरा, मन्दतमा , पट्स्थानगता हि प्रत्येकम्‌ ॥॥६॥। 


पहिया जे छ प्पुरिसा, परिभट्वारण्णमज्ञदेसम्हि । 
फलभरियरुक्खमेंगं, पेक्खित्ता ते विचितति ॥७॥। 
णिम्मूलखंधसाहु-वसाहं छित्तू चिणित्तू पडिदाई। 
खाउं फल्‍लाई इदि, जं॑ मर्णण वयर्ण हवे कम्मं ॥८॥। 
पथ्चिका ये पट्‌ पुझुपा , परिश्रप्टा अरण्यमध्यदेश । 
फलभरितवृक्षमेक, प्रेश्य ते विचिन्तयन्ति ।७॥। 
जर्मूलस्कन्धशाखोपणाख छित्वा चित्वा पतितानि । 
वादितु फलानि इति, बन्मनसा वचन भवेत्‌ वर्म ॥॥८॥। 


ञ्क 
लय 
हट 


या 
हक 
नि 


छ 
है 
न्हरि 


मोखस-भार्ग १६६ 


सण नी जोन छापोत से तीनो अधर्म यथा अभभ लग्याए 
। इनंट वा रुण जीव बित्रिध् दर्गतियों म उत्पन्त होता है । 


ब 


बीत (सेज), पद्म शरीर शक्‍ल से तीनो धर्म या गभ लेख्याएँ 
४! एल जारण जीव विविध युगतियों म उत्पन्न होता हे । 


पष्य सीद जोर रापोस उन तोन जम न लेख्या ओ मे से प्रत्येक 
४ वोप्रवम, चोर ओर तीत्र ये तोन भेद होते है । घेप तीन 
धरम ख्थ्याओ मे से प्रत्येक रे मन्‍द, मन्दतर और मन्दतम 
ये लीन सेद्र होने हैं। नीन्र और मनन्‍्द की अपेक्षा से 
प्रत्येश मे अनस्त साग-वृद्धि, असव्यात भाग-वृद्धि, सख्यात 

गन्वद्रि, सरवात गुग-बवृद्धि, असस्यात्त गृण-वृद्धि, अनन्त 

वृद्धि ये छह बृद्धियाँ और उन्हीं नाम की छह हानियाँ 
सर्द व होती रहती है । इसी कारण लेय्याआ के भेदों में भी 


उतार-चढाव होता रहता है । 


के 


+ ब्ध्‌ 


छह पथ्चिक थे । जगल के बीच जाने पर वे भटक गये । भूख 
सताने लगी । झुछ देर वाद उन्हें फल्गो से लदा एक वृक्ष दिखाई 
दिया । उनकी फल खाने की इच्छा हुई । वे मन ही मन विचार 
करने लगे । एक ने सोचा कि पेड को जड-मूल से काटकर 
उसके फल खाये जायें । दूसरे ने सोचा कि केवल स्कन्‍्ध ही 
काटा जाय | तोसरे ने विचार किया कि शाखा ही तोडता 
ठीक रहेगा । चीथा सोचने लगा कि उपणाखा (छोटी डाल) 
ही तोड लो जाय । पाँचवाँ चाहता था कि फल ही तोडे जायें । 
छठे ते सोचा कि वृक्ष से टपककर नीचे गिरे हुए पके फल ही 
चनकर क्यो न खाये जायें । इन छहो पथिको के विचार, वाणी 
तथा कर्म क्रमण छहो लेश्याओं के उदाहरण हूं । 


१७० 


५३९. 


५४०. 


५४९१. 


५४२. 


५४३- 


५४४: 


प्‌ 4 ड प्‌ 4« 


समणसुत्तं 


चंडो ण मुचइ बेरं, भंडणसीलो य धरमदयरहिओ । 
दुदटठो ण य एदि वसं, लक्खणमेय तु किण्हस्स ॥९॥। 
चण्डो न मुझचति बेर, भण्डनगीलइच धर्मदयारहित । 
दुष्टो न चेति व, लक्षणमेतत्तु कृष्णस्य ॥९॥। 


मंदो बुद्धिविहीणो, णिव्विणाणी य विसयलोलो य । 
लक्खणमेयं॑ भणियं, समासदो णीललेस्सस्स ॥॥१०॥। 
मन्दों बुद्धिविहीनों, निविज्ञानी च विपयलोलइच । 
लक्षणमेतद भणित, समासतो नीललेच्यस्य ॥१०॥। 


रूसइ णिदइ अस्ते, दूसइ बहुसो य सोयभयबहुलो । 

ण गणइ कज्जाकज्जं, लक्खणसमेयं तु काउस्स ॥११॥ 
रुष्यति निन्‍्दति अन्यान्‌, दूपयति वहुशण्च शोकभयवहुल. । 
न गणयति कार्याकार्य, लक्षणमेत्‌ तु कापोतस्थ ॥॥११॥॥ 


जाणइ कज्जाकज्जं, सेयमसेयं च सम्वसमपासी । 
दयदाणरदो य मिद्द, रक्‍्खणसेय तु तेउस्स ॥१२॥ 
जानाति कार्याकार्य, श्रेय अश्वेय. च सर्वेसमदर्भी । 
दयादानरतण्च मुदु., लक्षणमंत्‌ तु तेजस ॥१२॥। 
चागी भटद्दी चोक्खो, अज्जवकस्मों य खमदि बहुग॑ पि । 
साहुगुर्पुजणरदो, लक्खणसेयं तु पस्मस्स ॥१३॥। 
त्यागी भद्र चोक्ष , आजंवकर्मा च क्षमते वहुकमपि । 
साधुगुरुपुजनरतो, लक्षणमेत्‌ तु. पद्मस्य ।१३॥। 
ण य कुणइ पक्खवायं, ण वि य णिदाणं ससो य सब्वेसि । 
णत्थि य रायहोसा, णेहो थि य सुक्कलेस्सस्स ॥॥१४।॥। 
न च करोति पक्षपात, नापि च निदान समशच सर्वेपाम । 

न स्‍त च रागहेपो, स्नेहोडपि च शुक्‍्ललेश्यस्य ॥।१४। 
लेस्सासोधी अज्ञवसाणविसोधीए होइ जीवस्स । 
अज्ञ्वसाणविसोधि, मंदकसायस्स  णायव्वा ।१५॥। 
लेच्यागुद्धि. अध्यवसानविशुद्धया भवति जीवस्य । 
अध्यवसानविगूद्धि,. मन्दकपायस्य ज्ञातव्या ॥१५॥। 


५३९ 


५४० 


५४१. 


ए४२. 


५४३ 


प्रा 


पड 


५५५ 


मोक्ष-मार्ग १७१ 


स्वभाव की प्रचण्डता बेर की मजबूत गाठ, झगडाल वृत्ति, धर्म 
और दया से शृब्यता, दुष्टता, समझाने से भी नहीं मानना, 


न 


ये क्ृष्णलब्या के लक्षण है । 


मन्दता, वुद्धिहीनता, अज्ञान और विषयलोलपता-ये सक्षेप 
में नोललेग्या के लक्षण है । 


जल्दी रुप्ट हो जाना, दूसरों की तिन्‍्दा करना, दोष लगाना, 
अति जोकाकुल होना, अत्यन्त भयभीत होना-ये कापोतलब्या 
के लक्षण है । 


कार्य-अकार्य का ज्ञान, श्रेय-अश्रेष्य का विवेक, सबके प्रति 
समभाव, दया-दान में प्रवृत्ति--ये पीत या तेजोलेश्या 
के लक्षण है । 


त्यागशीलता, परिणामों में भद्रता, व्यवहार मे प्रामाणिकता, 
कार्य में ऋजूता, अपराधियो के प्रति क्षमाशीलता, साधु- 


_गृूरुजनों की पूजा-सेवा में तत्परता--ये पद्मलेश्या के 


लक्षण हे । 


पक्षपात्‌ न करना, भोगो की आकाक्षा न करना, संवर्भे 
समदर्शी रहना, राग, द्वेष तथा प्रणय से दूर रहना-- 
शुक्ललेश्या के लक्षण है । 


आत्मपरिणामो में विशद्धि आने से लेब्या की विगुद्धि होती 
है और कषायो की मन्दता से परिणाम विदृद्ध होते है । 


७एु४६. 


५४७-५४८. 


५७४९. 


ए्‌ुए५ु०- 


ण५१. 


ज५र२ 


३२. आत्मविकाससूत्र (गुणस्थान) 


जेहि दु लक्खिज्जते, उदयादिसु संभवेहि भार्वेहि । 
जीवा ते गृणसण्णा, णिद्दिद्दया सब्बदरिसीह ॥१॥ 
येस्तु लक्ष्यन्त, उदयादिपु सम्भवेभावे । 
जीवास्ते गणसज्ञा, तिदिप्टा सर्वदर्शिभि ॥१॥ 
मिच्छो सासण मिस्सो, अविरदसम्मो य देसविरदो य । 

विरदो पमत्त इयरो, अपुब्ब अणियद्टि सुहुमी य ॥२॥। 
उबसंत खीणमोहो, सजोगिकंवलिजिणों अजोगी य । 
चोहस गुणट्वाणाणि य, करमेण सिद्धा य णायव्वा ॥३॥। 
मिथ्यात्व सास्वादन मिश्र , अविरतसम्यक्त्वः च देशविरतच्च । 
विरत प्रमत्त इतर , अपूर्व अनिवृत्ति सुक्ष्मण्च |२।। 
उपज्ञान्त क्षीणममोह, सयोगिकेवलिजिन अयोगी च। 
चतुर्देश गुणस्थानानि च, क्रमेण सिद्धा च ज्ञातव्या ॥३॥। 
त मिच्छत्तं जमसद्दहण, तच्चाण होदि अत्थाणं। 
संसइदसभिग्गहिय, अणभशिग्गहियं तु त॑ तिविह ॥॥४॥। 
तद्‌ मिथ्यात्व यदश्नद्धान, तत्त्वाना भवति अर्थानाम्‌ । 
सभयितमभिगृहीतम-नभिगृहीत तु तत्‌ त्रिविधम्‌ ॥४।। 
सम्मत्तरणणपव्वय-सिहरादो मिच्छभ्ावसमभिमुहों । 
णासियसम्मत्तो सो, सासणणामों मुणेयव्वों ॥५।॥ 
सम्यक्त्वरत्नपवेत-भिखरात्‌ू._ मिथ्याभावसमभिमूख । 
नाथितसम्यकत्व स॒, सास्वादननामा मन्तव्य ॥॥०॥। 
दहियुडसिव व सिस्स, पिहुभाव णेव कारिदु सक्‍क॑ । 

एवं सिस्सयभावो, सम्मामिच्छो त्ति णायव्यों ॥६॥। 
दधिग्रुडमिव व्यामिश्र, पृथग्भाव नेव कतुं शकक्‍्यम्‌ । 

एवं मिश्रकभाव , सम्यक्मिथ्यात्वमिति नातव्यम्‌ ॥॥६॥। 
णो इंदिएसु विरदो, णो जीव थावरें तसे चावि। 

जो सहृहइ जिणतु, सम्माइट्ठी अविरदों सो ॥७॥। 
नो इन्द्रियेषू विरतो, नो जीवे स्थावरे त्से चापि । 

य श्रद्धधाति जिनोक्त, सम्यर्दृष्टिरविरत. स ॥७॥। 


५४६ 


५ ४७-- ५ * ८ 


५४९ 


५ ५० 


५५१ 


पुर 


३२. आत्मविकाससूत्र 


मोहनीय आदि कर्मो के उदय आदि ( उपगम, क्षय, क्षयोपणम 
आदि) से होनेवाले जिन परिणामों से यकत जीव पदचान जाते 
है, उनको सर्वेदर्शो जिनेछदेव ने गुण” था गणस्थान' सा 
दी है । अर्थात्‌ सम्यक्त्व आदि की अपेक्षा जीवों की अवस्थ।ए- 
श्रेणियॉ-भूमिकाएँ गृणस्थान कहलाती हैँ 


मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत सम्यरृष्टि, देशविर्त, 
प्रमत्तविरत, अप्रमत्तविरत, अपूर्वंकरण, अनिवृत्तिकरण, सू८्म- 
साम्पराय, उपशान्तमोह, क्षी गमोह, सयोगिकेवली जिन, अयोगि- 
केवलीजिन-ये क्रमश चौदह जीव-समास या गुणस्थान है । 
सिद्धजीव गृणस्थानातीत होते हे । 


तत्त्वार्थ के प्रति श्रद्धा का अभाव मिथ्यात्व है । यह तीन प्रवार 
का है--सणयित, अभिगृहीत और अनभिगूहीत । 


सम्यक्त्व-र॒त्नरूपी पर्वत के शिखर से गिरकर जो जीव मिथ्यात्य 
भाव के अभिमख हो गया है--मिथ्यात्व की और मद गया हैं, 
परन्तु (सम्यक्त्व के नप्ट हो जाने पर भी) जिससे अनी 
सक्षात्तरुपेण मिथ्यात्वभाव मे प्रवेश नही किया है, उस मध्यवता 
अवस्था को सासादन नामक गुणस्थान कहते है । 


दही और गड के मेल के स्वाद की तरह सम्बकत्व आर मिश्र: 
का मिश्रित भाव या परिणाम--जिसे अलग नहीं शिया २ 
सकता, सम्यक-मिशथ्यात्व या मिश्र गुणस्थान उह्लाता « ! 


जो न तो इन्द्रिय-विपयो से विरत है और ने >सनतगरा हाउः 
विन, ट०प्र्मः ते 5 कक 


की हिसा से विरत हे, लकिन फेवल जिनन्द्र 
न यविस्ससम्पर ई_झा उा+ा 
का श्रद्धान करता हे, वह व्यक्ति ने म्प्दयनि गे 


वर्ती कहनाता हे । 


है 52 3: 
घफ 


की 
गज्द 


्‌ ह ज्‌ 


समपसुत्त 


जो तमवहाउधिरदो, णो विरओ एत्य-थावरवहाओ । 
परिसमय मो जोबो, विरधाविरओ जिणेक्कमई ॥॥८॥! 
पस्नसवबादिस्त नो बिस्‍त अन स्थावस्वधात्‌ । 
प्रतिगम्य स जीवों, विस्ताबिरतों जिनेकमति ॥८॥॥ 


वत्तावत्तपममाए, जो वसइ पमत्तसजओ होइ | 
सयलगुणसीलकलिओ, मह॒ब्बई चित्ततायरणों ॥९॥॥ 
“पाताव्यततप्रमाद सो वसति प्रमत्तसयतों भद्नत्ति | 
सकेजग णीलकलितो, महात्रती चित्रताचरण ॥॥९॥। 


गद्ठासेसपमाओं, चधगुणसीलोलिमडिओ णाणी । 
अणु वममओ अखबओ, साणणिलोणो हु अप्पमत्तों सो ॥8०॥। 
माठाय्पप्रमादा, श्रनगुणणणीवावलिसण्डितों ज्ञानी । 
प्रनपणशम अलपफ़ो, ध्याननिलीनों हि अप्रसत्त से ॥£०॥। 


ण्ण्३ 


फ्ण्ड 


ण्५५ 


५५६*- 


५०७ 


मोक्ष-मार्ग १७४ 


जो त्रस जीवो की हिसा से तो विरत हो गया है, परन्तु एकेन्द्रिय 
स्थावर जीवो (वनस्पति, जल, भूमि, अग्नि, वायु) की हिसा 
से विरत नही हुआ है तथा एकमात्र जिन भगवान्‌ मे ही श्रद्धा 
रखता है, वह श्रावक देशविरत ग्णस्थानवर्ती कहलाता है । 


जिसने महाब्रत धारण कर लिये हैं, सकल शी ल-गुण से समन्वितत 
हो गया है, फिर भी अभी जिसमे व्यक्त-अव्यक्तरूप म॑ प्रमाद 
जेष है, वह प्रमत्तसवत गुणस्थानवर्तों कहलाता है। इसका 
ब्रताचरण किचित्‌ सदोप होता है । 


जिसका व्यक्त-अव्यक्त सम्पूर्ण प्रमाद नि शेष हो गया है, जो 
ज्ञानी होने के साथ-साथ ब्रत,गुण और शी ल की माला से सुशोभित 
है, फिर भी जो न तो मोहनीय कर्म का उपशम करता है और 
न क्षय करता है--केवल आत्मध्यान में 'लीन रहता है, वह 
श्रमण  अप्रमत्तसयत गण्-स्थानवर्ती कहलाता है। 

[ विशेष ज्ञातव्य अगप्रमत्तसयत गुणस्थान से आगे दो श्रेणियाँ 
प्रारम्भ होती हे--उपशम और क्षपक । उपणम श्रेणीवाला 
तपस्वी मोहनीय कम का उपशम करते हुए ग्यारहवे गुणस्थान 
तक चढने पर पुन मोहनीय कर्म का उदय होने से नीचे गिर 
जाता है और दूसरा क्षपक श्रेणीवाला मोहनीय कर्म का समूल 
क्षय करते हुए आगे वढता जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। | 
इस आठवे गृणस्थान में विसदृश (विभिन्न) समयो में स्थित 
जीव ऐसे-ऐसे अपूर्व परिणामों (भावों) को धारण करते हे, 
जो पहले कभी भी नही हो पाये थश्वे । इसीलिए इसका नाम 
अपूर्वकरण गृणस्थान है । 


अज्ञानान्धकार को दूर करनेवाल ( ज्ञानसूर्य ) जिनेन्धदेव ने 
उन अपूर्वे-परिणामी जीवो को मोहनीय कर्म का क्षय या उपशम 
करने मे तत्पर कहा है । ( मोहनीय कर्म का क्षय य उपशम 
तो नौवे और दसवे गृ ण-स्थानो मे होता है, किन्तु उसकी तैयारी 
इस अष्टम गुणस्थान में हो शुरू हो जाती है । ) 


जण८: 


५५९, 


५६०. 


५६१: 


५६२०-५६३. 


ए६४., 


समणसुत्तं 


होति अणियट्टिणों ते, पडिसमय जेसिसेक्कपरिणासा । 
विमलयरझाणहुयवह-सिहाहि. णिद्ृंडडकम्मव्णा ॥॥१३॥। 
भवन्ति अनिर्वातनस्ते, प्रतिसमय येष।मेकपरिणामा । 
विमलतरध्यानहुतवह-विखाशिनिर्देश्धकमंवना ॥१३।। 
कोसूंभो जिह राओ, अब्भतरदो य सुहुमरत्तो य। 

एवं सुहुमसराओ, सुहुमकसाओ त्ति णायव्वों ॥१४॥। 
कौसुम्भ यथा राग , अभ्यन्तरत च सुक्ष्मरक्त च । 

एवं सृक्ष्मसराग , सूक्ष्मफपाय इति ज्ञातव्य ॥१४॥ 
सकदकफलजल वा, सरए सरवाणियं व णिम्मलयं । 
सयलोवसंतमोहो,._ उवसंतकसायओ . होदि ॥१५॥। 
कतकफलयूतजल वा, शरदि सर पानीयम्‌ इव निर्मेलकम्‌ । 
सकलोपशान्तमोह ,  उपजान्तकपायतों भवति ॥१५॥। 


णिस्सेसखीणसोहो, फलिहामलभायणुदय-ससचित्तो । 
खीणकसाओ  भण्णइ,  णिग्गंथोी वोयराएँहि ॥॥१६॥। 
नि बेषक्षीणमोह , स्फटिकामल-भाजनोदक-समचित्त । 
क्षीणगकषायो भण्यत्ते, निग्नेन्धी बवीतरागे, ॥॥१६।। 
केंवलणाणदिवायर-किरणकलाव-प्पणासिअण्णाणो । 
णवकेवललद्ध ग्गस - पावियपरमप्पववएसी ॥॥१७॥। 
असहायणाणदंसण-सहिओ वि हु कंवल्ली हु जोएण । 
जुत्तो त्ति सनोइजिणो, अणाइणिहणारिसे वृत्तो ॥१८॥ 
केवलज्ञानदिवाकर-किरणकलाप-प्रणाशितान्नान । 
नवकेवललब्ध्यू दग॒म-प्रपितपरमा त्मव्यपदेश ॥॥१७॥॥ 
असहायज्ञानदर्शन-सहिकोडपि हि केवछी हि योगेन । 

युक्त इति सयोगिजिन , अनादिनिधन आपपें उक्त ॥॥१८॥ 


सेलेसि संपत्तो, णिरुद्धणिस्सेस-आसओ जीवबो । 
कम्मरयविप्पसुक्‍ककों, गयजोगो केवली होइ ॥१९॥ 
शेलेणी सप्राप्त, निरुद्धनि जेप|स्रवो जीव । 
कर्मरजविप्रमुक्तोी, गतयोग. केवछी भवति ।। १९॥। 


सीक्ष-सार्ग १७७ 


५५८ वेजीव अनिवृत्तिकरण गृणस्थान वाल होते हे, जिनके प्रतिसमय 
(निरन्तर) एक ही परिणाम होता है । (इनके भाव अप्टम 
गुणस्थान वालो की तरह विसदृश नही होते ।) ये जीव निर्मेलतर 
ध्यानहपी अग्नि-शिखाओ से कर्म-वन को भस्म कर देते हे । 

५५९. कुसुम्भ के हल्के रग की तरह जिनके अन्तरग में केवल सूक्ष्म 
राग शेष रह गथा है, उन मुनियो को सूक्ष्म-सराग या सूक्ष्म- 
कषाय जानना चाहिए । 

५६० जसे निर्मली-फल से युक्त जल अथवा शरदकालीन सरोवर 
का जल (मिट्टी के बंठ जाने से) निर्मल होता है, वैसे ही 
जिनका सम्पूर्ण मोह उपशान्त हो गया है, वे भिर्मेल परिणामी 

[उपगात-कषाय कहलाते है । (फिर भी ज॑से जल के हिल 
जाने से बेठी हुई मिट्टी ऊपर आ जाती है, बसे ही मोह के 
उदय से यह उपश्ान्तकपाय श्रमण स्थानच्यूत होकर सूक्ष्म- 
सराग दशा मे पहुँच जाता है । ) 

५६१ सम्धूर्ण मोह पूरी तरह नष्ट हो जाने से जिनका चित्त स्फटिकमणि 
के पात्र मे रखे हुए स्वच्छ जल की तरह निर्मल हो जाता है, 
उन्हें वीतरागदेव ने क्षीण-कषाय निग्नेन्थ कहा है । 

५५ २-५६३ केवलज्ञानहपी दिवाकर की किरणो के समूह से जिनका 

४ अज्ञान अन्धका र सर्वेया नष्ट हो जाता है तथा नी केवललब्धियो 
( सम्यक्त्व, अनन्तज्ञान, अनन्तदशेन, अनन्तसुख, अनन्तवीर्य, 
दान, लाभ, भोग व उपभोग ) के प्रकट होने से जिन्हें परमात्मा 
की सज्ञा प्राप्त हो जाती है, वे इन्द्रियादि की सहायता की अपेक्षा 
न रबनेवाल ज्ञान-दर्शन से युक्त होने के कारण केवले। और 
काय योग से युक्त होने के कारण सयोगी केवली ( तथा घाति- ) 
कर्मो के विजेता होने के कारण ) जिन कहलाते है । ऐसा 

अनादिनिधन जिनागम में कहा गया है । 

५६४- जो शील के स्वामी हे, जिनके सभी नवीन कर्मों का आख्रव 

,. अवरुद्ध हो गया है, तथा जो पूर्वेसचित कर्मों से ( वन्ध से ) 
 सव्वया मुक्त हो चुके है, वे अयोगीकेवली कहलाते है । 


प्‌ृ७८ 


५९५: 


५६६- 


५६७: 


५६८- 


५६९. 


५७०. 


समणसुत्त 


सो तस्मि बेब समये, लोयर्गे उड़ढगमणसब्भाओ । 
संचिटुईद असरीरो, पवरद्व गुणप्पओ णिच्चं ॥२०१। 
सो तस्मिन्‌ चैव समये, लछोकाग्रे ऊध्वेगमनस्वभाव । 
सचेष्टते अशरीर, प्रवराष्टयूणात्मको नित्यम्‌ ॥२०॥। 


अट्वविहकस्सवियडा, सीदीभूदा णिरंजणा णिच्चा । 
अट्गुणा कयकिच्चा, लोयग्गणिवासिणो सिद्धा ॥२१॥॥ 
अष्टविधकर्मविकला , शीतीभूता निर|ज्जना नित्या । 
अष्टगूणा इतकृत्या, लोकाग्रनिवासिन सिद्धा ॥२१॥ 


३३. संलेखनासूत्र 


सरीरमाहु नाव त्ति, जीवो बुच्चई नाविओ। 
संसारो अण्णबों बुत्तो, ज॑ तरति सहेसिणों ॥१॥। 
शरीरमाहुनों रिति, जीव उच्यते नाविक । 
ससारोअ्णव उक्त, या तरन्ति मह्षय ॥॥१॥। 


बहिया उड़्ढसादाय , नावकंखे कयाह वि। 
पु्वकस्मक्खयट्वाए, इस देह. समुद्धरे ॥२॥। 
वाह्ममृध्वेमादाय, नावकाछ्क्षेत्र कदाचिद्‌ अपि। 
पूर्वेक्मेक्षयार्थाय, इम देह समसूद्धरेत्‌ ॥२।। 


धीरेण वि मरियव्वं, काउरिसेण वि अवस्ससरियव्वं । 
तम्हा अवस्ससरणे, वरं॑ खु धीरत्तणे मरिउं ॥३१ 
धीरेणापि भत्तेंव्य, कापुरुषेणाप्यवश्यमर्तव्यम्‌ । 
तस्मात्‌ अवश्यमरणे, वर खल, धीरत्वे मत्तुम्‌ ॥३॥ 


इवक पंडियसरण, छिदद जाईसयाणि बहुयाणि । 
त॑ मरणं सरियव्वं, जेण मओ सुस्मओ होइ ॥४॥॥ 
एक पण्डित्तमरण, छिनत्ति जातिशतानि वहुकानि । 
तद्‌ मरणें मत्तेव्य, येव मृत सुमृत भवति ॥॥४॥ 


हि 


५६५- 


प्‌्६५६ 


५६७ 


५६८ 


५६९ 


प्‌ छ0०0« 


भोक्ष-सार्ग १७६ 


इस (चौदहवे) गृणस्थान को प्राप्त कर लते के उपरान्त उसी 
समय ऊध्वेगमन स्वभाववाला वह अयोगीकेवलो अशरीरी 
तथाःउत्कृष्ट आठगुण सहित होकर सदा के लिए लोक के अग्रभाग 
पर चला जाता है । (उसे सिद्ध कहते है ।) 


सिंद्ध जीव अष्टकर्मो से रहित, सुखमय, निरजन, नित्य, अष्ट- 
गुण-सहित तथा कतकत्य होते हैँ और सदेव लोक के अग्रभाग 
में निवास करते है । ' 


३३. संलेखनासूत्र 


शरीर को नाव कहा गया है और जीव को नाविक | यह 
ससार समूृद्र है, जिसे महरषिजन तैर जाते है । 


ऊध्वे अर्थात्‌ मुक्ति का लक्ष्य रखनेवाला साधक कभी भी वाह्य 
विपयो की आकाक्षा न रखे। पूवकर्मों का क्षय करने के 
लिए ही इस शरीर को घारण करे । 


निश्चय ही धैयेवान्‌ को भी मरना है ओर कापुरुष को भी मरना 
है । जव मरण अवध्यम्भावी है, तो फिर धीरतापुृर्वेक मरना 
ही उत्तम है । 


एक पण्डितमरण (ज्ञानपूर्वक मरण) सेकडो जन्मों का नाश 
कर देता है। अत इस तरह मरना चाहिए, जिससे मरण 
सुमरण हो जाय । 


) 


१८० 


प्‌ ८] १ + 


५७२: 


५७३- 


५७४. 


५७५. 


५७७-५७८. 


समणसुत्त 


इक्क पंडियमरण, पडिवज्जड सुपुरिसो असंभंतो । 
खिप्पं सो मरणाणं, काहिइ अंत अण॑ंताणं ॥५॥। 
एक पण्डितमरण, प्रतिपच्यते सुपुरुप असम्प्रान्त । 
क्षिप्र स॒ मरणाना, करिष्यति अन्तम्‌ अनन्तानाम्‌ ।॥५॥। 


चरे पयाइ परिसंकरमाणो, ज॑ किचि पास इह सन्नसाणो । 

लाभंतरे जीविय वृहइत्ता, पच्चा परिण्णाय मलावधंसी ।॥६।। 
चरेत्पदानि परिशडकमान , यत्किचित्पाशमिह मन्‍्यमान । 
लाभान्तरे जीवित वृहयित्वा, पथ्चात्परिज्ञाय मलावध्वसी ।॥६।) 


तस्स ण कप्पदि भत्त-पइण्ण अणुबद्टिदे भये पुरदो । 
सो मरणं पत्यथितो, होदि हु सामण्णणिव्विण्णो ।७॥॥ 
तस्य न कल्पते भक्त-प्रतिजा अनूपरिथते भय पुरत । 
सो मरण प्रेक्षमाण , भवति हि श्रामण्यनिविष्ण ॥७॥। 


संलेहणा य दुविहा, अव्भिंतरिया य बाहिरा चेव । 
अब्भितरिया कसाए, बाहिरिया होइ य सरीरे ॥८॥ 
सलेखना च्‌ द्विविधा, अभ्यन्तरिका च वाह्या चेव । 
अभ्यन्तरिका कषाये, वाह्मया भत्॒ति च शरीरें ॥८।। 
कसाए पयणूएं किच्चा, अप्पाहारें तितिवखए। 
अह भिकखू गिलाएज्जा, आहारस्सेव अन्तियं ॥९॥। 
कपषायान्‌ प्रतनून कृत्वा, अल्पाह्मार तितिक्षते । 


,अथ भिक्षग्लयेतू, आहारस्येव अन्तिकम्‌ ॥॥९॥। 
५७६: 


तन वि कारण तणमओ संथारो, न वि य फासुया भूमी । 

अप्पा खलु संथारो, होइ विसुद्धों सणो जस्स ॥॥१०॥॥ 
नापि करण तृणमय सस्तार , तापि च प्र[सुका भूमि । 
आत्मा खल्‌ सस्तारो भवति, विशुद्ध मनो यस्य ॥१०॥। 
न वितं सत्थं च विस च, दुष्पउतु व्व कुणइ वेयालो । 

जंतं व दुप्पउत्तं, सप्पु व्व प्माइणो कुछो ॥३११॥ 
ज कुणइ भावसल्ले, अणुद्धियं उत्तमट्कालूम्सि । 
दुल्लहबीहीयत्तं, अणतससारियत्त च १२४७ 


भोक्ष-मार्ग १८१ 


५७१. असम्ध्नान्त ( निर्भय ) सत्पुरुष एक पण्डितमरण को प्राप्त 
होता है और शीघ्व ही अनन्त-मरण का--वार-बार के मरण 
का अन्त कर देता है । 


५७२ साधक पग-पग पर दोषो की आशका (सम्भावना) को ध्यान 
मे रखकर चल । छोट से छठ दोष को भी पाश्‌ समझे, उससे 
सावधान रहे | नये-नये लाभ के लिए जीवन को सुरक्षित 

' रखे । जब जीवन तथा देह से लाभ होता हुआ दिखाई न 
दे तो परिज्ञानपृवक शरीर का त्याग कर दे । 


५७३ (किन्तु) जिसके सामने (-अपने सथम, तप आदि साधना 
का) कोई भय या किसी भी तरह की क्षति की आशका नही 
है, उसके लिए भोजन का परित्याग करना उचित नहीं है । 
यदि वह (फिर भी भोजन का त्याग कर) मरना ही चाहता 
है तो कहना होगा कि वह मूनित्व से ही विरक्त हो गया है । 


५७४ सलेबता दो प्रकार की है--आभ्यन्तर और वाह्य । कष,यो 
को कृश करना आभ्यन्तर सऊेखना है और शरीर को कृश 
करना वाह्य सहूखना है । 

५७५ (सलेखना धारण करनेवाला साधु ) कबष,यो को कृश करके 


धीरे-धीरे आहार की मात्रा घटायें । यदि वह रे गी है--शरीर 
अत्यन्त क्षीण हो गया है तो आहार का सर्वथा त्याग कर दे । 


५७६ जिसका मन विशुद्ध है, उसका सस्तारक# न तो तृणमय है 
ओर न प्रासुक भूमि है । उसकी आत्मा ही उसका सस्ता रक है । 


'७-५७८ दुष्प्रयुक्त शस्त्र, विष, भूत तथा दुष्प्रयुक्त यन्त्र तथा कुद्ध सर्प 





४ सलेखना-धारी के लिए प्रासुक भूमि मे तुणो का सस्तारक लगाया जाता है, 
जिस पर वह विश्राम करता है । इसीको लक्ष्य करके यह भाव-कथन किया 
गया है । है 


५७९. 


छ्‌ ८0 


५८ १- 


ण्८र्‌ 


णए८३-णए८४८ 


समगसुत्तं 


तत्‌ गस्त्र च विप च, दुष्प्रयुक्तो वा करोति वेताल. । 
यन्त्र वा दुष्प्रयुक्त, सर्वों वा प्रमादिन- कुद्ध. ॥११॥ 
यत्‌ करोति भावजल्य-मनुद्धृतम्‌त्तमार्थकाले । 
दुर्लवोधिकवम्‌,. अनन्तसत्तारिकत्वत च॥१९रा। 
तो उद्धरंति गारवरहिया, मूल पुणबुश्नवलूयाणं । 
मिच्छादंसणसल्लं, मायासल्क॑ नियाणं च ॥१श॥। 
तदुदद्धरन्ति गौरवरहिता, मूल पुनर्भवलतानाम्‌ । 
मिव्यादर्शतगल्य, मायागल्य निदान चाश्द।। 


मिच्छहंसगरत्ता, सनियाणा  कण्हुलेसभोगाढा । 
इय जे मरंति जीवा, तेंस ढुल्हा भवे बोही ॥१४॥। 
मिथ्यादर्शवरक्ता , सनिदाना. हृप्णलेग्यामवगाढा. । 
इति ये मज्रिवन्ते जीवा-स्तेपां दुर्लुभा भवेद्‌ बोधि' ॥8४॥। 


सम्महंसगरत्ता, अतियाणा सुक्कलेससोगाढा । 
इय जे मरंति जीवा, तेंसि सुलहा भवे बोही ॥१५॥ 
सम्पन्दर्गनरक्ता अनिदाना भ्ृक्‍ललेब्यामवगाढा: । 
इति ये म्रियन्ते जीवा-स्तेपा सुलभा भवेद्‌ बोधि. ॥१५॥। 


आराहणाए कज्जें, परियम्म॑ सव्वदा वि कायब्वं । 
परियम्भभाविदस्स हु, सुहसज्ञ्ञाउरराहणा होइ ॥१दा। 
आराधताया कार्ये, परिकर्म सर्वेदा अति कत्तंव्यम्‌ । 
परिकर्ममावितस्थ ख दु,मुखनाध्या आराधना भवति ॥2६।! 


जह रायकुलूपसुओ, जोग्गं णिच्चमवि कुणइ परिकम्सं । 

तो जिदकरणो जुद्धे, कम्मसमत्यो भविस्सदि हि १३१७ 
इय सामण्णं साधूवि, कुणदि णिक्चमवि जोगपरियम्म । 

तो जिदकरणो मरणे, ज्ञाणसमत्यों भविस्सत्ति ॥१८॥। 
यथा राजऊुलप्रयूतो, बोग्य नित्यमपि करोति परिकर्म्म । 
तेते जिववरशी बुद्ध, कर्मसमर्यों भविष्यति हि ॥7७9! 
धर दामर्य साध रदि, एरोति निन्‍्प्रमपि थे गपरिकरम्म $ 

समेत किवारए मरते, ध्यानसमर्थों भव्िप्यति ॥9८॥! 


फ्‌्‌ छ ९ 


प्‌ ८० 


५८१ 


५८२ 


(८२-५८४ 


सोक्ष-मार्गे १८$ 


आदि प्रमादी का उतना अनिष्ट नही करते, जितना अनिष्ट 
समाधिकाल में मन मे रहे हुए माया, मिथ्यात्व व निदान 
शल्य करते हे । इससे बोधि की प्राप्ति दुलेभ हो जाती है तथा 
ससार का अन्त नही होता । 


९७०++>+«««.»म--म»->»ममम मे... 


अत अभिमान-रहित साधक पुनर्जन्मरूपी लता के मूल अर्थात्‌ 
मिय्याद्शनशल्य, मायाशल्य व निदानशल्य को अन्तरग से 
निकाल फंकते है । 


इस ससार मे जो जीव मिथ्यादर्शन में अनु रक्त होकर निदान- 
पूर्वक तथा झेष्णलेश्या की प्रगाढ्तासहित मरण को प्राप्त 
होते है, उनके लिए बोधि-लाभ दुलंभ है । 


जो जीव सम्यग्दशन के अनुरागी होकर, निदान-रहित तथा 
शुक्ललेश्यापूर्वक मरण को प्राप्त होते हे, उनके लिए बोधि 
की प्राप्ति सुलभ होती है । 


(इसलिए ) मरण-काल म॑ रत्नत्रय की सिद्धि या सम्प्राप्ति के 
अभिलाषी साधक को चाहिए कि वह पहले से ही निरन्तर परि- 
कम अर्यात्‌ सम्यक्त्वादि का अनुष्ठान करता रहे, क्योकि परिकर्म 
या अभ्यास करते रहनेवाले की आराधना सुखपूर्वक होती है। 


राजकुल म॑ उत्पन्न राजपुत्र नित्य समुचित शास्त्राभ्यास करता 
रहता है तो उसमे दक्षता आ जाती है और वह युद्ध में विजय 
प्राप्त करने मे समर्थ होता है। इसी प्रकार जो समभावी 
साधु नित्य ध्यानाभ्यास करता है, उसका चित्त वश्ञ में हो 
जाता है और मरणकाल मे ध्यान करने में समर्थ हो जाता है । 


पृघडे 


प्‌ ८८ प्‌ & 


५८६: 


५८७ 


समणसुत्त 


मोक्खपहे अप्पाणं, ठवेहि &त चेव झाहि त॑ चेव । 
तत्येव विहर णिच्चं, सा विहरसु अज्नदव्वेसु ॥१९॥। 
मोक्षयथे आत्मान, स्थापय त चेव ध्याय त चेव । 
तत्रेव विहर नित्य, मा विहरस्व अन्यद्र॒व्येषु ॥१९॥॥ 
इहपरलोगासंस-प्पओग,_ तह जीयमरणभोगेसु । 
वज्जिज्जा भाविज्ज य, असुहं संप्तारपरिणाम ॥॥२०॥। 
इहपरलोकाशजा-प्रयोगो तथा जीवितमरणशोगेषु । 
वर्जयेर भावयेत्‌ च अशुभ ससारपरिणामम्‌ ।२०।। 
परदव्वादोी दुग्गइ, सहव्वादों हु सुग्गई होई। 

इय णाऊ सदव्वे, कुणह रई विरई ,इयरस्मि ॥२१॥। 
परद्रव्यात्‌ दुर्गंति , स्वद्रव्यात्‌ खलू सुगति भवति । 

इति नात्वा स्वद्रव्ये, कुरुत रति-विरतिम्‌ इतरस्मिन्‌ ।॥२१॥। 


९ 


मोक्ष-मार्ग १८४५ 


५८५ भो भव्य * तू मोक्षमा्ग में ही आत्मा को स्थापित कर । 
उसीका ध्यान कर । उसीका अनुभव कर तथा उसीमे विहार 
कर | अन्य द्रव्यो म विहार मत कर । 


सलेखता-रत साधक को मरण-काल मे इस्त लोक और परलोक 
म॑ सुआादि के प्राप्त करने को इच्छ का तथा जीने अं.र मरने 
की इच्छा का त्याग करके अन्तिम साँस तक ससार के अशुभ 
परिणाम का चिन्तन करना चाहिए । 

पर-द्रव्य अर्थात्‌ धन-धानन्‍्य, परिवार व देहादि में अनुखत 
होन से दुरगंति होती है और स्व-द्रव्य अर्थात्‌ अपनी आत्मा स 
लीन होने से सुगति होती है । ऐसा जानकर स्व-द्रव्य में रत 
रहो और पर-द्रव्य से विरत । 


समणसूुत्तं 


तृतीय खण्ड 


तत्त्व-दर्शन 


५८८: 


५८९. 


७५९०: 


५९१: 


५९२ 


५९३. 


३४. तरवसूत्र 


जावन्तः्विज्जापुरिसा, सब्बे ते दुंबखसंभवा । 
लुप्पन्ति बहुसो मूढा, संसारम्सि अणन्तए ॥१॥) 
यावन्तोःविद्यापुरष। , सर्वे ते दुखसम्भवा । 
लप्यन्त बहुनो मूढा, ससारेश्तन्तके ॥१॥ 


समिवख पडिए तस्हा, पासजाइपहे बहू । 

अप्पणा सच्चमंसेज्जप, र्मेत्त भूएसु कप्पएं ॥२॥। 
समीक्ष्य पण्डितस्तस्मात्‌, पाशजातिपथान्‌ बहुन्‌ । 
आत्मना सत्यमेषयेत्‌, मंत्री भूतेपू कल्पयेत्‌ ॥२।। 


तच्च तह॒परमद्ठ, दव्वसहाब तहेंव परमपरं । 
धेय सुद्ध परम, एयदठा हुति अभिहाणा ॥३॥) 
तत्त्व तथा परमार्थ , द्रव्यस्वभावस्तथेव परमपरम्‌ । 
ध्येय जुद्ध परमम्‌, एकार्थानि भवन्त्यभिधानानि ॥३॥। 


जीवाइ्जीवा य बन्धो य, पुण्णं पावा७प्सवो तहा । 
संवरो निज्जरा मोवखों, सतेए तहिया नव ॥४॥॥ 
जीवा अजीवाश्च बन्धश्च, पुण्य पापास्रवः तथा । 
सवरो नि्जरा मोक्ष , सनन्‍्त्येते तथ्या नव ॥४॥। 


उवओगलूक्खणमणाइ - निहणमत्थंतरं सरीराओ । 
जीवमर्ूव काररि, भोयं चर सयस्स कम्मस्स ११५१॥ 
उपयोगलक्षण मनाद्य-निधनमर्थान्तर दरीरात्‌ । 
जीवमरूपिण कारिण, भोगे च स्वकस्य कर्मण ।॥॥५॥। 
सुहदुवखजाणणा वा, हिदपरियम्मं च अहिदशीरुत्त । 
जस्स ण विज्जदि णिच्चं, त समणा बिति अज्जीवं ॥६॥ 
सुखूदु खज्ञान वा, हितपरिक्म चाहितर्भीर॒त्वम । 
यस्य न विद्यते नित्य, त श्रमणा ब्रुवतें अजीव ॥॥६।। 


“- पृद्द८ - 


५८८ 


प्८९ 


फ्‌ ९ | 


)०2 
भ मे 


३४. तत्त्वसूत्र 


समस्त अविद्यावान्‌ (अज्ञानी पुरुष) दु खी हे-दु ख के उत्पादक 
हू । वे विवेक॒मूढ अनन्त ससार सं वार-वार ल्त हे ते है । 


इपलिए 'पण्डितयुरुष अनेकविध पाश या वन्धनरूप स्त्री-पुत्रादि 
के सम्बन्धों की, जो कि जन्म-मरण के कारण हे, समीक्षा करके 
स्त्रय सत्य को खोज करे ओर सब प्राणियों के प्रति मंत्रीभाव 
रखे । 


तत्त्व, परमार्थ, द्रव्य-स्वभाव, पर-अपर ध्येय, शुद्ध, परम-- 
ये सव शब्द एकार्थवाची हे । 


जीव, अजीव, वन्ध्र, पुण्य, पाप, आख़व, सवर, निजेरा अपर 
मोक्ष--ये नौ तत्त्व या पदार्थ हे । 


जीव का लक्षण उपयोग है। यह अनादि-निधन है, गरीर 
से भिन्न है, अरूपी है और अपने कर्म का कर्ता-भोकता है । 


श्रमण-जन उसे अजीव कहते हे जिसे सुख-दु ख का ज्ञान नहा 
होता, हित के प्रति उद्यम और अहिंत का भय नहा हांता । 


न पृ पढे न-+ 


१६० 


७५९४. 


५९५. 


ए्‌९६. 


५९७: 


प्‌ ९ ८ 


ण्‌ हु ९. 


समणसुत्त 


अज्जीबो पुण णेओ, पुर्गल धम्मो अधम्म आयास । 

कालो पुर्गल मुत्तो, रूवादिगुणों अमुत्ति सेसा दु ॥७॥ 
अजीव पुन ज्ञेय पुदूगल धर्म अधर्म आकाग । 

काल पुद्गल मूते रूपादिगुण , अमूतेय णेपा खल ॥७॥। 

नो इन्दियर्गेज्स अमृत्तभावा, अमुत्तभावा वि य होइ निच्चो । 
अज्झत्थहेंउं नियय5स्स बन्धो, संसारहेउं च वयन्ति बन्ध ॥॥८॥॥ ] 
नो इच्ध्रियग्राह्मोअमूतभावात्‌ , अमूत्तभावादपि च भवति नित्य । 
अध्यात्महेतुनियत अस्य वन्ध , ससारहेतु च वदन्ति वन्धम्‌ ।।८।॥। 
रत्तो बंधदि कम्म, सृच्चदि कर्म्मोह रागरहिदप्पा । 

एसो बंधसमासो, जीवार्ण जाण णिच्छयदों ॥३९॥) 

रक्‍तों वध्नाति कर्म, मूच्यते कर्मभी रागरहितात्मा । 

एप बन्धसमासों, जीवाना जानीहि निग्चयत्त ।॥९॥। 


तम्हा णिव्वुदिकामो, रागं सव्वत्थ कुणदि सा किचि । 

सो तेंण बीदरागो, भवियो भवसायरं तरदि ॥॥१०॥। 
तस्मात्‌ निवृत्तिकामों, राग सव्वेत्र करोतु मा किचितू । 
स॒तेन वीतरागो, भव्यो' भवसागर तरति ॥१०॥। 


कस्सं पुण्णं पाव॑ं, हेऊ तेंसि च होति सच्छिदरा । 
संदकसाया सच्छा, तिव्वकसाया असच्छा हु ॥११॥ 
कर्म पुण्य पाप, हेंतव तेपा च भवन्ति स्वच्छेतरा । 
मन्दकपाया स्वच्छा , तीत्रकषाया अस्वच्छा खलू ॥११।॥ 
सब्वत्थ वि पियवयण्ं, दुब्बयणे दुज्जणे वि खमकरणं । 
सब्वेसि गुणयहर्ण, मंदकसायाण दिद॒ठंता ॥१२॥॥ 
सर्वत्र अपि प्रियवचन, दुवेचने दुर्जने अपि क्षमाकरणम्‌ । 
सर्वेपा गृणग्रहण, मन्दकपायाणा दृष्टान्ता ॥१२॥। 


* अप्पपसंसण-करणं, पुज्जेसु थि दोसगहण-सीरूत्त । 


वेरधरणं च सुइरं, तिव्वकसाथाण लिगाणि ॥१३॥॥ 
आत्मप्रणसनकरण, पृज्यष्‌ अपि दोषग्रहणशीलत्वम्‌ । 
वेरधारण च सुचिर,, तीन्रकषायाणा लिज्भानि ॥१३॥। 


५९९ 


। ६०० 


तत्त्व-दर्शन १६१ 


- अजीवद्रव्य पाँच प्रकार का है--पुद्गल, धर्मद्रव्य, अधमं- 


द्रव्य, आकाग और काल । इनमे से पुदूगल रूपादि गृण युवत 
होने से मूतिक है | गेप चारो अमूत्तिक हे । 


आत्मा ( जीव ) अमूत्त है, अत वह इन्द्रियो द्वारा ग्राह्म नही 
है! तया अमूतते पदार्थ नित्य होता है। आत्मा के आन्तरिक 
रागादि भाव ही निग्चयत वन्ध के कारण हे और वन्ध को 
ससार का हेतु कहा गया है । 

रागयुकत ही कमंवन्ध करता है। रागरहित आत्मा कर्मों से 
म॒क्‍त होती है। यह निश्चय से सक्षेप में जीवो के वन्ध का 
कथन है । 


इसलिए मोक्ष/भिलाषी को तनिक भी राग नही करना चाहिए । 
ऐसा करनःसे वह वीतराग होकर भवस्तागर को तर जाता है । 


* कर्म दो प्रकार का है--पुण्यकरूप और पापरूप । पुण्यकर्म 


के वन्ध का हेतु स्वच्छ या गुभभाव है और पापकर्म के वन्ध 
का हेतु अस्वच्छ या अशुभ भाव है । मन्दकषायी जीव स्वच्छ- 
भाववाले होते हे तया तीन्रकषायी जीव स्वच्छभाववाल । 


सववेत्र ही प्रिय वचन बोलना, दुर्बंचन बोलनेवाले को भी क्षमा 
करना तथा सवके गूणों को ग्रहण करता--ये मत्दकषायी 
जीवो के लक्षण हे । 


अपती प्रशसा करना, पूज्य पुरुषों में भी दोष निकालने का 
स्वभाव होना, दीघेकाल तक वर की गॉठ को वाधे रखना+-थ 
तीत्र कपायवाले जीबो के लक्षण या चिह्न हैं 


१६२ समणसुत्त 


६०१. रागद्वोसपमत्तो, इंदियवसओ करेइ कम्माईं। 
आसवदारेंह अवि-गुर्ेहि तिविहेण करणेणं ॥॥१४।॥। 
रागह्वेषप्रमत्त, इन्द्रियववशग  करोति कर्माणि । 
आखवद्वार रविगृहितरित्रविधेन करणेन ॥॥१४॥। 


६०२. आसवदारेंह सया, हिसाईएहि कम्मसासवइ । 
जह नावाइ विणसो, छिद्देहि जल उयहिमज्ञे ॥१५॥। 
आख़वद्वार सदा, हिसादिके कम-ख्रवति । 
यथा नावो विनाश-र्छिद्रे जलम्‌ू उदधिमध्ये ॥१५॥ 


६०३ मणस्ता वाया कार्येण, का वि जृत्तस्स विरियपरिणासो । 
जीवस्स-प्पणिओगो, जोगो त्ति जिर्णोहि णिद्दिदको ॥१६॥। 
मनसा वाचा काय्येन, वापि यूवतस्य वीर्यपरिण।म । 
जीवस्थ प्रणियोग, योग इंति निजनिदिष्ट, ॥१६।॥। 

६०४. जहा जहा अप्पतरो से जोगो, तहा तहा अप्पतरो से बंधो । 

निरुद्धज़ोगिस्स व से ण होति, अछिहपोतस्स व अंबुणारथे ॥१७॥॥ 
यथा यथा अल्पतर तस्य योग , तथा तथा अल्पतर तस्य वन्ध । 
निरुद्धययोगिन वास नभवत्ति, अछिद्रपोतस्येव अम्बूनाथे ॥॥१७॥। 

६०५. मिच्छत्ताविरदी थि य, कसाय जोगा य आसवा होंति १ 
सेंजम-विराय-दंसणग-जोगाभावो ये संवरओ ॥११८॥। 
मिथ्यात्ताइविरति अधि च कषाया योगाइच आखवा भवन्ति । 
सपयम-विराग-दर्शन-योगा भावश्च सवरक ॥१८।। 

६०६- रंधियछिहुसहस्से, जलजाणे जह जल तु णासवदि । 
मसिच्छत्ताइअभावे, तह जोवे संवरो होइ ॥३१९॥। 
रुद्धछिद्र उहल्ने, जलयाने यथा जल तु नाख्रवति। 
मिथ्यात्वाद्यनावे, तथा जीवे' सवरो भवति ॥॥१९॥। 

<०७. सब्वशूयण्प्पभूयस्स, सम्भ  भूयाईं पासओ। 
पिहियासवस्स दतस्स, पाव [कम्म॑ न बंधई ॥॥२०॥॥ 
स्वभूतात्मभूतस्य, सम्यक्‌ू भूतानि पच्यत । 
पिहितास्रवस्य दाच्तस्य)' पाप कर्म” न वध्यते ।२०॥। 


६०१ 


६०३ 


६०४ 


६०५ 


(7! 


7२] 
७ 
दी 


द्०७ 


तत्त्व-दर्शन १९३ 


रागद्वेय से प्रभत्त वता जीव इच्द्रियाधीन होकर मन-वचन-काय 
के द्वारा उसके आखव-द्वार वरावर खुले रहने के कारण निरन्तर 
कर्म करता रहता है । 


हिसा आदि आख़वद्वरो से सदा कर्मो का आख््रव होता रहता 
है, जेसे कि समुद्र मे जल के आने से सछिद्ग नीक़ा डूब जाती है । 


र 


(योग भी आख्व-द्वार है।) मन, वचन, काय से युक्त जीव 
का जो वीये परिणाम या प्रदेश-परिस्पन्दनरूप प्रणियोग होता 
है, उसे योग कहते है ! 


जते-जसे योग अल्पतर होता है, वेसे-वेसे वन्‍्ध या आखव भी 
अल्पतर होता है । योग का निरोध हो जाने पर वन्ध नही 
होता, जेसे कि छेदरहित जहाज म जल प्रवेश नही करता । 


मिथ्यात्व, अविरति, कष(य और योग--ये आख्रव के हेतु है । 
सयम, विराग, दर्शन ओर योग का अभाव--ये सवर के हेतु है । 


जैसे जलयान के हजारो छेद वन्द कर देने पर उसमे पानी नहीं 
घसता, बसे ही मिथ्यात्व आदि के दूर हो जाने पर जीव में 
सवर होता है । 


जो समस्त प्राणियों को आत्मवत्‌ देखता है और जिसने कर्माखव 
के सारे द्वार वन्द कर दिये हे, उस सयमी को पापकर्म का 
वन्ध नही होता । 


१९४ 


६०८. 


६०९-६१०: 


६११* 


६१२. 


+ 


प्श्रे 


६१४: 


समणसुत्त 


सिच्छत्तासवदारं, . रुंभइ सम्मत्तदिढकवाडेण । 
हिसादिदुवाराणि वि, विढवयफलिह॒हि रुंभति ॥२१॥ 
मिथ्यात्वास्रवद्वार रुध्यते सम्यवत्वदृढ्कपाटेन । 
हिसादिद्वाराणि अपि दुढब्नरतपरिघ' रुध्यस्ते ॥२१॥। 


जहा महातलायस्स, सन्निरुद्धे जलागमे । 
उस्सचणाएं तवणाएं, कर्ण सोसणा भवे ॥२२॥१ 
एवं तु संजयस्सावि,. पावकम्मनिरासवें । 
भ्वकोडीसंचियं कम्म, तवसा निज्जरिज्जद ॥२३॥। 
यथा महातडागस्य,  सन्निरुद्धे जलागमे । 
उत्सिज्चनया तपनया, क्रमेण गोपणा भवेत्‌ ॥२२॥। 
एवं तु सयतस्यथापि, पापकर्मनिरासखत्रवे । 
भवकोटिसचित कस, तप्सा निर्जीयेते ।॥२३॥। 


तवसा चेव ण मोवखो, सवरहीणस्स होइ जिणवयणें । 
ण हु सोत्ते पविसंते, किसिर्ण परिसुस्सदि तलाय॑ ॥२४० 
तपसा चेव न मोक्ष , सवरहीनस्य भवति जिनवचने । 
न हि ख्रोतसि प्रविशति, कृत्स्त परिशुष्यति तडागम्‌ ॥॥२४।॥। 


ज अज्ञाणी कम्मं खबेइ बहुआहि बासकोडीहि। 
त॑ नाणी तिह गृत्तो, खबेदइ ऊसासमित्तेणं ॥२५॥॥ 
यद्‌ अज्ञानी कर्म, क्षपयति बहुकाभिवंषेकोटीशि । 
तद्‌ ज्ञानी. तरिभिगुप्त, क्षपयत्युच्छवासमात्रेण ।२५॥। 


सेणाबइस्मि णिहए, जहा सेणा पणस्सई । 
एवं कम्माणि णस्संति, मोहणिज्जे खयं गए ॥॥२६॥। 
सेनापती निहते, यथा सेना प्रणश्यति । 
एवं कर्माणि नश्यन्ति, मोहनीये क्षय गते ॥॥२६।॥। 


कम्मसलबिप्पसुवको, उड्ढं छोगस्स अंतमधिगंता । 
सो सब्वणाणदरिसी, लहदि सुहर्माणदियमणंत २७४ 
कर्ममलविप्रमुक्त, ऊध्वे लोकस्यान्तमधिगरम्य । 
स सर्वज्ञानदर्शी, लभते सुखमनिन्द्रियमनन्तम्‌ ॥॥२७॥। 


६०८ 


६०९-६१० 


६११६: 


दशर 


६१४ 


तत्त्व-दर्शन १६५ 


मुमृक्षुजीव सम्यक्त्वहूपी दृठ कपा ) से मिथ्यात्वरूपी आख़व- 
ह्वार को रोकता है तथा दृढ ब्रतरूपी कपाटो से हिसा आदि 
द्वारो को रोकता है । 


जेसे किसी वडे तालाव का जल, जल के मार्ग को वन्द करने 
से, पहले के जल को उलीचने से तथा सूर्य के ताप से क्रमश 
सूख जाता है, वेसे ही सयमी का करोडो भवो में सचित कर्म 
पापकर्म के प्रवेश-मार्ग को रोक देने पर तथा तप से निर्जरा को 
प्राप्त होता है--नष्ट होता है । 


यह जिन-वचन है कि सवरविहीन मुनि को केवल तप करने 
से ही मोक्ष नही मिलता, जंसे कि पानी के आने का स्रोत 
खूला रहने पर तालाव का पूरा पानी नही रूखता । 


अजानी व्यक्ति तप के ह[रा करोडो जन्मो या वर्षो मे जितने 
कर्मो का क्षय करता है, उतने कर्मा का नाश ज्ञानी व्यक्ति 
त्रिगृप्ति के हरा एक साँस म॑ सहज कर डालता है । 


जैसे सेनापति के मारे जाने पर सेना नप्ट हो जाती है, बसे 
ही एक मोहनीय कर्म के क्षय होने पर समस्त कर्म सहज ही 
नष्ट हो जाते है । 


कर्ममल से विमृकत जीव ऊपर छाकान्त तक जाता हू आर _ 
वहाँ वह सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी के रूप में अतीन्िय अनच्तसुख 
भोगता है । 


/4५४] 


4 


१७. 


समणपसुत्ते 


. चविक्रकुरुफणिसुरेदेसु, अ्॒मिदे ज॑ं सुहं तिकारूभव रूभवं 


तत्तो. अणंतगणिदं, सिद्धाणं० खणसुह होदि २८॥। 
चक्रिकुछफणिसुरेन्धेपू, अहमिच्दे यत्‌ सुख त्रिकालभवम्‌ । 
तत अनन्‍्तगूणित, झ्लिद्धाना क्षणसुखं भवति ॥२८॥ 


सब्बे सरा मियदर्टति, तक्‍का जत्थ न विज्जइ । 
मई तत्थ न गाहिया, ओए अप्पइट्टाणस्स खेबन्े ॥॥२९॥। 
सर्वे स्व॒रा॒ निवत्तंन्ते, ठर्कों यत्र न विद्चते। 
मतिस्नन्न न गाहिका, ओज अप्रतिप्ठानस्थ खेद ॥॥२९।॥)। 


णविदुक्‍्खं णवि सुक्खं, णवि पीडा णेव विज्जदे वाहा। 
णवि मरणं ण वि जणणं, तत्थेव य होइ णिव्वा्णं ॥३०।। 
नापिद ख नापि सीय्य, नापि पीडा नव व्च्विते बाधा । 

नापि मरण नापि जनन, तंत्रेव च भवति निव णम्‌ ३०॥। 


« णविइंदिय उबसग्गा, णवि मोहो विम्हयो ण णिद्दा य । 


णय तिण्हा णेत्र छुहा, तत्येव य होइ णिव्वा्ं ३ १॥। 
नापिदइ्द्रयाणि उपसर्या , नापि मोहो विस्मयो न निद्रा च । 
न च तृप्णा नत्र क्ष॒धा, देत्रव च भवति निवाणम्‌ ॥३ १॥। 


« णवि कम्मं णोकम्मं,ण वि चिता णेव अद्गरद्दाणि । 


ण वि धम्मसुक्कमआाणे, तत्येब य होइ णिव्वाणं ॥३२।॥। 
नापि कर्म्म नोकरम्म, नापि चिन्ता संबातंसीद्रे । 
नापि धम्मंगकलध्याने, तत्व च भवति निवणम ।॥३२२।। 


बज्जदि केंवलणाण, ऊेवलसोबर्खल च केवल धिरय॑ । 


केबलदिट्ि. अमत्त, अत्वित्त सप्पदेसत्त ॥१३३।॥। 
विजन उबनब्ान, पेव दर्स 


स्थि ले करत बायम | 
प्रयजएप्टिस्म लेत्व-गस्लिस्व रसपदधानत्वम 


देशत्वम्‌ )॥३5॥। 


६१५ 


६१७ 


६१९ 


६२० 


तत्त्व-दर्शन १६७ 


चक्रव॒तियो को, उत्तरकुझ, दक्षिणकुर आदि भोगभूमिवाले 
जीवो को, तथा फणीन्द्र, सुरेन्द्र एव अहमिन्द्रों को त्रिकाल मे 
जितना सुख मिलता है उस सवसे भी अनन्तगुना सुख सिद्धो 
को एक क्षण में अनुभव होता है । 


मोक्षावस्था। का शब्दों में वर्णन करना सम्भव नही है, क्योकि 
वहाँ शब्दो की प्रवृत्ति नही है । न वहाँ तर्क का ही प्रवेश सम्भव 
है, क्योकि वहाँ मानस-व्यापार सम्भव नही है । मोक्षावस्था 
सकल्य-विकल्पातोत है । साथ ही समस्त मलकलक से रहित 
होने से वहाँ ओज भो नही है । रागातीत होने के कारण सातवे 
नरक तक की भूमि का ज्ञान होने पर भी वहाँ किसी प्रकार 
का खंद नही है । 


जहाँ न दु ख है न सुख, न पीडा है न वाधा, न मरण है न जन्म, 
वही निर्वाण है । 


जहाँ न इन्द्रियाँ हे न उपसर्ग, न मोह है न विस्मय, न निद्रा है 
न तृष्णा और न भूख, वही निर्वाण है । 


जहाँ न कर्म है न नोकम, न चिन्ता है न आततरौद्ग ध्यान, न धर्मे- 
ध्यान है और न शृक्‍्लध्यान, वही निर्वाण है । 


वहाँ अर्थात्‌ मृक्तजीवो में केवलज्ञान, केवलदर्शन, केवलसुख, 
केवलवीय, अरूपता, अस्तित्व और सप्रदेशत्व-ये गुण होते है । 


६२२: 


६२३ 


६२४. 


ध्र् 


ससणसुत्त 


निव्वाण ति अवाहंति, सिद्धी लोगग्गमेव य। 

खेम॑ सिब॑ अणाबाहू, ज॑ चरंति महेसिणों ॥३४॥। 
निर्वाणमित्यवाधमिति, सिद्धिछोंकाग्रमेव. चे। « 
क्षेम शिवमनावाध, यत्‌ चरन्ति महर्षप ॥३४॥। 
लाउअ एरण्डफलें, अग्गोधूमें उसू धणुविसुक्‍्के । 

गइ पुव्वपओगेणं, एवं सिद्धाण वि गती तु ॥३५॥। 
अलाबू च एरण्डफल-मग्तिधूम इंषुधेन्‌ विप्रमुक्त । 
गति पूव्व॑प्रयोगेणेब, सिद्धानामपि गतिस्तु ॥३५॥। 


अव्वाबाहर्माणदिय-मणोवर्स पुण्णपावणिम्मुवक । 
पुणरागमणविरहियं, णिच्च॑ अचल अणालंब ॥३६।॥। 
अव्यावाधमनिन्द्रिय-मतूपम पुण्यपापनिर्म्मुक्तम्‌ । 
पुनरागमनविरहित, नित्यमचलमनालम्वम्‌ ।३ ६।। 
३४५. द्रव्यस्त्र 

धम्मो अहम्मो आगासं, कालो पुस्गल जस्तवों । 

एस लोगो त्ति पण्णत्तो, जिर्णाह वरदंसिहि ॥१॥। 
धर्मोष्धच्म॑ आकाश, काल पुदूगला जन्तव । 
एप लोक इति प्रज्ञप्त, जिनेवेरदर्शिति ॥१॥ 


आगासकालपुग्गल-धम्साधस्मेसु णत्थि जीवगुणा 
तेंसि अचेदणत्त, भणिदं जीवस्स चेदणदा ॥॥२॥। 
आकाणकालपुद्गल-धर्माधमेंपू न सन्ति जीवगरूणा । 
तेपामचेतनत्व,, भणित जीवस्थ चेतनता ॥।२॥। 


आगासकालजीवा, धम्माधम्मा य मुत्तिपरिहीणा । 
मुत्त पुग्गलदब्ब, जीवो खलू चेदणो तेंसु ॥३॥। 
आकाणकालजीवा, घर्माधर्मी च मृततिपरिहीना । 
मृत्त॑ पुद्गलब्व्य, जीव खल चेतनस्तेपु ॥३॥। 


२१ 


दर्र 


६२३ 


द२४ 


प्र५ 


तत्त्व-दशेन १६६ 


जिस स्थान को महर्षि हो प्राप्त करते हे वह स्थान निर्वाण है, 
अवाध है, सिद्धि है, लोकाग्र है, क्षेम, शिव और अनावाध है। 


' जैसे मिट्टी से लिप्त तुम्बी जल में डब जाती है और मिट्टी 


का लेप दूर होते ही ऊपर तेरने लग जाती है अथवा जैसे एरण्ड 
का फल धूप से सूखने पर फटता है तो उसके बीज ऊपर को 
ही जाते है अथवा जेसे अग्नि या धूम की गति स्वभावत 
ऊपर की ओर होती है अथवा जंसे धनृष से छूटठा हुआ वाण 
पूर्व-प्रयोग से गतिमान्‌ होता है, वैसे ही सिद्ध जीवो की गति भी 
स्वभावत ऊपर की ओर हं तो है । 

प्रमात्म-तत्त्व, अव्यावाध, अतीन्द्रिय, अनुपम, पुण्य-पापरहित, 
पुनरागमनरहित, नित्य, अचल और निरालम्व होता है । 


३४५. द्रव्यसूत्र 


प्रमदर्शी जिनवरो ने लोक को धर्म, अधरं, आकाश, काल, 
पुदूगल और जीव इस प्रकार छह द्र॒व्यात्मक कहा है । 


आकःश, काल, पुद्गल, धरम और अधम द्रव्यो मे जीव के 
गुण नही होते, इसलिए इन्हे अजीव कहां गया है । जीव 


का गुण चेतनता है । 


आकाश, काल, जीव, धर्म और अधर्म द्रव्य अमूर्तिक है । 
पुद्गल द्रव्य मूतिक है। इन सबमे केवल जीव द्रव्य ही 
चेतन है । 


र्०० 


६२७. 


६२८. 


६२९. 


६३०: 


९३९१: 


स३३२ 


श३३- 


समणसुत्तं 


जीवा पुग्गलकाया, सह सक्किरिया हवंति ण य सेसा । 
पुग्गलकरणा जीवा, खंधा खलू कालकरणा दु ॥७६, 
जीवा पुद्गलकाया , सह सक्तिया भवन्ति न च अजपा । 
पुदूगलकरणा जीवा , स्कन्धा खल कालकरणास्तु ॥४/ 


धम्मो अहस्मो आगास, दव्व॑ इव्किक्कमाहिय॑ । 
अगंताणि य दब्बाणि, कालो पुग्गल जंतवो ॥५॥॥ 
धर्माश्वम आकाण, द्र॒व्यमेकेकमाख्यातम्‌ । 
अनन्तानि चद्रव्याणि, काल (समया ) पुद्गला जन्तव ।॥५॥। 


धम्माधस्ते य दोष्वेए, लोगमित्ता वियाहिया। 
लोगालोगे य आगासे, समए समयखेत्तिए ॥॥६॥३ 
धर्माश्थमों च द्वावप्येती, लोकमात्रौ व्याख्याती । 
लोकेघ्लोके चाकाश, समय समयक्षेत्रिक ।। प्‌ 


अन्नोन्न॒ पविसंता, दिता ओगासमन्नमन्नस्स । 
सेलंता वि य णिच्चं, सं सभावं ण विजहंति (७7 
अन्योश््य प्रविशन्त , ददत्यवकाशमन्योउन्यस्य | 
मिलन्तोडपि च नित्य, स्वक स्वभाव न विजह॒ति ॥॥७॥। 
धम्मत्यिकायमरसं,. अवण्णगंध॑ असहमप्फासं । 
छोगोगाई पुद्ठं, . पिहुलमसंखादिय्र-पदेस ॥॥८॥ 
धर्मास्तिकायो5रसो-«वर्णगन्धो5्शब्दो5्स्पर्ण | 

छोकावगाढ स्पृष्ट, पृथूलोञ्सख्यातिक प्रदेश ।।८॥ 
उदय जह मच्छाणं, गसणाणुरगहयरं हवदि लोए । 

तह जीवपुग्गलाण, धस्‍स्म॑ दब्बं वियाणेहि ॥९॥। 
उदक यथा मत्स्थाना, गमनान्‌ग्रहकर भवति लोके । 
तथा जीवपुद्गलाना, धर्म द्रव्य विजानीहि ।॥९॥॥ 


ण य गच्छदि धम्मत्यी, गसणं ण करेदि अन्नदवियस्स । 
हवदि गती स प्पसरो, जीवाणं पुग्गलाण्णं च॥॥१०॥ 
न च गच्छति धर्मास्तिकाय , गमन न करोत्यन्यबद्रव्यस्य । 
भवति गते स प्रसरो, जीवाना पुदुगलाना च ॥॥१०॥। 


६२७ 


६२८ 


६२९ 


६३० 


घ्३१ 


ध्श्र 


घ्र्रे 


तत्व-दशन २०१ 


जीव और पुदगलकाय ये दो द्रव्य सक्रिय हे । जेप सब द्रव्य 
निष्क्रिय हे । जीव के प़क्रिय होने का वाह्य साधन कर्म 
तोकर्मरूप पुदूगल है और पुद्गल के सक्रिय होने का वाह्म 
| साधन कालद्रव्य है । 


धर्म, अधर्म और आकाश ये तीनो द्रव्य सख्या म एक-एक ह । 
(व्यवहार-) काल, पुदू्गल और जीव ये तीनो द्रव्य अनत- 
अनत है । 


धर्म और अधर्म ये दोनो ही द्रव्य लोकप्रमाण हें । आकाश 
लोक और अलोक मे व्याप्त है। (व्यवहार-) काल केवल 
समयक्षेत्र अर्थात्‌ मनुष्यक्षेत्र में ही है । | 
ये सव द्रव्य परस्पर में प्रविष्ट हे । एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को 
अवकाश देते हुए स्थित है । ये इसी प्रकार अनादिकाल से 
मिले हुए हे, किन्तु अपना-अपना स्वभाव नही छोडते हे । 


धर्मास्तिकाय रस-रहित है, रूप-रहित है, स्पर्श और गन्ध-रहित 
है और शब्द-रहित है । समस्त लोकाकाज मे व्याप्त है, अखण्ड 
है, विशाल है और असख्य्गतप्रदेशी है । 


जेसे इस लोक में जल मछलियो के गमन में सहायक होता 
है, वेसे ही धर्मद्रव्य जीवों तथा पुदूगलो के गमन में सहायक 
या निमित्त बनता है । 


धर्मास्तिकाय स्वय गमन नही करता और न अन्य द्रव्यो का 
गमन कराता है । वह तो जीवो और पुद्गलो की गति में 
उदासीन कारण है । यही धर्मास्तिकाय का लक्षण है । 


६३२४. 


६३५. 


६३६ 


६३७. 


२३८: 


5६३९. 


६४०. 


'समंणसुत्त 


जह हवदि धम्मदव्व, तह त॑ं जाणेह दव्वमधम्मवर्ख । 
दिदिकिरियाजुत्ताणं, कारणभूद॑ तु॒पुढवीबव ॥११॥। 
यथा भवति धर्मंद्रव्य, तथा तद्‌ जानी हि द्रव्यमधमख्यम्‌ । 
स्थितिक्रियायुक्ताना, कारणभूत तु पृथिवीव ॥११।॥। 
चेयणरहियममुत्त, अवगाहणलवखण च सब्वगयं । 
लोयालोयविभेयं,. त॑ णह॒दव्ब॑ जिणुद्दिद्ठ ॥१२॥ 
चेतना रहितममूर्त , अवगाहनलक्षण च सर्वेगतम्‌ । 
लोकालोकद्वि भेद, तद्‌ नभोद्रव्य जिनोहिष्टमू ॥१२॥। 
जीवा चेव अजीवा य, एस लोए वियाहिए । 
अजीवदेसमागासे, अलोए से वियाहिए ॥१३॥ 
जीवाइचेवाजीवाइच, एप लछ,को व्याख्यात । 
अजीवदेश आकाश , अलछोक स व्याख्यात ॥१३॥। 


पासरसगधवण्ण-व्बदिरित्तो अगुरुलहुगसंजुत्तो । 
वत्तगलक्खणकलियं, कालसरूव इम॑ होदि ॥१४॥। 
स्पण रसगन्धवर्णव्यतिरिक्तम्‌ अगृरुलघुकसथुक्तम्‌ । 
वर्तनलक्षणकलित कालस्वरूपम्‌ इंद भत्रति ॥१४॥ 


जीवाण पुग्गलाणं, हुवंति परियट्टणाइ विविहाइ । 
एदा्णं पज्जाया, बट्टते समुवखकालआधारे ॥१५॥। 
जीवाना पुदूगलाना भवन्ति परिवर्तेतानि विविधानि । 
एतेबा पर्याया वततेन्ते मुख्यकालआधारे ॥१५॥ 
समयावलिउस्सासा, पाणा थोवा य आदिआ भेदा । 
ववहारकालणामा, णिहिद्ठा बीयराएहि ॥१६।। 
समयआवलिउच्छवासा प्राणा. रतोकाइच आदिका भेदा । 
व्यवहारकालतामान निदिष्टा बीतराग ॥१६।। 


अणुखधवियप्पेण दु, पोग्गलदव्बं॑ हवेइ दुवियप्पं । 
खंधा हु छप्पयारा, परमाण्‌ चेव दुवियप्पो ॥१७॥ 
अणुस्कन्ध विकल्पेन तु, पुद्गलद्रव्य भवति द्विविकल्पम्‌ । 
स्क्रन्धा खल पट्प्रकारा , परमाणश्चेव द्विविकलप ॥॥१७॥ 


६३४ 


द्र्५ 


६३६- 


द३७ 


त्तत्व-दर्शन २०३ 


धमद्रव्य की तरह ही अधर्मंद्रव्य है। परन्तु अन्तर यह है कि 
यह स्थितिरूप क्रिया से युक्त जीवो और पुद्गलो की स्थिति 
में पृथ्वी की तरह निमित्त वनता है । 


| जिनेन्द्रदेव ने आकाझ-द्रव्य को अचेतन, अमूत्ते, व्यापक और 
अवगाह लक्षणवाला कहा है। लोक और अलोक के भेद से 
आकाश दो प्रकार का है । 


यह लोक जीव और अजीवमय कहा गया है | जहाँ अजीव 
का एकदेग (भाग) केवल आकाश पाया जाता है, उसे अलोक 


कहते हे । 


स्पश, गन्ध, रस और रूप से रहित, अगुरु-लघु गुण से यकत 
तथा वर्तना लक्षणवाला कालद्रव्य कहा गया है । 


जीवो और पुदूगलो में नित्य होनेवाल अनक श्रकार के परिवर्तन 
या पर्याये मख्यत कालद्रव्य के आधार से होती ह। जथति्‌ 
उनके परिणमन मे कालद्रव्य निमित्त होता है । ( ब्सोका 
आगम में निदपरचयक्राल कहा जाता है । ) 


वीतरागदेव ने वताया है कि व्यवहार-कराल समय, आवलि, 
उच्छवास, प्राण, स्तोक आदि झूवात्मक है. 


अण और स्कन्ध के रूप मे पुद्गलचलब्य दा प्रशाद दा है । 
वारणम 


स्कन्ध छट्ठ प्रकार का है और परमाणु दो सता र फोनलारश- 
परमाणु और कार्य-परमाण । 


६४१: 


६४२. 


६४३. 


६४४: 


६४५६: 


द्ड६ 


द४डछ 


। समणसुत्तं 


अदथूलथूल थूलं, थूलसुहुमं॑ च्‌ सुहुमथूल च। 
सुहुम॑ अइसुहुम॑ इदि, धरादिय होदि छब्भेयं ॥॥१८॥ 
अतिस्थूलस्थूला स्थूला , रथलसूद्माश्च सूद्षमरथूलाब्च । 
सूक्ष्म अतिसूक्ष्म इति, धरादयों भवन्ति पड़भेदा ॥१८॥ 
पुढवी जल च छाया, चर्डारदियविसय-कम्मप्रणाण्‌ । 
छब्विहभेय॑ भणियं, पोग्गलद॒व्व॑ जिणवर्रेहि ॥१९॥ 
पृथिवी जल च छाया, चतुरिद्धियविषय-क्मेंपरमाणव । 
पड्विधभेद भणित, पुद्गलद्रव्य जिनवरे ॥॥१९॥। 
अतादिमज्ञहीण, अपदेस इदिएह ण हु गेज्स । 

ज॒ दव्वं॑ अविभ्त्त, त परमाणु कहंति जिणा ॥॥२०॥। 
अन्त्यादिमध्यहोनम्‌ ऊप्रदेशम्‌ इन्द्रियंन खल ग्रह्मम्‌ । 
यद्‌ द्रव्यम्‌ अविभक्तम्‌ त परमाण क्थयन्ति जिना ॥२०॥। 
वण्णएरसगधफासे,  पुरणगलूण(द्॒ सब्वकालम्हि । 

खंदं इब कुणमाणा, परमाण्‌ पुग्गला तम्हा ॥॥२१॥ 
वर्णरसगन्धस्पर्णं. पूरणगलनानि खसबकाले । 
स्कन्धा इंव कुेन्त परमाणव पुदूगला तस्मात्‌ ॥२१॥ 
पार्णेहि चर्द्ठाह जीवदि, जीवस्सदि जो हु जीविदो पुद्व॑ । 

सो जीवो, पाणा पुण बर्लभदियमाउ उस्सासो ॥२२॥॥ 
प्रषणश्चतुिजीवति, जीविप्यति य खलू जीवित पूर्व । 
स जीव, प्राणा, पुनर्वेलमिन्द्रिमायू रुच्छवास ॥॥२२॥। 
अणुगुरुदेहपमाणो,. उवसंहारप्पसप्पदो. चेदां । 
असमुहदो ववहारा, णिच्छयणयदो असंखदेसों बा ॥॥२३॥ 
अगृगरुदहप्रमाण, उपसहारप्रसप्पंत चेतयिता । 
असमवहत व्यवहारात्‌, निगश्चचनयत असर्यदेशों वा ॥॥५३।॥। 
जहू पउमरायरयण, खित्त खीरे पश्चमासयदि खीर । 

तह देही देहत्यो, सर्देहमत . पश्मासयदि ॥२४॥। 


यथा पदूमरगरत्न, क्षिप्त क्षीरे प्रभासयति क्षीरम्‌ । 


नथा देही देहस्थ, सदेहमात्र प्रभासयति ॥२४॥। 


दी 
प्र 
पं 


६४२ 


द्दिई 


रा ६४५ 


६४६ 


२४७ 


तत्त्व-दर्शेन २०४ 


स्कन्ध पुदूगल के छह प्रकार ये हे--अतिस्थूल, स्थूल, स्थुल- 
सूक्ष्म, सूक्ष्मस्थूल, सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म । पृथ्वी आदि इसके 
छह दृष्टान्त है । 


पृथ्वी, जल, छाया, नेत्र तथा शेष चार इन्द्रियो के विषय, कर्म 
तथा परमाणु--इस्र प्रकार जिनदेव ने स्कनन्‍्धपुद्गल के छह 
दृष्टान्त दिये हे । [ पृथ्वी अतिस्थूल का, जल स्थूल का, 
छाया-प्रकाश आदि नेत्रइन्द्रि-विपय स्थूल-सूक्ष्म का, 
रस-गध-स्परश आदि णेष इन्द्रिय-विषय सुक्ष्म-स्थूल का, कार्मण- 
स्कन्ध सूक्ष्म का तथा परमाणु अतिसूृक्ष्म का दृष्टान्त है ।] 


जो आदि मध्य और अन्त से रहित है, जो केवल एकप्रदेशी 
है--जिसके दो आदि प्रदेश नही हे और जिसे इन्द्रियो द्वारा 
ग्रहण नही क्रिया जा सकता, वह विभागविहीन द्रव्य परमाणु है । 


जिसमे पूरण गलन की क्रिया होती है अर्थात्‌ जो टूटता-जुडता 
रहता है, वह पुदूगल है । स्कन्ध की भाँति परमाणु के भी 
स्पर्ण, रस, गन्ध, वर्ण गुणो में सदा पूरण-गलन क्रिया होती 
रहती है, इपलिए परमाणु भी पुद्गल है । 


जो चार प्राणो से वर्तेमान मे जीता है, भविष्य मे जीयेगा और 
अतीत में जिया है वह जीव द्रव्य है। प्राण चार हें---वल, 
इन्द्रिय, आयु और उच्छवास । 


व्यवहारनय की अपेक्षा समुद्घात अवस्था को छोडकर सकोच- 
विस्तार की शक्ति के कारण जीव अपने छोटे या वडे शरीर 
के वरावर परिमाण (आकार) का होता है। किन्तु निः्चयनय 
की अपेक्षा जीव असख्यातप्रदेशी है । 

जैसे पद्मरागमणि दूध में डाल देने पर अपनी प्रभा से दूध को 
प्रभासित करती है--दुग्धपात्र के बाहर के किसी पदार्थ को 
नही करती, वैसे ही जीव शरीर मे रहकर अपने शरीर मात्र 
को प्रभासित करता _--अन्य किसी वाह्म द्रव्य को नही । 


२०६ 


समणसुत्तं 


६४८, आदा णाणपमराण,,. णाणं णेयप्पमाणमुहिंद्ठ । 


णेय॑ लोयालोय, तम्हा णाण तु सब्बगय॑ं ॥२५॥॥ 
आत्मा ज्ञानप्रमाण, ज्ञान जेय्रप्रमाणम्‌ हिष्टम्‌ । 
ज्ञेग लोकालोक, तस्माज्ञान तु सर्वगतम्‌ ॥२५॥। 


६४९. जीवा संसारत्था, णिव्वादा चेदणप्पगा दुविहा । 


उवओोगलक्खणा वि य, वेहादेहप्पवीचारा ॥२६॥। 
जीवा ससारस्था, निर्वाता , चेतनात्मका द्विविधा । 
उपयोगलक्षणा अपि च, इडेहरदेह्प्रवीचारा ॥२६।। 


६५०. पुडबिजलतेयवाऊ-वणप्फदी विविहथावरेइंदी । 


विगतिगचदुपंचकखा, तसजीवा होति सखादढी ॥२७॥। 
'पृथिवीजलतेजोवायू-वनस्पतय विविधस्थावरकेच्रिया । 


द्विकन्रिकचतुपञ्चाक्षा , चसजीवा भवन्ति अडखादय ॥२७॥। 


३६. सृष्टिस्त्र 


६५१. लोगो अकिट्टिमो खलु, अगाइणिहणो सहावणिव्वत्तो । 


जीवाजीवबा[ह फुडो, सव्वागासावयबो णिच्चो ॥१॥॥ 


लोक अक्ृत्रिम खल, अनादिनिधन स्वभावनिर्वृत्त । 
जीवाजीव॑ स्पृप्ट, सर्वाकाशावयव नित्य ॥१॥ 


६५२. अपदसो परसाणू, पदसमेत्तो य समयसद्दो जो । 
णिड्ो वा लुक्खो वा, दुषदेसादित्तमणुहवदि ॥२॥ 
अप्रदेंश परमाणु, प्रदेशमात्रतरच स्वयमशब्दो ये । 
स्निग्धो वा रूक्षो वा, दिंप्रदेशादित्वमनूभवति ॥॥२॥। 


६०३. दुपदेसादी खंधा, सुहुमा वा बादरा ससंठाणा। 
पुडविजलतेउबाऊ,. सगपरिणार्मोहि. जाय॑तें ॥३॥ 
द्विप्रदेशादय स्कत्धा , सूक्ष्म वा बादरा' ससस्थाना । 
पृथिवीजलतेजोवायव , स्वकपरिणामर्जायन्ते ।३।। 


तत्त्व-दशेन २०७ 


६४८ (इस प्रकार व्यवहारनतय से जीव शरीरव्यापी है, किन्तु-) 
वह ज्ञान-प्रमाण है, ज्ञान ज्ञेयप्रमाण है तथा ज्ञेय छोक-अलोक 
है, अत ज्ञान सर्वव्यापी है । ज्ञान-प्रमाण आत्मा होने से आत्मा 
भी सर्वेव्यापी है । 


६४९ जीव दो प्रकार के हे--ससारी और मुक्त । दोनो ही चेतना 
स्वभाववाले और उपयोग लक्षणवाले हे । ससारी जीव 
शरीरी होते हें और मुक्तजीव अगरीरी । 


६५० ससारीजीव भी त्रस और स्थावर दो प्रकार के हैं। 
पृथ्वीकायिक, जलकायिक, तेजकायिक, वायुकायिक और 
वनस्पतिकायिक ये सव एकेन्द्रिय स्थावर जीव हे और शख, 
पिपीलिका, श्रमर तथा मनुष्य-पशु आदि क्रमश द्वीन्द्िय, 
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय व पच्चेग्द्रिय चअस जीव है । 


३६: सृष्टिसूत्र 
६५१ वस्तुत यह लोक अक्नत्रिम है, अनादिनिधन है, स्वभाव से 


ही निर्मित है, जीव व अजीव द्रव्यो से व्याप्त है, सम्पूर्ण आकाश 
का ही एक भाग है तथा नित्य है । 


६५२ (लोक में व्याप्त-) पुदूगल-परमाणु एकप्रदेशी है--दो आदि 
प्रदेशी नही है, तथा वह शब्दरूप नही है, फिर भी उसमे स्निग्ध 
व रूक्ष स्पर्श का ऐसा गुण है कि एक परमाणु दूसरे परमाणुओ से 
बँधने या जुडने पर ( मिलकर ) दो प्रदेशी आदि स्कनन्‍्ध का 
रूप धारण कर लेते है । 


६५३ द्विप्रदेशी आदि सारे सूक्ष्म और वादर (स्थूल) स्कन्ध अपने 
परिणमन के द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु क रूप म अनेक 
आकारवाले वन जाते है । 


२० 


६५४ 


श्ष्५्‌ 


श५७ 


द५८. 


5६५९. 


समणसुत्तं 


ओगाढ्गाढणिचिदो, पुग्गलकार्याह्‌ सब्बदो छोगो । 
सुहुमेहि बादरेंहि य, अप्पाओर्गोह जोग्गेह ॥४॥ 
अवगाढ्गाढनिचित , पुदूगलकार्य संतों लोक । 
सूक्ष्मबादिरंण्चा-प्र।योग्यय स्ये (।४।। 
कम्मत्तगपाओरगा, खधा जीवस्स परिणई पप्पा। 
गच्छंति कम्मभाव, ण हि ते जीवेण परिणमिदा ॥५॥। 
कर्मेत्वप्रयोग्या , स्कन्धा जीवस्य परिणति प्राप्य ! 
गच्छन्ति कर्मभाव, न हि ते जीवेन परिणमिता ॥५॥। 


. भावेण जेण जीवो, पेच्छदि जाणादि आगदं घिसये । 


रज्जदि तेणेव पुणो, बज्ञदि कम्म तन्‍्ति उवदेसों ॥६॥। 
भावेन येत जीव, प्रेक्षत जानात्यागत विपस्ने | 
रज्यति तेनेंत्र पुन-वंध्यते. कर्मेत्यूपदेश ॥॥६॥। 
सवब्वजीवाण कम्म॑ तु, संगहे छट्टिसागय । 
सव्बेसू वि. पएसेसु, सब्ब॑ सब्वेण... बढ़धगं ॥७॥। 
सर्वेजीवाना कर्म तु, सम्रहे पड़दिशागतम्‌ । 
सर्वेग्वपि प्रदेगेपू, सर्व॑ सर्वेण. वद्धकम्‌ ॥७॥। 
तेणावि जं कय कस्म, सुहं वा जइ वा दुहुं। 
कम्मुणा तेण संजूत्तो, गच्छई उ& पर भव ॥८॥ 
तेनापि यत्‌ कृत कम, सुख वा यदि वा दु खम्‌ । 
कर्मणा तेत सयुकत, गच्छति तु पर भवम्‌ ॥८॥ 
ते ते कम्मत्तरदा, पोग्गलकाया पुणो वि जीवस्स । 
संजाय॑ते देहा,  देहंतरसंकर्म॑ पप्पा ॥९॥। 
ते ते कर्मेत्वगता , पुदूगलकाया पुनरपि जीवस्य । 
सजायन्ते देहा देहान्तरसक्रम प्राप्य ॥॥९॥ 


दण५ 


६५६ 


६५०७. 


पड 


तत्त्व-दर्शन २०६ 


यह लोक सब ओर से इत सूक्ष्म-वादर पुद्गल-स्कन्धो से ठसा- 
ठस भरा हुआ है । उनसे से कुछ पुदूगल कर्मरूप से परिणमन 
के योग्य होते हे और कुछ अयोग्य होते है । 


कर्मरूप में परिणमित होने के योग्य पुद्गल जीव के रागादि 
(भावो) का निमित्त पाकर स्वय ही कमंभाव को प्राप्त हो 
जाते हैं । जीव स्वय उन्हें (वलपूर्वक) कर्म के रूप में परिणमित 
नही करता । 


जीव अपने राग या &ैेषरूप जिस भाव से सपृक्‍त होकर इन्द्रियो के 
विपयो के रूप में आगत या ग्रहण किये गये पदार्थों को जानता- 
देखता है, उन्हीसे उपरक्‍त होता है और उसी उपरागवश 
नवीन कर्मो का वन्ध करता है । 

सभी जीवो के लिए सग्रह (वद्ध) करने के योग्य कर्म-पुद्गल 
छहो दिशाओ में सभी आकाशप्रदेशो में विद्यमान हें । वे सभी 
कर्म-पुदूगल आत्मा के सभी प्रदेशो के साथ बढ्ध होते हे । 


व्यक्ति सुख-दु खरूप या शुभाशुभरूप जो भी कर्म करता है, 
वह अपने उन कर्मो के साथ ही परभव मे जाता है । 


इस प्रकार कर्मों के रूप में परिणत वे पुद्गल-पिण्ड देह से 
देहान्तर को-नवीन शरीररूप परिवर्तन को--प्राप्त होते 
रहते है । अर्थात्‌ पूर्ववद्ध कर्म के फलख्य में नया शरीर बनता है 
और नया शरीर पाकर नवीन कम का बंध होता है । इस 
तरह जीव निरन्तर विविध योनियो में परिभ्रमण करता रहता 


है । 


तामे 


॥क्‍ 






“उत्तेग 


मेँ जीव अनादिते 





नम लोक ८ 
उरुष सठान। 
मरमत हे 
बिन ज्ञान॥ 


६६०: 


६६१- 


१६६९: 


९६३ 


३ 


६६४० 


६६५. 


३७. अनेकाच्तसत्र 


जेण विणा लोगस्स वि, ववहारो सव्वहा न निव्वह॒इ । 
तस्स भुवण्ेक्कगुरुणो , णमो. अणेगतवायस्स ॥१॥ 
येत विना लोकस्य अपि व्यवहार सर्वथा न निर्वेहति । 
तस्मे भूवनेकग्रवे नम अनेकान्तवादाय ॥१॥। 


गुणाणमासओ  दव्बं , एगदव्वस्सिया गुणा । 
लक्खण् पज्जवाण तु, उभओ अस्सिया भवे ॥२॥। 
ग्णानामाश्रयो द्रव्य, एकद्रव्याश्रिता गुणा । 
लक्षण पयेवाणा तु, उभयोराश्चिता भवन्ति ॥२॥। 


दव्व॑ पज्जवविउय, दव्वविउत्ता य पज्जवा णत्थि । 
उप्पाय-द्विइ-सगा, हृदि. दवियलकखणण एरय ॥३॥। 
द्रव्य पर्यववियुत, द्रव्यवियुक्ताइच पर्यवा न सन्ति। 
उत्पादस्थितिभज्भा, हन्त  द्रव्यलक्षणमेतत्‌ ॥३॥। 


ण भवो भंगविहीणो, भंगो वा णत्थि सभवंविहीणों । 
उप्पादों थि य भंगो, ण विणा धोव्बेण अत्थेण ॥४॥ 
न भवो भजड्भविहीनो, भड़ो वा नास्ति सम्भवविहीन । 
उत्पादोषपि च भज्जो, न विना श्रौव्येणार्थन ॥॥४॥। 


उप्पादट्ठिंदिभगा, विज्जंते पज्जएसु पज्जाया । 
दव्व॑ हि सति नियदं, तम्हा दव्य॑ हवदि सब्बं ।॥५॥। 
उत्पादस्थितिभड्भा, विद्यन्ते पययेषु पर्याया । 
द्रव्य हि सन्ति नियत, तस्माद्‌ द्रव्य भवति सर्वेम्‌ ॥५॥। 
समवेद खलु दव्व, सभवठिदिणाससण्णिदर्ट्ठाह । 
एक्कस्सि चेव समयें, तम्हा दव्यं खु तत्तिदय ॥॥६॥। 


समवेत खलू द्रव्य, सम्भवस्थितिनाशसजितार्थ । 
एकस्मिन्‌ चेत्र समये, तस्मादुद्रव्य खल' तत्‌ त्रितयम्‌ ॥६॥। 


बी 0 2 आस 


६६० 


६६१ 


६१६२ 


5६३ 


प्र 


द्दण्‌ 


३७. अनेकान्तसूत्र 


जिसके वित्ता लोक का व्यवहार बिलकुल नहीं चल सकता, 
विव्व के उस एकमेव गुरु अनेकान्तवाद को प्रणाम करता हूं । 


द्रव्य गुणी का आश्रय या आधार है । जो एक द्रव्य के आश्रय 
रहते हु, वे गुण है । पर्यायों का लक्षण द्रव्य या गुण दोनो के 
आश्रित रहना है। 


पर्याय के विना द्रव्य नही और द्रव्य के विना पर्याय नहीं । 
उत्पाद, स्थिति (ध्रुवता ) और व्यय (नाश ) द्रव्य का लक्षण है। 
अर्थात्‌ द्रव्य उसे कहते हूँ जिसमें प्रति समय उत्पाद आदि तीनो 
घटित होते रहते है । 


उत्पाद व्यय के विना नहीं होता और व्यय उत्पाद के विना 
नही होता । इसी प्रकार उत्पाद और व्यय दोनो त्रिकाल- 
स्थायी धघ्रीव्यअर्थ (आधार) के विना नही होते । 


उत्पाद, व्यय और शक्रौव्य (उत्पत्ति, विनाश भौर स्थिति) ये 
तीनो द्रव्य में नहीं होते, अपितु द्रव्य की नित्य परिवर्ततशील 
पर्यायों में होते हे । परन्तु पर्यायो का समूह द्रव्य है, अत सव 
द्रव्य ही है । 


द्रव्य एक ही समय में उत्पाद, व्यय व श्रौव्य नामक अर्थो के 
साथ समवेत-एकमेक है। इसलिए ये तीनो वास्तव मं 
द्रव्य है । 


न्कशपूरे जे 


६६६ 


६९६९७-० 


६६८. 


६६९. 


६७०: 


६७१. 


समणसुत्त 


पाडुब्भवदि य अश्नो, पज्जाओ पज्जाओ वयदि अन्नो । 
दव्वस्स त॑ पि दव्बं, णेव पणट्ठ णेव उत्पन्न ॥७॥॥ 
प्रादर्भवाति चान्य , पर्याय पर्यायों व्ययते अन्य । 
द्रव्यस्थ' त्दपि द्रव्य, नव प्रनष्ट नेव उत्पन्नम्‌ ॥७॥। 
पुरिसस्मि पुरिससद्दो, जम्माई-मरणकालपज्जन्तो । 
तस्स उ बालाईया, पज्जवजोया बहुवियप्पा ॥८॥॥ 
पुरुष पुरुषशब्दो, जन्मादि-मरणकालपयन्त । 

तस्य तु वालादिका , पर्येययोग्या वबहुविकल्पा ॥॥<८॥। 
तम्हा वत्थूणं चिय, जो सरिसो पज्जवों स सामझ । 

जो विसरिसो पिसेंसों, य समओडणत्थंत्तरं तत्तो ॥॥९॥। 
तस्माद्‌ वस्तूनामेव, य सदृश परयेव स॒ सामान्यम्‌ । 
यो विसदृशों विशेष, स मतोष्नर्थान्‍्तर तत ॥॥९॥। 


सामन्न अह विसेसे, दब्बे णाणं हवेइ अविरोहो । 

साहदइट त॑ सम्मत्तं, णहु पुण त॑ तस्स विवरोयं ॥॥१०॥॥ 
सामान्यमथ विशेष , द्रव्य ज्ञान भवत्यविरोध । 
साधयति तत्सम्यक्त्व, नहि पुनस्तत्तस्य विपरीतम्‌ ।॥१०॥। 
पिउ-पुत्त-णत्तु-भव्बय-भाऊणं.. एगपुरिससबंधो । 

ण य सो एगस्स पिय, त्ति सेसयाणं पिया होइ ॥११॥। 
पितृ-पुत्र-नातृ-भव्यक-भ्रातुणामू एक पुरुषसम्बन्ध । 

न च स एकस्य पिता इति शेषक्लाणा पिता भवति ॥॥११॥ 
सवियप्प-णिवियप्प इय, पुरिसं जो भणेज्ज अवियप्पं । 
सवियप्पसेच वा णिच्छएण, ण स निच्छओ समए १२॥ 
सविकत्प-निविकल्पम्‌ इति पुरुष यो भणेद्‌ अविकल्पम्‌ । 
सविकत्पमेव वा निरचयेन न स निश्चित समये ॥॥१२।। 


१. अन्नोन्नाणुगयाण, इमं व त व क्ति विभयणमजुत्त । 


जह॒ दुद्ध-पाणियाणं,, जाबत. विसेसपज्जाया ॥॥१३॥। 
अन्योन्यानुगतयों 'इद वा तद्‌ वा'इति विभजनमयृवतम्‌ । 
यथा दुग्ध-पानीययो यावन्त विद्येपरर्याया ॥१३॥ 


६६९ 


६७० 


६७९ 


पि७र२ 


स्पाद्वाद २१५ 


द्रव्य की अन्य (उत्तरवर्ती) पर्याय उत्पन्न (प्रकट) होती है 
ओर कोई अन्य (पू्वेवर्ती ) पर्याय नष्ट (अदृश्य) हो जाती है । 
फिर भी द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है--- 
द्रव्य के रूप में सदा भ्रुव (नित्य) रहता है । 


पुरुष में पुरुष शब्द का व्यवहार जन्म से लेकर मरण तक होता 
है । परन्तु इसी बीच वचपन-बुढापा आदि अनेक प्रकार की 
पर्याये उत्पन्न हो-होकर नष्ट होती जाती हे । 


(अत ) वस्तुओ की जो सदृश पर्याय है-दीघकाल तक वनी 
रहनेवाली समान पर्याय है, वही सामान्य है और उनकी जो 
विसदृश पर्याय है वह विशेष है । ये दोनो सामान्य तथा विशेष 
पर्याय उस वस्तु से अभिन्न (कथचित्‌ ) मानी गयी हैं । 


सामान्‍य तथा विशेष इन दोनो धर्मो से युक्‍त द्रव्य में होनेवाला 
विरोध-रहित ज्ञान ही सम्यक्त्व का साधक होता है। उसमे 
विपरीत अर्थात्‌ विरोधयव॒त॒ ज्ञान साधक नही होता । 


एक ही पुरुप में पिता, पुत्र, पौत्र, भानेज, भाई आदि अनेक 
सम्बन्ध होते हैं । ( एक ही प्तमय में वह अपने पिता का पुत्र 
और अपने पुत्र का पिता होता है । अत एक का पिता होने से 
वह सबका पिता नही होता । यही स्थिति सव वस्तुओ की है।) 


निविकल्प तथा सविकल्प उभयरूप पूरुष को जो केवल निर्विकल्प 
अथवा सविकल्प (एक ही) कहता है, उसकी मति निश्चय ही 
गास्त्र मे स्थिर नही है । 


द्रध और पानी की तरह अनेक विरोधी धर्मों द्वारा परस्पर 
घुले-मिले पदार्थ में 'यह धर्म! और वह धर्म का विभाग करना 
उचित नही है । जितनी विश्ञेप पर्याय हो, उतना ही अविभाग 
समझना चाहिए । 


२१६ 


६७३- 


समणसुत्तं 


संकेज्ज याउसंकितभाव भिक्खू, विभज्जवायं च वियागरेज्जा । 
भासादुर्ग धम्मसमुट्ठितोहि, वियागरेज्जा समया सुपन्े ॥१४॥ 
जड्धित चाज्शड्धितभावो भिक्ष्‌ विभज्यवाद च व्यागृणीवान्‌ । 
भाषाहिक च सम्यक्‌ समृत्थिते व्यागुणीयात्‌ समतया सुश्रन ।१४। 


३८. ग्रमाणमूत्र 


( अ ) पञ्चविध ज्ञान 


६७४. 


संसयविमोह-विब्भय-विवज्जियं_ अप्पपरसरूवस्स । 


हि गहणं सम्स॑ णाणं, सायारमणेयभेयं तु ॥१॥। 


६७५. 


६७६- 


६७७- 


६७८. 


सजयविमोह-विश्लमविवर्जितमात्म-परस्वरूपस्थ । 
ग्रहण सम्यस्नान, साकारमनेकभेंद॑ तु ॥१॥ 


तत्थ. पंचविहं ना, सुय॑ आशभिनिबोहिय । 
ओहिनाणं तु तइयं, सणनाणं च केवल ॥र।॥। 
तत्र पञ्चविध ज्ञान,  श्रृतमाशिनिबोधिकम्‌ । 
अवधिन्नान तु तृतीय, मनोज्ञान च केवलम्‌ ॥२॥। 
पंचेव होति णाणा, मदिसुदओोहीसण्ण च केबलूयं । 
खयउवसमिया चउरो, केवलरूणार्णं हदें खइय ॥॥३॥) 
पजञ्चेव भवन्ति ज्ञानानि, मतिश्रुतावधिमनइच केवलम्‌ । 
क्षायोपशमिकानि चत्वारि, केवलज्ञान भवेत्‌ क्षायिकम्‌ ॥३॥: 
ईहा अपोह बीसंसा, सग्गगा ये गवेसणा | 
सण्णा सती मती पण्णा, सब्य॑ आभिणिवोधिय ।॥॥४॥। 
ईंहा!' अपोह विमर्ण भार्गगा च गवेषणा | 

सज्ञा स्मृति मति प्रज्ञा सवेम आभिनिवोधिकम्‌ ॥४॥। 
अत्याओ अत्थंतर-मुचरुंभे त॑ भर्णत सुयणाणं। 
आतमिणियवोहियपुच्वं, णियमेण ये सहये मूल ॥५॥। 
अथविर्यान्तर-मुपलम्भ _त भणन्ति श्रूतज्ञानम्‌ । 
आशिनिवोधिकपूर्व , नियमेन च बब्दज मूलम्‌ ॥५॥। 


६७३ 


स्याद्वाद २१७ 


सूत्र और अर्थ के विपय में शकारहित साध भी गवेरहित होकर 
स्याइवादमय वचन का व्यवहार करे । धर्माचरण में प्रवत्त 
साधुओं के साथ विचरण करते हुए सत्यभापा तथा अनृभय 
(जो न सत्य हो और न असत्य) भाषा का व्यवहार कर । 
धनी या निर्धन का भेद न करके समभावपूर्वक धर्मं-कथा कहे । 


३८. प्रमाणसूत्र 


(अ) पंचविध ज्ञान 


ध्छ्ड 


६७७ 


६७9८ 


संशय, विमोह (विपयेय) और विश्रम (अनध्यवसाय) इन 
तीन मिथ्याज्ञानों से रहित अपने और पर के स्वरूप का ग्रहण 
करना सम्यग्ज्ञान है । यह वस्तुस्वरूप का यथार्थ निग्चय कराता 
है, अतएव इसे साकार अर्थात्‌ सविकल्पक (निश्चयात्मक) 
कहा गया है । इसके अनेक भेद है । 

वह ज्ञान पाँच प्रकार का है---आधभिनिबोधिक या मतिज्ञान, 
श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और केवलनान । 

इप्त प्रकार मति, श्रुत, अवधि, मन पर्येथ और केवल के रूप म 
ज्ञान केवल पाँच ही है । इनमे से प्रथम चार ज्ञान क्षायोपशमिक 
है, और केवलज्ञान क्षायिक है। ( एकदेश क्षय व उपशम से 
उत्पन्न होने के कारण चार ज्ञान अपूर्ण हे और समस्त कर्मों के 
क्षय से उत्पन्न होने के कारण पाँचवाँ केवलज्ञान परिपूर्ण है ।) 
ईहा, अपोह, मीमासा, मार्गणा, गवेषणा, सज्ञा, जवित, मति 
और प्रज्ञा--ये सव आभिनिवोधिक या मतिज्ञान है । 
(अनुमान या लिगज्ञान की भॉति) अर्थ (भव्द) को जानकर 
उस पर से अर्थान्तर (वाच्यार्थ) को ग्हण करना श्रुतज्ञान 
कहलाता है। यह ज्ञान नियमत आनिनिवोधिक ज्ञानपूर्वक 
होता है। इसके दो भेद हं--लिगजन्य और अव्दजन्य । 
(धुआँ देखकर होनेवाला अग्नि का जान लिंगज है और वाचक- 
शब्द सुन या पढकर होनेवाला ज्ञान शव्दज है।) आगम में गव्दज 
श्रुतज्ञान का प्राप्रान्य है । 


२१८ 


६७९. 


६८०- 


६८१- 


६८२- 


६८३- 


5६८४ 


समणसुत्त 


इंदियमणोनिमित्त , ज॑ विण्णा्ं सुयाणुसारेणं । 
निययतत्थुत्तिसम॒त्थ , त॑ भावसुर्य मई सेसे ॥६॥ 
इन्द्रियमनोनिमित्त,  यहिज्ञान श्वृतानुसारेण । 
निजकार्योक्तिसमर्थ , तद्‌ भावश्रुत मति. गेपम्‌ ॥६॥ 


सइयुव्व॑ सुयमृत्तं, न मई सुयपुव्विया विसेसो5यं । 
पुव्व॑ प्रणपालण-भावाओं जं मई तस्स ॥७॥॥ 
मतिपूर्व श्रूतमुक्त, न मति श्रुतपूर्विका विशेषोध्यम्‌ । 
पूव. प्रणपालन - भावाद्यर मतिस्तस्य ॥॥७॥। 


अवहीपदित्ति ओही, सोमाणाणेत्ति वण्णियं समए । 
भवगणपच्चय-विहियं, तमोहिणाण त्ति ण॑ बिति ॥८0॥ 
अवधीयत इत्यवधि , सीमाज्ञानमिति वरणित समये । 
भव णप्रत्ययविधिक, तदवधिज्ञानमिति ब्रूवन्ति ॥८॥ 


चितियर्माचतिय॑ वा अद्ध॑ चितिय अणेयपेययय । 
मणपज्जव त्ति णाणं, ज॑ जाणइ त॑ तु णरलोए ॥९॥। 
चिन्तितमचिन्तित वा, अद्धं चिन्तितमनेकभेदगतम्‌ । 
सन पर्यय त्ि ज्ञान, यज्जानाति तत्तु नरलोके ॥९॥॥ 


केवलमेंग॑ सुद्ं, सगलमसाहारण्णं अंत च। 
पायं च नाणसद्दी,  नामसमाणाहिगरणो5यं ॥॥१०॥॥ 
केवलमेक जुद्ध,, सकलमसाधारणमनन्त च। 
प्रायग्वच ज्ञानगव्दो, नामससानाधिकरणोड्यम्‌ ॥॥१०॥। 


सेम्रिन्न पासंतोी, छोगमलोगं च सब्वओ सब्बं। 
त नत्थि ज॑ न पासइ, भय भब्दं भविस्सं च ॥११॥ 
सशिन्न पच्यनू, लोकमछोक च सर्वेत सर्वेम्‌ । 
तन्नासति यत्र पच्यति, भूत भव्य भविप्यच्च ॥११॥। 


६७५९ 


६८० 


घ्८र 


६८ ३ 


दट ४ 


स्थाद्वाद २१९ 


इन्द्रिय और मन के निमित्त से श्रुतानुसारी होनेवाला ज्ञान 
श्रुतज्ञान कहलाता है। वह अपने विपयभूत्त अर्थ को दूसरे से 
कहने में समर्थ होता है । शेष इन्द्रिय और मन के निमित्त से 
होनेवाला अश्वतानसारी अवग्रह्मदि ज्ञान मतिज्ञान है । ( इससे 
स्वय तो जाना जा सकता है, किन्तु दूसरे को नही समझाया जा 
सकता ।) 


आग्म में कहा गया है कि श्रतज्ञान मतिज्ञानपू्वक होता है । 
मतिज्ञान श्रुतज्ञानपूर्वंक नही होता । यही दोनो ज्ञानो में अन्तर 
है। पूर्व” शब्द पृ' धातु से वना है, जिसका अर्थ होता है 
पालव और पूरण । श्रुत का प्रण और पालन करने से मति- 
ज्ञान पूर्व मे ही होता है । अत मतिपूर्वक ही श्रुत कहा गया है । 


“अवधीयते इति अवधि * अर्थात्‌ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा- 
पूर्वक रूपी पदार्थों को एकदेश जाननेवाले ज्ञान को अवधि- 
ज्ञान कहते हैं । इसे आगम में सीमाज्ञान भी कहा गया है । 
इसके दो भेद हे--भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय । 

जो ज्ञान मनुष्बलोक में स्थित जीव के चिन्तित, अचितित, अधे- 
चितित आदि अनेक प्रकार के अर्थ से मन को प्रत्यक्ष जानता है, 
वह मन पर्ययज्ञान है । 

केवल शब्द के एक, शुद्ध, सकल, असाधारण ओर अनन्त आदि 
अथे हें । अत केवलज्ञान एक है अर्थात्‌ इच्द्रियादि की सहायता 
से रहित है और उसके होने पर अन्य सव ज्ञान निवृत्त हो जाते हे, 
इसीलिए केवलज्ञान एकाकी है। मलकलक से रहित होने से 
शुद्ध है । सम्पूर्ण शेयो का याहक होने से सकल है । उसके 
समान और कोई ज्ञान नही है, अत असाधारण है । इसका 
कभी अन्त नही होता अत अनत है । 


केवलज्ञान लोक और अलोक को स्वत परिपूर्ण रुप से जानता 
है । भूत, भविष्य और वतंमान से ऐसा कुछ थी नहीं है जिसे 
केवलज्ञान नही जानता । 


गु२० 


समणसुत्तं 


(आ) प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमाण 


६८५- 


६८६- 


६८७ 


६८८. 


६८९. 


६९०. 


गेहगइ वत्युसहादं, अविरुद्ध सम्मरूवं जं णाणं। 
अणिय खु लत पमणण, पच्चक्खप्रोवजभेएडह ३१२७ 
गह्लाति वस्तुस्वभावम्‌, अविरुद्ध सम्यस्ख्प यजूनानम्‌ । 
भणिते खल तत्‌ प्रमाण, प्रत्क्षपर क्षभ्ेदाम्याम्‌ ॥१२।॥। 
जीवो अवखो अत्थव्ववण - भोयणगुणन्निओ जेणं॥। 

त॑ पद बहुइ नाणं, जे पच्चदर्"ख तय तिविह ।११३॥। 
जीव अक्ष अधेव्यापन - भोजनगणान्दितों येन। 

त प्रति वर्तते ज्ञान, यत्‌ प्रत्यक्ष तत्‌ त्रिव्थिम्‌ ॥॥१३॥। 


अवखस्स पोग्गलूकया, ज॑ दव्विन्दियसणा परा तेणं। 

तेंहि तो जं॑ नाणं, परोक्वथसिह तमणुमार्ण व ॥१४॥॥ 
अक्षस्प पुदूगलक्ृवतानि यत्‌ ,द्रव्येन्द्रियमनासि पराणि तेन । 
तैस्तस्माद्‌ यज्जान, परोक्षमिह्‌ तदनुमानमिव ॥१४॥। 


होति परोक्‍्खाइ सइ-सुपाई जीवस्स परनिमित्ताओ ' 
पुत्दोवलद्धसबंध-सरणाओं. वाणुमाणं व ॥५५४७ 
भवत्रत परोक्षे मति-श्रते जीवस्य परनिमित्तात । 
पूर्व॑पिलव्ध मम्वन्ध-स्मरणद्‌ वाइनुमानमिव ॥१५॥॥ 
एनतेण परोक्‍्खे, लिगियमोहाइय च॑ पच्चदख । 
इंदियमणोभवं॑ जं, _ त संववहारफ्च्चयख ॥१६॥ 
एकान्तेत परोक्ष, लुड्धिकमब्ध्यादिक च प्रत्यक्षम । 
इच्द्रियमनोभव यत्‌, तत्‌ सब्यवहारप्रत्यक्षम ॥१६।॥। 


३९. नयसृत्र 


ज॑ णजाणीण वियप्प, सुयभेय चत्थुअंससंगहण । 

दे इह णर्य पउत्त, णाणोी पुण तेंग. णाणेण ॥१॥ 
यो ज्ञानिना विकत्य, श्रुतवेदों बस्त्वगस्ग्रहणम्‌ । 

स्‌ एर नाथ प्रयक्त, ज्ञानी पुनस्तेन ज्ञानेन ॥8१7 


स्याद्चाद २२१ 


आा) प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमाण 
रद 


दी 
(ध 
6 


६८९ 


६९० 


जो भान वस्तुल्‍्वभाव को-यथार्थस्वत्प को-सम्यक्रूप से 
जानता है, उसे प्रमाण कहते हे । इसके दो भेद हे--प्रत्यक्ष- 
प्रमाण ओर परोन्षप्रमाण । 
पीव को अक्ष' पहते है । यह बब्द 'अगु व्याप्त धातु से बना 
है। जो झावचना में उमस्त पदार्थों में व्याप्त है, वह अक्ष 
अर्थात जीव है । 'अक्ष घब्द की व्यत्पत्ति भोजन के अर्थ में 
अंग घात ने भी की जा सजती है । जो तीनो छोक की समस्त 
समदि आदि को भोगता ह वह अक्ष अर्थात्‌ जीव है । इस तरह 
दोनों व्यत्पत्तियों ने (अर्थव्यापन व भोजनगृण से) जीव का 
अक्ष अर्थ मिद्ध होता है । उस अक्ष से होनवाला ज्ञान अत्यक्ष 
कहलाता है। इसके तौन भेद हे--अवधि, मन पर्यय और 
केवल । 
पैद्गलिफ होने के कारण द्रव्येन्द्रियां और मद अक्ष' अर्थात्‌ 
जीव से पर ( भिन्न ) हैं। अत उनसे होनवाला ज्ञात परोक्ष 
कहलाता है । जैसे अनमान में घूम से अग्नि का ज्ञान होता है 
वैसे ही परोक्षज्ञान भी 'पर' के निमित्त से होता है । 
जीव के मति और श्रत-ज्ञान परनिमित्तक होने के कारण परोक्ष 
। अथवा अनमान की तरह पहल स॑ उपलब्ध अथ के स्मरण 
द्वारा होने के कारण भी वें प्रनिमित्तक हें । (परनिमित्तक 
अर्थात मन और इर्द्रियों की सहायता से हनिवाला ज्ञान) । 
धम आदि लिंग से होनेवाला श्रुतज्ञान तो एकान्तरुप स परोक्ष ही 
है। अवधि, मन पर्यय और केवल ये तीनो जान एकान्तड्प से 
प्रत्यक्ष ही हे । किन्तु इच्द्रिय और मन से होनेवाला मतिज्ञान 
लोकव्यवहार मे प्रत्यक्ष माता जाता हैं । इसलिए वह साव्यव- 
हारिक प्रत्यक्ष कहलाता है | 
३६- सयसूुत्र 
श्रतज्ञान के आशय से युक्‍त वस्तु के अर का 
ज्ञानी के विकल्प को 'नय' कहते है। उसे ज्ञान स 
वही ज्ञानी है । 


ग्रहण करनेवाले 
जो युक्‍त है 


६९१ 


घब्२ 


६९३ 


६९४ 


६९५ 


६९६ 


६९७ 


स्याद्वाद २२३ 


नय के विना मनुष्य को स्याद्वाद का बोध नही होता । अतः 
जो एकान्त का या एकान्त आग्रह का परिहार करना चाहता है, 
उसे नय को अववध्य जानना चाहिए । 


जेसे धमंविहीन मनुष्य सुख चाहता है या कोई जल के विना 
अपनी प्यास बुझाना चाहता है, वेसे ही मूढडजन नय के विना 
द्रव्य के स्वछूप का निश्चय करना चाहता है । 


तीर्थंकरो के वचन दो प्रकार के हें--सामान्य और विशेष । 
दोनो प्रकार के वचनो की राशियो के (सम्रह के ) मूल प्रतिपादक 
नय भी दो ही हे--द्रव्याथिक और पर्यायाथिक । शेप सब 
नय इन दोनो के ही अवान्तर भेद है । ( द्रव्याथिक नय वस्तु के 
सामान्य अश का प्रतिपादक है और पर्यायाथिक विशेपाश का । ) 


द्रव्याथिक नय का वक्तव्य (सामान्याश) पर्यायाथिक नय के 
लिए नियमत अवस्तु है और पर्यायाथिक नय की विपयभूत 
वस्तु (विशेषाश) द्रव्याथिक नय के लिए अवस्तु है । 


पर्यायाथिक नय की दृष्टि से पदार्थ नियमत उत्पन्न होते हैं 
और, नष्ट होते हे । और द्रव्याथिक नय की दृष्टि से सकल 
पदार्थ सदेव अनुत्पन्न और अविनाशी होते हे । 


द्रव्याथिक नय से सभी द्रव्य हे और पर्यायाथिक नय से वह अन्य- 
अन्य है, क्योकि जिस समय में जिस नय से वस्तु को देखते हे, 
उस समय वह वस्तु उसी रूप में दृष्टिगोचर होती है । 


जो ज्ञान पर्याय को गौण करके लोक मे द्रव्य का ही ग्रहण करता है, 
उसे द्रव्याथिक नय कहा गया है | और जो द्रव्य को गौण करके 
पर्याय का ही ग्रहण करता है, उसे पर्यायाथिक नय कहा गया है । 


र्र४ 


६९८: 


२९९. 


छ०१. 


समणपसुत्त 


- लेगस-संगह-ववहार-उज्जुसुए चेव होई बोधव्वा । 


सहे थे समभिरूढे, एवंभूए ये सूलतया ॥॥९॥। 
नेगम-सम्र ह-व्यवहा र-ऋजुसूत्रर्च भवति बोडढृव्य । 
शब्दः्व॒ समभिरूढ, एवभूतरवच मूलनया ॥९॥। 


पढमतिया दव्दत्थी, पज्जयगाही य इयर जें भणिया । 

ते चदु अत्यपहाणा, सद्दपह्ठणा हु तिण्णि या ॥१०॥ 
प्रथमत्रिका द्रव्याथिक्रा , पर्यायग्राहिणज्वेतरे ये भणिता । 

ते चत्वारोध्थप्रधाना , शब्दप्रधाना हि त्रयी नया ॥8१०॥। 


. णेगाइ. माणाह, सामब्नयोभयविसेसनाणाहं । 


जं तेंहि मिणद तो, णेग्मो णओ णेंगमाणो त्ति ॥११४ 
नेकानि मानानि, सामान्‍्योमय-विशेषज्ञातानि । 
यत्तेभिनोति ततो, नगमो नयो नकमान इति ॥॥११॥। 


णिव्वित्त दव्वकिरिया, वट्टणकाले दु जं ससाचरणं । 
त भूषणइग्मणव, जह अज्जदिणं लिव्बुओ बीरो ॥१२॥ 
निर्वत्ता द्रवत्यक्रिय्रा, व्तने काछे तु यत्‌ समाचरणम्‌ । 
स भूतनगमनयों, यथा अद्य दिन निवृतों वीर ॥१२॥। 


- परद्धा जा किरिया, पयणविहाणादि कहुइ जो सिद्ध । 


लोए य पुच्छमाणे, त॑ भण्णइ बहुमाणणयं ॥१३॥। 
प्रारव्धा या क्रिया, पचनविधानादि कथयति य. सिद्धाम्‌ । 
लोके च्‌ पुच्छयमाने, स भण्यते वर्तमाननय (३१३४ 


« णिग्पण्णसिव पयपदि, भाविपदत्थं णरो अणिपपण्णं। 


अप्पत्थे जह पत्थं, भण्णइ सो भावि णइगमो त्ति णओ ॥॥ १४॥ 
निष्पन्नमिव प्रजल्पत्ति, भाविपदार्थ नरो$निप्पन्नम । 
अप्रस्थे यथा प्रस्थ , भण्यत्ते स भाविनेगम्न इति त्तय ॥॥१४।। 


६९९ 


७०० 


७०२१. 


७०३ 


१५ 


स्थादवाद 


ल्‍प 
लो 
हि 


(द्रव्याथिक और पर्यायाथिक नय के भेद रूप) मूल नय सात 
ह--तंगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, गव्द, समभिरूढ तथा 
एवचूत । 


इनमें से प्रथम तीन नय द्रव्याथिक है और णेप चार नय पर्या- 
याथिक हे | सातो में से पहले चार नय अर्थप्रधान है और 
अन्तिम तीन नय बब्दप्रधान हे । 


सामान्यज्ञान, विशेपज्ञान तथा उभयज्ञान रूप से जो अनेक मान 
लोक मे प्रचलित हे उन्हे जिसके द्वारा जाना जाता है वह नैगम 
नय है। इसीलिए उसे 'तयिकमान' अर्थात्‌ विविधरूप से 
जानना कहा गया है । 


(भूत, वर्तमान और भविष्य के भेद से नेंगमनय तीन प्रकार 
का है ।) जो द्रव्य या कार्य भूतकाल से समाप्त हों चुका हो उसका 
वर्तमानकाल मे आरोपण करना भूत नंगमनय है । जसे हजारो 
वर्ष पूर्व हुए भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के लिए निर्वाण- 
अमावस्या के दिन कहना कि आज वीर भगवान्‌ का 
निर्वाण हुआ है।' 


जिस कार्य को अभी प्रारम्भ ही किया है उसके वारे मे लोगो के 
पूछने पर पूरा हुआ कहेना' जैसे भोजन वनाना प्रारम्भ करने 
पर ही यह कहना कि आज भात वनाया है यह वर्तमान नैगम- 
नय है । 

जो कार्य भविष्य में होनेवाला है उसके निप्पन्न न होने पर भी 
निप्पन्न हुआ कहना भावी नैगमनय हैं। जेसे जो अभी गया 
नही है उसके लिए कहना कि वह गया । 


२२६ 


9०४६ 


39०७५. 


छ०६. 


90०८. 


9०९. 


3७१०: 


समणसुत्त 


अवरोप्परमविरोहे, सब्ब अत्थि त्ति सुद्धसगहणे । 
होइ तमेव  असुद्ध, इगजाइविसेसगहणेण ॥१५॥। 
प्रस्परमविरोध,  सर्वमस्तीति शुद्धसडग्रहणम्‌ । 
भवति स एवागूद, एकजातिविश्रेषग्रहणेन ॥१५॥। 
ज॑ संगहेण गहियं, भेयइ अत्थं असुद्ध सुद्ध वा। 
सो ववहारो दुविहो, असुद्धसुद्धत्यभेयकरों ॥१६॥॥ 
य सम्रहेण गृहीत, भिनत्ति अर्थ अजुद्ध गुद्ध वा! 
स॒ व्यवहारों द्विविधोष्णुद्धगुद्धाथभेदकर ॥१६।॥। 
जो एयसमयवद्टी, गिहणइ दब्वे धुवत्तपज्जायं । 
सो रिउसुत्तो सुहमो, सब्बं॑ पि सईँ जहा खणिय॑ ॥१७॥ 
य एकसमयवर्तिन, गृह्लाति द्रब्ये क्र्‌ वत्वपर्यायम्‌ । 
स ऋजूसूत्र सूक्ष्म, सर्वोष्पि शब्द यथा क्षणिक ॥१७॥। 


» सणुयाइयपज्जाओ, मणुसो त्ञि सगद्ठिदीसु बट॒टंतो । 


जो भणइ तावकालं, सो थूलो होइ रिउसुत्तो ॥१८॥। 
मनुजादिकपर्यायो, मनृष्य इति स्वकस्थितिषु वर्तमान. । 
ये भणति तावत्काल, स स्थूलो भवति ऋणजूसूत्र' ॥१८॥। 
सबर्ण सपइ स तेणं, व सप्पए वत्थु ज तओ सद्दो । 
तस्सत्थपरिग्गहओ, नओ वि सद्दो त्ति हेड व्व ॥१९॥॥ 
जपन शपति स तेन, वा शप्यते वस्तु यत्‌ तत- शब्द । 
तस्पाथपरिग्रहतो, नयोषपि शब्द इति हेतुरिव ॥॥१९॥। 
जो वट्टण ण मण्णइ, एयत्थे सिन्ललिगआईणं । 

सो सद्दणओ भणिओ, णेओ पुस्साइआण जहा ॥२०॥॥ 
यो वर्तेत च मन्यते, एकार्थे भिन्नलिज्ञादीनाम्‌ । 

स॒ जब्दनयों भणित, ज्ञेय पृष्यादीवा यथा ॥२०।॥। 
अहवा सिष्ते सहे, कौरइ जं कि पि अत्थववहरणं । 

त॑ खलू सद्दे विसयं, देवों! सहेण जह देवो ॥२१॥ 
अथवा सिद्ध अब्द , करोति यत्‌ किमपि अर्थव्यवहरणम्‌ । 
तत्‌ खल शब्दस्य दिषय , देव ' जव्देन यथा देव ॥॥२१॥। 


७9०४ 


७०५ 


७०६ 


9०७ 


९७०८ 


७९१७ 


स्थादवाद दर 


सग्रहतय के दो भेद हे--शुद्धसग्रहनय और अश्यद्वमणहनय । 
गुद्धसग्रहनय में परस्पर में विरोध न करके सत्रूप से सबसा 
ग्रहण होता हे । उसमे से एक जातिविणेष थी ब्रह्नण झसने से 
वही अगुद्वसग्रहनय होता है । 


जो संग्रहनय के द्वारा गहीत गद्ध अथवा अछद्व जब ता बंद 
करता है, वह व्यवहारनय है । यह सी दो प्रकार ता ह--एश 
अजुद्वार्थ-मेदक और दूसरा चुद्धाथ-मेदक । 


जो द्रव्य में एकसमयवर्ती (बतमान) अश्नव पर्बात्र को ग्रण 
करता है उसे सूद््मऋजुसूत्रनय कहते हू । जसे यब सत्क्षणित 


है । 


और जो अपनी स्थितिययेन्त रहनेवाली मनपष्यादि पर्याय को 
उतने समय तक एक मनुष्यरूप से ग्रहण करता है, बह स्थूल- 
ऋजुसूत्रनय है । 


उपन अर्थात्‌ आह्वान जब्द हे, अथवा जो शपति' अर्थात्‌ 
आह्वान करता है वह शब्द हे । अथवा घप्यते जिसे 

वस्तु की कहा जाता हे वह घबव्द हे । उस गद्द या बाच्य दा 
अर्थ हे, उसको ग्रहण करने से नय को सी यद्ध कहा गग हे । 


जो एकार्थवाची बब्दों मे लिंग आदि के सेद से जब नंद मासता र, 
उसे घब्दनय कहा गया है । जैसे पृष्य यठ्द पुल्लिंग " सत्र पा 
वाचक है और पुप्या स्तीलिंग तारिा शा योघ यायती + । 


अथवा व्याकरण कक जच्द न्‍ंजू- चंदा: 4:७४ 

अथवा व्याकरण से सिद्ध शब्द मे जर्वघ | जो साया गिया 
के हक क्र बे लाई 

जाता हूं, उसा जथ को इस शब्द तक दारा एह्णा हा दा एएउइनए 


ये ब द्वेच गब्द ही कः हा गा 

त। जूस इच गदइद दा द्वार उसता हमांद ४35 
छिक्ह 

सुर हा जहण फरता । 


पे 


७२१- 


9७१२: 


७१३: 


७१४. 


समणसुत्तं 


सद्दार्ढो अत्थो, अत्थारूढो तहेव पुण सद्दो। 
भणइई इह समभिरूढो, जह इद पुरंदरो सबको ॥२२॥। 
गव्दाख्ढोथ्थोर्थारूडस्तथव पुन शब्द । 

भणति इह समभिरूढो, यथा इन्द्र पुरन्दर शक्त ॥॥२२॥। 


एवं जह सहत्थो, संतों भूओ तदन्हाध्मूओ । 
तेणेबंधभूबनओ, .. सहृत्थपरो विसेसेण ॥॥२३॥। 
एवं यथा बब्दार्थ,, सन्‌ भूतस्तदन्यथाइभूत । 
तेनेवभूतनय , जब्दार्थपरो विशद्येपेण ॥२३॥। 


ज जं करेंइ कम्मं, देही सणवयणकायचेट्ठादो । 

ते त॑ खू णामजूत्तो, एवंभूओ हवे स णओ ॥२४॥। 
यद्‌ यद्‌ कुरुते कम, देही मनोवचनकायचेप्टात । 

तत्‌ तत्‌ खलू नामयुकत, एवभूतों भवेत्‌ स. नय ।॥२४॥ 


४०. स्यादवाद व सप्तभड्भीसूत्र 


अवरोप्परसावेक्ख, णयविसय अह परमाणबिसय वा । 
त॑ सावेक्ख भणिय, णिरवेक्खं ताण विवरीय ॥१॥। 
परस्परसापेक्षो, नयव्रिपयोट्थ प्रमाणविपयों वा । 
ततू सापेक्ष भणित, निरपेक्ष तयोत्रिपरीतम्‌ ॥१॥ 


« णियमणिसेहणसोलो, णिपादणादों य जो हु खलु सिद्धो । 


सो सियसद्दो भणिओो, जो सावेक्ख पसाहेदि ॥२॥ 
नियमनिर्षेधनभीलो, निपातनाच्च थे खल सिद्ध । 


से ग्यास्छदत्दों 


बदी भण्ित , थे सापेक्ष प्रसाधयति ॥०॥) 


७११ 


श्र 


७१४ 


७१५ 


स्पादवाद २२६ 


जिस प्रकार प्रत्येक पदार्थ अपने वाचक अर्थ में आरूढ है, उसी 
प्रकार प्रत्येक शब्द भी अपने-अपने अर्थ में आरूढ है । अर्थात्‌ 
जब्दभेद के साथ अर्थभेद होता ही है । जेसे इन्द्र, पुरन्दर और 
जक्र--तीनो शब्द देवों के राजा के बोधक हे, तथापि इन्द्र 
जब्द से उसके ऐब्वर्य का बोध होता है, पुरन्दर से अपने शत्रु के 
पुरो का नाथ करनेवाले का बोध होता है । इस प्रकार शब्द- 
भेदानुसार अर्थभेद करनेवाला 'समभिरूढनय' है। ( यह गव्द 
को अर्थारूढ और अर्थ को घब्दारूढ कहता है ।) ्ि 
एवं अर्थात्‌ जेसा बव्दार्थ हो उसी रूप में जो व्यवह्ृत होता है 
वह भूत अर्थात्‌ विद्यमान है । और जो बब्दार्थ से अन्यथा है 
वह अभूत अर्थात्‌ अविद्यमान है। जो ऐसा मानता है वह 
एवभूतनय' है। इसीलिए शब्दनय और समभिरूढतय की 
अपेक्षा एवभूतनय विशेषरूप से शब्दार्थतत्पर नय है । 


जीव अपने मन, वचन व काय की क्रिया द्वौरा जो-जो काम करता 
है, उस प्रत्येक कर्म का बोधक अलग-अलग शब्द है और उसीका 
उस समय प्रयोग करनेवाला एवशूतनय है । जैसे मनुष्य को 
पूजा करते समय ही पुजारी और युद्ध करते समय ही योद्धा 
कहना । 


४०. स्याह्माद-सप्तभंगीसूत्र 


नय का विषय हो या प्रमाण का, परस्पर-सापेक्ष विपय को ही 
सापेक्ष कहा जाता है और इससे विपरीत को निरपेक्ष कहा जाता 
है । ( अर्थात्‌ प्रमाण का विपय सर्व नयो की अपेक्षा रखता है 
और नय का विपय प्रमाण की तथा अन्य विरोधी नयो की 
अपेक्षा रखता है, तभी वह विषय सापेक्ष कहलाता है । ) 


जो सदा नियम का निषेध करता है और निपात रूप से सिद्ध है, 
उस शब्द को स्यात्‌' कहा गया है । यह वस्तु को सापेक्ष सिद्ध 
करता है। 


७१६ 


७१७. 


9२८ 


७१९, 


७२०. 


समणपसुत्त 


सत्तेव हुति भगा, परमाणणयद्गणयभेदजुत्ता वि। 

सिय सावेबख परमाण, णएण णय दुणय णिरवेबखा ॥३॥ 
सप्तेव भवन्ति भड्जा , प्रमाणनयदुर्नयभेदयुक्ता अपि । 
स्थात्‌ सापेक्ष प्रमाण, नयेन नया द्ुुनेया निरपेक्षा ॥३।। 


अत्थि त्ति णत्थि दो वि य, अव्वत्तव्व सिएण सजुत्त । 
अव्वत्तव्वबा ते तह, परमाणभंगी सुणायव्बा (१४१ 
अस्तीति नास्ति द्वावषि, च अवक्तव्य स्यथाता सयुक्‍तम्‌ । 
अवक्तव्यास्ते तथा, प्रमाणभड्ी संज्ञातव्या ॥४॥ 


अत्यिसहाव दव्व, सहृब्वादीसु गाहियणएण। 
त पि य णत्थिसहाव, परदव्वादीहि गहिएण ॥५॥॥ 
अस्तिस्वभाव द्रव्य, स्वद्रव्यादिष ग्राहकनयन । 
तदपि च नास्तिस्वभाव, परद्रव्यादिभिग हीतेन ॥॥५॥॥ 


उहय उहयणएण, अव्वत्तव्व च तेण समुदाए। 
ते तिय अव्वत्तव्बा, णियणियणयअत्थसजोए ॥६॥। 
उभयमुभयनयेना-वक्‍तव्य च तेव  समृदाये । 
ते त्रिका अवक्तव्या, निजनिजनयार्थसयोंगे ।।६।! 


अत्थि त्ति णत्यि उहय, अब्वत्तव्व तहेव पुण तिदय॑ । 

तह सिय णयणिरवेक्ख, जाणसु दब्वे दुणयभगी ॥॥७॥। 
अस्तीति नास्त्यूभयम-वक्‍तव्य तथव पुनसर्च्रितयम्‌ । 

तथा स्थात्‌ नयनिरपेक्ष, जानीहि द्रव्येप दुनेयस्द्भी ॥७॥ 


एकणिरुड्"ें इयरों, पडिववखो अबरें य सब्भावों। 
सब्बेसि स सहावे, कायव्या होइ तह भगा ॥८॥। 
एफनिरुद्रे एवर, प्रतिपक्षों अपरब्ध स्वभाव । 
पाया थे खवलाबे, उ्तेब्या भव्न्ति लबा भद्भा ।८॥। 


७१७ 


७१८ 


७१२९. 


स्थाद्वाद २३११ 


(अनेकान्तात्मक वस्तु की सापेक्षता के प्रतिपादन मे प्रत्येक 
वाक्य के साथ स्यात्‌' लगाकर कथन करना स्थादवाद का 
लक्षण है ।) इस न्याय में प्रमाण, नय और दुर्नेय के भेद से 
युकत सात भग होते हे। स्यात्‌'-सापेक्ष भगो को प्रमाण 
कहते हैं । नय-युकत भगो को नय कहते हे और निरपेक्ष भगो को 
दुर्नय । 

स्थात्‌ अस्ति, स्थात्‌नास्ति, स्थात्‌ अस्ति-नास्ति, स्यात्‌ अवक्तव्य, 
स्थात्‌ अस्ति-अवक्तव्य, स्यात्‌ चास्ति-अवक्तव्य, स्थात्‌॒ अस्ति 
नास्ति-अव्यक्तव्य--इन्हें प्रमाण सप्तभगी जानना चाहिए। 
स्व-द्रव्य, स्व-क्षेत्र, स्व-काल और स्व-भाव की अपेक्षा द्रव्य 
अस्तिस्वरूप है। वही पर>-द्वव्य, परूक्षेत्र, पर-काल और 
पर-भाव की अपेक्षा नास्तिस्वरूप है । 

स्व-द्रव्यादि चतुष्टय और परूद्रव्यादि चतुष्टय दोनों की 
अपेक्षा लगाने पर एक ही वस्तु स्थात्‌-अस्ति और स्यातू-नास्ति 
स्वरूप होती है । दोनो धर्मों को एक साथ कहने की अपेक्षा से 
वस्तु अवक्तव्य है । इसी प्रकार अपने-अपने नय के साथ अर्थ की 
योजना करने पर अस्ति-अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और 
अस्ति-नास्ति अवक्तव्य है। 

स्यात्‌ पद तथा नय-निरपेक्ष होने पर यही सातो भग दुनेय- 
भगी कहलाते है । ज॑ंसे वस्तु अस्ति ही है, नास्ति ही है, 
उभयरूप ही है, अवक्तव्य ही है, अस्ति-अवक्‍्तव्य ही है, 
नास्ति-अवक्तव्य ही है या अस्ति-तास्ति अवक्तव्य ही है । 
( किसी एक ही पहलू या दृष्टिकोण पर जोर देना या आग्रह 
रखता तथा दूसरे की सर्वथा उपेक्षा करना दुर्नय है ।) 


वस्तु के एक धर्म को ग्रहण करने पर उसके प्रतिपक्षी दूसरे 
धर्म का भी ग्रहण अपने-आप हो जाता है, क्योकि दोनो ही 
धर्म वस्तु के स्वभाव हें। अत सभी वस्तु-धर्मों में सप्त- 
भगी की योजना करना चाहिए ! 


७२२. 


७२३- 


छर४ड 


७२५. 


७२८६. 


७२७ 


४१. समन्वयसत्र 


सब्व॒ पि अणेयंतं, परोक्‍्छरूवेण ज पयासेदि । 
ते सुयमाण भण्णदि, ससय-पहदीहि परिचत्तं ॥१॥। 
सर्वमपि अनेक्रान्त, परोक्षरूपेण यत्‌ प्रकागयति । 
तत्‌ श्रृतज्ञान भगयते, सगयप्रभूतिभि परित्यक्तम्‌ ॥१॥। 


लोयाणं ववहारं, धम्म-विवक्‍्खाइ जो पसाहेदि । 
सुयणाणस्स वियप्पो, सो वि णओ लिगसभूदो ॥२॥। 
लोकाना व्यवहार, धर्मविवक्षया य प्रसाधयति । 
श्रृतजानस्थ विकल्प , स अपि नय लिज़सम्धूत ॥२॥। 
णाणाधम्मजूद पि य, एय धम्म पि वुच्चदे अत्थ । 
तस्सेपविवक्‍्खादों, णत्थि विवक्‍्खा हु सेसाणं ॥३॥। 
नानाधर्मयुत अपि च, एक धर्म अपि उच्चते अर्थ । 
तस्पय एकविवक्षात , नास्त्ि विवक्षा खल गेषाणाम्‌ ।॥३॥। 


ते सावेक्खा सुणया, णिरवेक्खा ते वि दुण्णया होति । 
सयल-ववहा।र-सिद्धी, सुणयादों होदि णियमेण ॥॥४॥। 
ते सापेक्षा सुनया , निरपेक्षा ते अपि दुर्नया भवन्ति । 
सकलव्यवहा रसिद्धि , सुनयाद्‌ भवति नियमेन ॥॥४॥! 


जावतो वयणपधा, तावतो वा नया “वि' सहाओ । 

ते चेव य परसमया, सम्मत्त समुदिया सब्बे ॥५॥। 
यावन्तों वचनपथा-स्तावन्तो वा नया “अपि गब्दात्‌ । 

त| एवं च परसम्या, सम्यक्त्व समूदिता सर्व ॥५॥। 
प्रसमएगनयसय, तप्पडिवक्खनयओ निवत्तेज्जा । 

ससए व परिर्गहिय, परेण जं दोसबुद्धीए ॥६॥। 
परसमयकनयमत, तत्प्रतिपक्षमयतों निवतंयेत्‌ । 
समये वा परिगृहीत, परेण यद्‌! दोपबुद्धया ॥(६।॥। 


9२२ 
5474 ९2] 


४१. समनन्‍्वयसत्न 
७२२ जो परोक्षरूप से समस्त वस्तुओं को अनेकान्तरूप दर्णाता है 
और संजय आदि से रहित है, वह ज्ञान श्रृतजञान है । 


७२३ जो वस्तु के किसी एक धर्म की विवक्षा या अपेक्षा से लोक- 
व्यवहार को साधता है, वह नय है । नय श्रुतज्ञान का भेद है 
और लिग से उत्पन्न होता है । 

७२४ अनेक धर्मो से युक्त वस्तु के किसी एक धर्म को ग्रहण करना 
नय का लक्षण है । क्योक्ति उस समय उसी धर्म की विवक्षा है, 
जप धर्मो की विवक्षा नही है । 


७२५ वे नय (विरोधी होने पर भी ) सापेक्ष हो तो सुनय कहलाते हूं 
और निरपेक्ष हो तो दुरनेय । सुनय से ही नियमपूर्वक समस्त 
व्यवहारो की सिद्धि होती है । 

७२६ (वास्तव में देखा जाय तो लोक मे-) जितने वचन-पन्थ हें, 

, उतने ही नय है, क्योकि सभी वचन वक्ता के किसी न किसी 
अभिप्राय या अर्थ को सूचित करते हे और ऐसे वचनो में वस्तु के 
किसी एक धर्म की ही मुख्यता होती है। अत जितने नय 
सावधारण ( हठग्राही ) हे, वे सव पर-समय हे, मिथ्या ह, 
और अवधारणरहित (सापेक्षसत्यग्राही ) तथा स्यात्‌ गब्द से 
युक्त समुदित सभी नय सम्यक्‌ होते है । 

७२७ नय-विधि के ज्ञाता को पर-समयरूप (एकान्त या आग्रहपूर्ण ) 
अनित्यत्व आदि के प्रतिपादक ऋजूसूत्र आदि नयो के अनुसार 
लोक में प्रचलित मतो का निवर्तन या परिहार नित्यादि का 
कथन करनेवाले द्रव्याथिक नय से करना चाहिए। तथा 
स्वसमयरूप जिन-सिद्धान्त में भी अज्ञान,या ठेप आदि दोपो से 
युक्त किसी व्यक्ति ने दोषबुद्धि से कोई निरपेक्ष पक्ष अपना 

लिया हो तो उसका भी निवर्तेत (निवारण) करना चाहिए । 


5 करेरे ४ त5 


७३०: 


७३१ 


७३२: 


समणसुत्त 


णिपयवयणिज्जसच्चा, सब्बनया परवियालणें मोहा । 

ते उण ण दिदुसमओ, विभयइ सच्चे व अलिए वा ॥७॥। 
निजकवचनीयसत्या , सर्वतया परविचारण मोघा । 
तानू पुन न दृष्ट्समयों, विभजति सत्यान्‌ वा अछीकान्‌ वा ।3)। 


. न समेन्ति न य समेया, सम्मत्त नेव वत्थुणो गमगा । 


वत्यूविधायाय नया, विरोहओ वेरिणो चेव ॥८॥॥ 
ने समयन्ति न व समेता , सम्यवत्व नैव वस्तुनों गमका । 
वस्तुविधाताय नबा, विरोधतों वेरिण इबर ॥८॥। 


सब्बे समयंति सम्म॑ं, चेगवसाओ नया विरुद्धा वि। 
मिच्च-ववहारिणो इंव, राओदासीण-वबसवत्तों ॥९१। 
सर्वे समयन्ति सम्यक्त्व, चेकेवणाद नया विदुद्धा अपि । 
भृत्यव्यवह्ारिण इव, राजोदासीन-वंशवरतिन ॥९॥॥ 


जमणेगध्म्मणों वत्युणो, तदंसे च सब्बपडिवत्ती । 
अं: हल गयावयवे तो, मिच्छाहिद्विंणो बीसु ॥१०॥। 
यदनकधमणोा वस्तुन-स्तदण च स्वग्रतिपत्ति । 
अन्धा इव गजावयवे, ततो मिथ्यादुष्टयो विप्वक्‌ ॥९०॥। 


जं उग समत्तपज्जाय - वत्थुगमय त्ति समुदिया तेंण॑ । 
सम्मत चकक्‍्खूसओ, सब्वगयावयवगहणें व्व ॥११॥॥ 
यत्युन समस्तपर्याय-वस्तुगमका इति समदितास्तेन । 
सम्पक्त्व चक्षष्मस्त, सर्वगजावबबग्रहण इवं ॥१५॥। 


७२८ 


७३० 


७३१ 


ज्रर 


स्यथाद्वाद २३५ 


सभी नय अपने-अपने वक्तव्य में सच्चे हं, किन्तु यदि दूसरे 
नयो के वक्तव्य का निराकरण करते हे तो मिथ्या है । अनेकान्त- 
दृष्टि का या गास्त्र का ज्ञाता उन नयो का ऐसा विभाजन नही 
करता कि <े सच्चे हे और वे झूठ हे । 


निरपेक्ष नयन तो सामुदायिकता को प्राप्त होते हे और न वे 
समुदायरूप कर देने पर सम्यक्‌ होते हे । क्योकि प्रत्येक नय 
मिथ्या होने से उनका समुदाय तो महामिथ्यारूप होगा । 
समुदायरूप होने से भी वे वस्तु के गमक नही होते, क्योकि 
पृथक्‌-पृथक्‌ अवस्था मे भी वे गसक नही है । इसका कारण यह 
है कि निरपेक्ष होने के कारण वेरी की भाँति परस्पर विरोधी है । 


जैसे नाना अभिप्रायवाले अनेक सेवक एक राजा, स्वामी या 
अधिकारी के वश में रहते हे, या आपस में लडने-झगडनेवाले 
व्यवहारी-जन किसी उदासीन (तटस्थ) व्यक्ति के वशवर्ती 
होकर मित्रता को प्राप्त हो जाते है, वैसे ही ये सभी परस्पर 
विरोधी नय स्याद्वाद की शरण में जाकर सम्यक्भाव को 
प्राप्त हो जाते हें । अर्थात्‌ स्यादृवाद की छत्रछाया में परस्पर 
विरोध का कारण सावधारणता दूर हों जाती है और ७ 
सव सापेक्षतापूवेक एकत्र हो जाते हे । 


जैसे हाथी के पूँछ, पेर, सूड आदि टटोलकर एक-एक अवयव को 
ही हाथी माननेवाले जन्मान्ध लोगो का अभिप्राय मिथ्या होता है, 
वेसे ही अनेक धर्मात्मक वस्तु के एक-एक अज को ग्रहण करके 
हमने पूरी वस्तु जाब ली है! ऐसी प्रतिपत्ति करनेवालो का 
उस वस्तुविपयक ज्ञान मिथ्या होता है । 


तथा जैसे हाथी के समस्त अवयवों के समुदाय का हाथों जानन- 
वाले चक्षष्मान्‌ (दृष्टिसम्पन्न) का ज्ञान सम्यक्‌ हांता हूं, वेस 
ही समस्त नयों के समुदाय द्वारा वस्तु की समस्त पर्यायों को 
था उसके धर्मों को जाननेवाले का ज्ञान सम्यक्‌ हांता हू । 


रे 


७8३२३*« 


७३४: 


७३५- 


छ३६- 


७३७. 


७३८- 


७३९: 


समणसुत्त 


प्ण्णवणिज्जा भावा, अणतभागों तु अणभिलप्पाण । 
पण्णवणिज्जाणं पुण, अण॑तभ्ागो सुदणिबद्धों ॥१२॥। 
प्रजापनीया भावा , अनन्तभाग तु अनभिलाप्यानाम । 
प्रशापनीयाना पुन, अनन्तभाग श्रुतनिवद्ध ॥१२॥ 
सयय॑ सय पससता, गरह॒ता पर वय 

जे उ तत्थ विउस्सति, ससार॑ ते विउस्सिया ॥१३॥। 
स्वक स्वक प्रशसन्‍्त, गहँयन्‍त, पर बच । 

ये तु तन्र विद्वस्थन्ते, ससार ते व्युच्छिता ॥१३॥ 
णाणाजीवा णाणाकम्मं, णाणाविह हवे हरद्धी । 
तम्हा वयणविवदाद, सगपरससर्ण"ह वज्जिज्जा ॥१४॥ 
नानाजीवा नानाकम्म, नानाविधा भवेल्लब्धि 
तस्माद्‌_ वचनविवाद, . स्वपरसमयग्व्जयेत ॥॥१४।। 
भहू मिच्छादंसग-सम्‌ हमइयस्स अमयसारस्स । 
जिणवयणस्स भगवओ, सबिग्गसुहाहिगम्मस्स ॥१५॥। 
भद्र भिथ्यादर्गनसमूहमयस्य अमृतसारस्य । 
जिनवचनस्थ भगवत सबिम्तसुखाधिगम्यस्य ॥॥१५॥। 


४२. लिक्षेपस्तत्र 
जुत्तीसुजुत्तमगगें, ज चउभ्नेएण होइ खलुं ठवण। 
कज्ज सदि णासादिसु, त॑ं णिक्खेव॑ हुवे समए ॥॥१॥ 
यू क्तिसुयुक्तमार्ग, यत्‌ चतुर्भेदेन भवति खल स्थापनम्‌ । 
काय सति नामादिषु, स निक्षेपों भवेत्‌ समये ॥१॥। 
दव्व विविहसहावं, जेंण सहाबेण होइ त शेय॑ । 
तस्स निमित्त कीरइ, एक्कू पि य दब्ब चउभेय॑ ॥२॥। 
द्रव्य विविधस्वभाव, येन स्वभावेतर भवति तद्ध्येयम्‌ । 
तस्य निमित्त क्रियते, एकमपि च द्रव्य चतुर्भेदम्‌ ।॥॥२॥! 
णाम ट्ववणा दव्व, भाव तह 'जाण होइ णिव्खेवं । 
दव्वे सण्णा णास, दुविहं पि य तं पि विक्‍्खाय॑ ॥१३१ 
नाम स्थापना द्रव्य, भाव तथा जानीहि भन्नति निक्षेप । 
द्रव्य सजा नाम, द्विविधमपि च तदपि विख्यातम्‌। ३॥। 


छ३२ 


श 


स्थाद्वाद 8 


ससार में ऐसे वहुत-से पदार्थ हें जो अनभिलाप्य हें । शब्दों 
हारा उनका वर्णन नही किया जा सकता । ऐसे पदार्थों का 
अनन्तवां भाग ही प्रजापनीय (कहने योग्य) होता है। इन प्रज्ञा- 
पनीय पदार्थों का भी अनन्तवाँ भाग ही ज्ञास्त्रो मे निवद्ध है । 
[ ऐसी स्थिति में केसे कहा जा सकता है कि अमुक ञास्त्र 
में लिखी वात या अमुक ज्ञानी की वात ही निरपेक्ष सत्य है । ] 
इसलिए जो पुरुष केवल अपने मत की प्रणसा करते ह तथा दूसरे 
के वचनो की निन्‍्दा करते है और इस तरह अपना पाडित्य- 
प्रदर्धन करते है, ' संसार मे मजबूती से जकडे हुए हे--दूृढ- 
नप में आवद्ध हैं । 

इस ससार मे नाना प्रकार के जीव हे, नाना प्रकार के कर्म हे, 
नाना प्रकार की लब्ध्रियों हे, इसलिए कोई स्वधर्मी हो या पर- 
धर्मी, किसीके भी साथ वचन-विवाद करना उचित नही । 
मिथ्यादर्णनों के समूहरूप, अमृतरस-प्रदायी और अनायास ही 
मुमुक्षुओं की समझ मे आनेवाले वन्दनीय जिनवचन का कल्याण 


हो। 


४२. निक्षेयसूत्र 


युक्तिपूर्वक, उपयुक्तमार्ग में प्रयोजनवण नाम, स्थापना, ब्रव्य 
और भाव मे पदार्थ की स्थापना को आमम मे निक्षेप कहा गया है। 
द्रव्य विविध स्वभाववाला है । उनमे से जिस स्वभाव के द्वारा 
वह ध्येय या जेय ( ध्यान या जान ) का विपय होता है उस 
स्वभाव के निमित्त एक ही द्रव्य के ये चार भेद किये गये है । 
और (इसीलिए) निश्षेप चार श्रकार का माना गया है--नाम, 
स्थापना, द्रव्य और भाव । द्रव्य की सजा को नाम कहते है । 
उसके भी दो भेद प्रसिद्ध हे । 


२३८ 


9४०. 


७४१-७४२: 


समणपतुत्तं 


साथार इधर ठवणा, कित्तिम इयरा दु चिव्रजा पढमा । 

इयरा इयरा भणिया, ठवणा अरिहो थ णायव्बी )॥४॥। 
साकारेवरा स्थातता, कृत्रिमेवरा हि विम्वजा प्रथमा । 
इतरा इसरा भणिता, स्थापनाएहेब्च ज्ञातव्य ॥४॥॥ 


दब्वं खू होइ दुविहं, आगस-णोआगर्ंण जह भणिय । 
अरहंत-सत्यथ-जाणो, अणजूत्तो. दब्ब-्भरिहतों ॥५॥। 
णोआगम पि तिबिहं, देहूं णाणिस्स भाविकस्मं च । 
णाणिप्रीरं तिविह, चुद चत्त चाबिदं चेति ॥६॥ 
द्रव्य खलू भव॑ति द्विविध, आगमनोआगमा भ्याम्‌ यथा भणितम्‌ । 
अहँत्‌ आस्त्रज्ञायक -अनूवयुक्तो द्रव्याहेन्‌ ॥५॥। 
नोआगम अपि त्रिविध , ढेहो ज्ञानिनों भाविकर्म च । 
ज्ञानिशरीर त्रिविध, च्युत त्यकत च्यावितम्‌ च इति ॥॥६॥। 


आगम-णोआगमदो, तहेव भावो वि होदि दच्वं वा । 
अरहंतसत्थजाणो, आगमभावों दु अरहंतो ॥७॥। 
तग्गुणए य परिणदों, णोआगमभाव होइ अरहंतो । 
तग्गूणएई झादा, केवलणाणी हु परिणदों भणिओ ॥८॥। 


३४० 


७४१-७४२ 


स्यादवाद २३६ 


जहाँ एक वस्तु का किसी अन्य वस्तु मे आरोप किया जाता है 
वहाँ स्थापना निक्षेप होता है । यह दो प्रकार का है--साकार 
और निराकार। क्रृत्रिम और अक्नृत्रिम अहंन्त की प्रतिभा 
साकार स्थापना है तथा किसी अन्य पदार्थ में अहंन्त की स्थापना 
करना निराकार स्थापना है | 


जब वस्तु की वतंमान अवस्था का उललघन कर उसका भूत- 
कालीन या भावी स्वरूपानुसार व्यवहार किया जाता है, तव 
उसे द्वव्यनिक्षेप कहते हे । उसके दो भेद हे--आगम और 
नोआगम । अहंन्तकथित शास्त्र का जानकार जिस समय उस 
शास्त्र में अपना उपयोग नहीं लगाता उस समय वह आगम 
द्रव्यनिक्षेप से अहेन्त है। नोआगम द्रव्यनिक्षेप के तीन भेद हे-- 
ज्ञायकशरी र, भावी और कर्म । जहाँ वस्तु के ज्ञाता के शरीर को 
उस वस्तुरूप माना जाय वहाँ ज्ञायक घरीर नोआगम द्रव्यनिक्षेप 
है । जेसे राजनीतिज्ञ के मृत शरीर को देखकर कहना कि राज- 
नीति मर गयी । ज्ञायकणरीर भी भूत, वतेमान और भविष्य 
की अपेक्षा तीन प्रकार का तथा भूतनायक शरीर च्युत, त्यक्त 
और च्यावित रूप से पुन तीन प्रकार का होता है । वस्तु को 
जो स्वरूप भविष्य मे प्राप्त होगा उसे वर्तमान में ही वैसा मानना 
भावी नोआगमम द्रव्यनिक्षेप है । जेसे युवराज को राजा मानना 
तथा किसी व्यक्ति का कर्म जैसा हो अथवा वस्तु के विपय में 
लौकिक मान्यता जेसी हो गयी हो उसके अनुसार ग्रहण करना 
कर्म या तद्व्यतिरिक्त नोआगम द्व्यनिक्षेप है । जसे जिप्त 
व्यक्ति में दर्शनविशुद्धि, विनय आदि तीर्थंकर नामकर्म का 
वन्ध करानेवाले लक्षण दिखायी दे उसे तीर्थकर ही कहना 
अथवा पूर्णकलश, दर्पण आदि पदार्थों को छोक-मान्यतानुसार 
मागलिक कहना । हु का 


२४० 


७४५. 


७४६. 


'७४७-७४८. 


छडर 


समणसुत्त 


आगमनोआगमतस्तथव भावोडपि भवत्ति द्रव्यमिव । 
अहँत्‌ श्ञास्त्रज्ञाकय,, आगमभावों हि. अहेँनू ॥७॥ 
तद्गूणगश्च परिणतों, नोआगमभावों भत्रति अहेंनू । 
तद्गुणरध्याता, केवलजञानी हि. परिणतो भणित ॥८॥| 


४३. समापन 


एवं से उदाहु अणुत्तरनाणी, अणुत्तरदंसी अणुत्तरणाणदंसणधरे 
अरहा नायपुत्ते भगवं, चेसालिए वियाहिए त्ति बेमि ॥१॥। 

एवं स उदाहुतवान्‌-अनुत्त रजा-त्यनुत्त रदर्शी अनुत्तरज्ञानदशनध' 
अहंन्‌ ज्ञातपुत्रो भगवान्‌ , बेशालिको व्याख्यातवानिति ब्रवीमि 


णहि णूण पुरा अणुस्तुयं, अदुबा त॑ तह णो समुद्ठियं । 
मुणिणा सामाइ आहियं, नाएणं जगसव्वदंसिणा ॥२॥। 
नहि नून पुराज्तृश्रृतम-यवा तत्तथा नो समृत्यितम्‌ । 
मुनिना प्वामायिकाद्याख्यात, ज्ञातेन जगत्सवेदशिना ।॥२॥। 


अत्ताण जो जाणइ जो य लोगं, जो आर्गात जाणइ णार्गाति च । 
जो सासयं जाण असासयंच, जाति रण च चयणोववा्त ॥॥३।. 
अहो वि सत्ताण वि ठहुणं च, जो आसव॑ जाणति संबरं च । 

दुक्ख च जो जाणइ णिज्जरं च, सो भासिउमरिह॒ति किरियवादं ॥॥ 
आत्मान य जानाति यबह्च लोक य आगति नागति च । 

य गाव्वत् जानाति अग्ाग्वत च जाति मरण च च्यवनोपपातम। 
अध अपि सत्त्वानाम्‌ अपि ऊध्वे य आस्रव जानाति सवर च । 
दुखचय जानाति निरजेरा च स भापितुम्‌ अहेति क्रियावादान्‌ ।। 


लद्ध अलड्डपुच्च, जिणवयण-सुभासिद अमिदभूदं । 
गहिदो सुग्गइसग्गो, णाहु मरणस्स बीहेसि ॥५॥। 
लब्धमलब्धपूवे, जिनवचन-सुभापित अमृतभूतम्‌ । 
गृहीव सुगतिसार्गोी, नाहु मरणाद्‌ विशेमि ॥५॥| 


छ 


७४३-७४४ 


७४५ 


७४६ 


3४७-७४८ 


छ४९ 


१६ 


स्थाद्वाद २४१ 


तत्कालवर्ती पर्याय के अनुसार ही वस्तु को सम्बोधित करना या 
मानना भावनिक्षेप है । इसके भी दो भेद हु--आगम भाव- 
निक्षेप और नोआगम भावनिक्षेप । जैसे अहंन्त-शास्त्र का 
जञायक जिस समय उस ज्ञान से अपना उपयोग लगा रहा है 
उसी समय जहंन्त है, यह आगमभावनिक्षेप है । जिस समय 
उसमे अहंन्त के समस्त गुण प्रकट हो गये हें उस समय उसे 
अहेन्त कहना तथा उन गुणो से युक्त होकर ध्यान करनेवाले को 
केवलज्ञानी कहना नोआगमभावनिक्षेप है । 


४३४३. समापन 


इस प्रकार यह हितोपदेश अनुत्तरज्ञानी, अनुत्तरदर्णी तथा 
अनुत्तरज्ञानदर्णन के धारी ज्ञातपुत्र भगवान्‌ महावीर ने विशाला 
नगरी में दिया था । 


सर्वेदर्शी ज्ञातपुत्र भगवान्‌ महावीर ने सामायिक आदि का 
उपदेश दिया था, किन्तु जीव ने उसे सुना नही अथवा सुनकर 
उसका सम्यक्‌ आचरण नही किया । 


जो आत्मा को जानता है, लोक को जानता है, आगति और 
अनागति को जानता है, शाज्वत-अगाजआ्वत, जन्म-मरण, चयन 
और उपपाद को जानता है, आख्रव और सवर को जानता है 
दुख और निजरा को जानता है वही क्रियावाद का अर्थात्‌ 
सम्यक्‌ आचार-विचार का कथन कर सकता है । 


जो मझे पहले कभी प्राप्त नही हुआ, वह अमृतमय नुभापित 
जिनवचन आज मझे उपलब्ध हुआ है ओर तदनुसार सुनति का 
भार्ग मेने स्वीकार किया है । अत अब मून्त मरण का का» 


भय नही है। 


9०५०. 


ज्पुर 


५२ 


७५३१ 


पड 


५ ण्‌ * प्‌ हर 


७०६ 


४४. वीरस्तवन 
णाण सरण मे, दसर्ण च सरणं च चरिय सरणं च । 
तव सजस च सरणं, भगव॑ सरणो महावीरो ॥१॥। 
ज्ञात शरण मम, दर्गव च शरण च चारित्र णरण च । 
तय सयमश्च शरण, भगवान्‌ शरणों महावीर ॥॥१॥। 
से सब्बदसी अभिभूयणाणी, णिरासगंधे धिइर्स ठियप्पा । 
अगुत्तरे सव्वजगसि विज्जं, गंथा अतोते अभए अणाऊ ॥२॥। 
स सर्वेदर्गों अभिभूयज्ञानी, निरामगच्धो धृतिमान्‌ स्थितात्मा । 
अवुत्तर स्वेजगति विद्वान, ग्रन्थादतीत अभषोथ्नायु ॥२॥। 
से भूइपग्णे अगिएयचारी, ओहंतलरे धीरे अणंतचवख्‌ । 
अगुत्तरे तवति सूरिए व, बइरोयणिदेव तमं पगासे ॥॥३॥। 
स भूतिप्रजोडनिकेतचारी, ओघन्तरों धीरोश्नन्तचक्ष्‌ ! 
अनुत्तर तयति सूय इव, वरोचनेन्द्र इव तम प्रकाशयति ।३।॥। 
ह॒त्यीसु एरावणमाहु णाए, सीहो सिगाणं सलिलाण गंगा । 
पक्खीसु वा गरुले वेगुदेवो, निव्वाणवादीणिह नायपुत्ते ॥॥४॥॥ 
हस्तिष्व रावणमाहु ज्ञात, सिहो मृगाणा सलिलाना गड्जा । 
पक्षिपु वा गरुडो वेबतेय निर्वाणवादितामिह ज्ञातपुत्र ॥॥४॥ 
दाणाण संड्ठ अन्षयप्पयाणं, सच्चेसु वा अणवज्ज वयंति । 
तवेसु वा उत्तम बंभचेरं, लोगृत्तमे समणे नायपुत्ते ॥५॥ 
दानाना श्रष्ठम्भ््नश्नराद, सत्येषु वा अनवद्य वदन्ति । 
तपस्यु वा उत्तम ब्रह्म चये , लोकोत्तम श्रमणो ज्ञात्पुत्र ॥५॥। 
जयइ जगजोीवजोणी-वियाणओ जगगुरू जगाणंदो । 
जागणाहो जाजंयू, जयइ जगप्पियामहों भयवं ॥६॥ 
जपति जगज्जीवयोनि - विज्ञायको जगद्ग्रुज॑गदानन्द 
जगन्नाथो जगवृतनच्धुजयति जगन्पितामहों भगवान्‌ (६।। 
जयइ सुप्रा्ण प्मवो, तित्थयराणं अपच्छिमो जयह । 
जयई गृह छोगाण, जयइ मह्पा महावोरो ॥७॥ 
जयति श्रूताना प्रभव , तीर्थ कराण।मपश्चिमो जयति । 
जयति गुरुलेंकाना, जयति महात्मा महावीर ॥॥७।। 


-२४२- 


ज्जुछ 


3०५१ 


कि 
सा 


(छ 
एः 
श्प 


छ्ण्द 


५ ण्‌ | 


9०६ 


वीरस्तवन 
ज्ञान मेरा गरण है, दर्गन मेरा शरण है, चारित्र मेरा शरण है, 
तप और सयम मेरा गरण है तथा भगवान्‌ महावीर मेरे शरण है । 
वे भगगन्‌ महावीर सर्वदर्णी, केवलज्ञानी, मूल और उत्तर- 
गुणों सहित विशुद्ध चारित्र का पालन करनेवाले, धेयेवान्‌ और 
ग्रन्थातीत अर्थात्‌ अपरिग्रही थे । अभय थे और आयुकरम से 
रहित थे। 


वे वीरप्रभु अनन्तजानी, अनियताचारी थे। ससार-सागर को 
पार करनेवाले थे । धीर और अनस्तदर्जी थे । सूर्य की भाँति 
अतिशय तेजस्वी थे । जैसे जाज्वल्यमान अग्नि अन्धकार को 
नष्ट कर प्रकाश फैलाती है, वैसे ही उन्होने भी अज्ञानाधकार 
का निवारण करके पदार्थों के सत्यस्वरूप की प्रकाशित किया था। 


जैसे हाथियों मे ऐरावत, मृगो में सिह, नदियों में गगा, पक्षियों मे 
वेगदेव (गरुड) श्रेष्ठ है, उसी तरह निर्वाणवादियो में 
ज्ञातपुत्र (महावीर) श्रेष्ठ थे । 

जैसे दानो में अभयदान श्रेष्ठ है, सत्यवचनो मे अनवद्य वचन 
( पर-पीडाजनक नहीं ) श्रेष्ठ है। जैसे सभी सत्यतपो मे 
वह्माचये उत्तम है, वेंसे ही ज्ञातउुत्र श्रमण लोक में उत्तम थे । 
जगत के जीवो की योनि अर्थात्‌ उत्पत्तिस्थान को जाननेवाले, 
जगत के गरु, जगत्‌ के आनन्ददाता, जगत्‌ के नाथ, जगत्‌ के 
वन्ध, जगत्‌ के पितामह भगवान्‌ जयदन्त हो । 

द्वादशागरूप श्रुतज्ञान के उत्पत्तिस्थान जयवन्त हो, तीर्थकरो मं 
अन्तिम जयवन्त हो । छोकों के गुरु जयवन्त हो | महात्मा 
महावीर जयवन्त हो। ् 


परिशिष्द॒ प्‌ 


ञ 
अइधूलयूल थूल 
अइभूमि न गच्छेज्जा 
अइसयमादसमुत्य 
अतादिमज्ञहीण 
अक्खस्स पोग्गलकया 
अवक्खाणि वहिरणप्पा 
अगणिञ' जो मुक्खसुह 
अज्जीवो पुण णेग्नो 
अज्ञवसिएण बधो 
अट्वविह सीदीभूदा 
अट्टविह णिट्टियकज्जा 
अट्ठेण त न वधइ 
अणथोव वणथोव 
अणरुणमूणोयरिया 
अणाभोगकिद कम्म 
अणिस्सि्रो इह लोए 
अणुखधवियप्पेण दु 
' अगुगुरुदेहपमाणों 
अणुसोग्नइ अ्रश्नजण 
अग्णाणघोरतिमिरे 
अण्णाणादो णाणी 
अत्ता चेव श्रहिसा 
अत्ताण जो जाणइ 


गाथानुक़्मणिका 


गायाक 


६४१ 


१० 
१६४ 
१३५७ 
9७४७ 


अत्वगयम्मि आ्राइच्चे 
अत्याओं अत्यतर 
श्रत्यि त्ति णत्यि उहय 
श्रत्यित्ति णत्यि दो वि 
अत्थिसहाव दव्व 
अद्धाणतेगसावद 
अद्घृवमसरणमेगत्त 
अधुवे अ्रसासयम्मि 
अन्न इम सरीर श्मन्नोहछह 
अन्न इम सरीर जीवु त्ति 
अन्नाईण सुद्धाण 
अन्नोन्न पविसता 
अन्नोन्नाणुगयाण 
अपदेसो परमाणू 
अप्पडिकुट्ठ उवधि 
अप्पणद्वा परद्ठा वा 
अप्पपससणकरण 
अप्पसत्येहि दारेहि 
अप्पा अप्पम्मि रो 
अप्पा कत्ता विकत्ता य 
अप्पा चेव दमेयव्वो 
अप्पा जाणइ अप्पा 
अप्पाणमयाणतो 
अप्पाणमेव जुज्ञाहि 


- र४५ - 


गायथाक 


शेपर 
घ्छप 
७२० 
७१७ 
७१८ 
डए७४ड 
प्०६ 
६.24 
४१६ 
७६ 
३३० 
६३० 
घ्छर्‌ 
६४२ 
३७७ 
३६६ 
50०0 
३० 
२१७ 
१२३ 
१२७ 
१२१ 
२५१ 
१२६ 


२४६ 


अप्पा नई वेयरणी 
अब्भतरसोधीए 
अब्भुट्रुण श्रजलिकरण 
अभय पत्विवा तुन्ध 
अरसमरझूवमगध 
श्ररहतमासिभत्व 
ग्ररहता मगल 
ग्रहता लोगुत्तमा 
अ्ररहते सरण पव्वज्जामि 
अरिहता, असरीरा 
अवरोप्परमविरोहे 
अवरोप्परसावेक्ख 
अवहीयदि त्ति ओही 
अधि झाइ से महावीरे 
अव्वाबाहमणिदिय 
असहायणाणदसण 
असुहादों विणिवित्ती 
हू अद्ठृहि ठा्णेहिं 
अह पर्चाह ठार्णेहि 
अहमिक्को णिम्ममओं 
अहमिक्कोी दसणणाण 
हवा सिद्धे सह 
अहिसा सच्च च अतेणग 
अहो निच्च तवोकम्म 
श्रहों वि सत्ताण वि 


आ 
आगमणोग्रागमर्दा 
ग्रागासकालजीवा 
आगासाालपृस्गत 
अदा भाणप्माण 
ग्रादाणे भिक्‍्चेव 


समणसुत्त है 
गाथाक 
१२१२ आया हु मह,नाणे 
२८१ आराहणाए॥कज्जे 
४६६ आरूहवि अतरप्पा 
१५६ आलोचर्णाणदणगरहण 
१८५ आलोयण पडिकमण 
१९ आवास जइ इच्छसि 
३ आवासएण हीणों 
४ आखवदारेंहि सया 
५ आसासो वीसासो 
२ प्राहष्च सवण लद्धु 
७०४. आहच्च हिंसा समितस्स 
७१४ आहाकस्मप्रिणशओं 
इु८१.._ अहि।रदेहसक्कार 
४६६ आहारमिच्छेमियमे 
४४ आहारासणणिद्दाजय 
द्र्रे 
५६३ आहारे व विहरे 
२६३ आहारोसहसत्थाभय मं 
२... शमी मिमित 
पएर हि 
+0१ इक्क पडिय. छिंदइ 
१६१ उक्क पडिय. पडिवज्जड 
१? उत्तरियपरिग्गहिया 
१० 
इत्यी जूब मज्ज 
ठ 344 इन्दियत्ये ० 
इन्दियत्थे विवज्जित्ता 
रेशरे उम्च मे अत्थि 
छ्द्द 
इय सामण्ण साधू वि 
इरियाभासेसणा55दाणे 
७४३... दें उवसतकसाओं 
डइह परलोगासस-प्पपओोग 
हल), परलोग री | 
०] हि ट्य 
_ ईहा अपोह वीम॑सा 
द््च कि 
हि] 
१६६  उग्गम उप्पादणएसणेहि 


गायथाँक 


२१० 
शुफरे 
१८१ 
४३१ 
४६० 
४१६ 
४२० 
६० 
२७ 
१७ 
उप६ 
४०६ 
३२२६ 


२६१ 
श्प८ 


इ७प८ 
२२३१ 


६७९ 
प्छ० 
२७१ 
३१४ 
३०३ 
3६७ 
१६० 
प्र्पड 
£१-..६ 
३३ 


प८प६ई 


उच्चालियम्मि पाए 
उद्डमहे तिरिय पि य 
उत्तमबममह॒वज्जव 
उत्तमगुणाण धाम 
उदय जह मच्छाण 
उप्पज्जति वियति य 
उप्पादद्विदिभगा 
उवश्नोगलक्खण 
उवभोगर्िदियेहिं 
उवसत ख॑णमोहो 
उवसमणो अक्खाण 
-उवसमेण हणे कोह 
उवस/म पुव॒णीता 
उसहमजिय च वदे 
उसहादिजिणवराण 
उहय उहयणएण 


प्‌ 
एए य सगे समइक्कमित्ता 
एकणिरुद्धे इयरो 
एकम्मि हीलियम्मि 
एगश्नो विरइ कुज्जा 
एगतमणावाए 
एगते श्रच्चित्तें टूरे 
एगत्तेण परोक्‍्ख 
एगप्पा अजिए सत्तू 
एगो मूल पि हारित्ता 
एगो में सासओरो अप्पा 
एदम्हि रदो णिच्च 
एदाओरो अ्रट्टपवयण 
एदे मोहयभावा 
एदे सब्वे भावा 


गाथानुक्रमणिका 


गाधथाक 


३६१ 
३१६ 

घोड 
१७७ 
घ्३्२ 


छिद्दड 
शहर 
श्र८ 
प्र्द्८ 
ड४६्‌ 
१३६ 
१३२ 

१३ 
४२६ 
७१६ 


११४ 
७२१ 
डद्८ 
१२६ 
४५१ 
४११ 
च्ष्६ 
१२४ 
१२० 
५१६ 
२५६ 
रेप 
#रर 
है 


एमेए समणा मुत्ता 
एय खु णाणिणो सार 
एयम्मि गुणद्वाणे 
एयाओ पचसमिईओ 
एय।ति पवयणमाया 
एरिसभेदव्भासे 

एवं जह सदृत्यो 

एवं तु सजयस्सावि 
एवं ववहारणओ 
एवं ससकप्पविकप्पणासु 
एवं से उदाहु 
एवमणुद्धियदोसो 
एसो पचणमोयारों 


नि 


झआ 
ओगा।ढ्गादणिचिदों 

कक 
कदप्प कुक्कुइय 
कज्ज णाणदीय 
कम्म चिणति सवसा 
कम्म पुण्ण पाव 
कृम्मत्तणपाञओग्गा 
कम्मत्तणेण एक्‍्क 
कम्ममलविप्पमुक्को 
कम्ममसुह कुसील 
कम्मरयजलोहविणिग्गयस्स 
कम्मवसा खलु जीवा 
कम्माण णिज्जरट्ठ 
कम्मासवदाराइ 
कसाए पयणए किच्चा 
कामाणुगिद्धिप्पमव 
कायस। वयसा मत्ते 
कि काहदि वणउ'क्तो 


र४७ 


गाथाक 
थण्प 
१४७ 
फ््फ्द 
डप६ 
४१६ 
4१७ 
७१२ 
६१० 
३७ 


85 224 


ध्ट 
१ 


न्श्ण 


श्थ्८ 


कि किचणत्ति तक्‍क 
कि पुण गुणसहिंदाओ 
कि बहुणा भणिएण 
किण्हा णील। काऊ तिण्णि 
किण्हा णीला काऊ तेऊ 
कुथु च जिणर्वारिंद 
कुलजोणिजीवमग्गण 
कुलरूवजादिबुद्धिसु 
केवलणाणदिवायर 
केवलमेग सुद्ध 
को णाम भणिज्ज वुहो 
कोसुभों जिह राझ्ो 
कोहादिसगव्भावक्खय 
कोहेण जो ण ठप्पदि 
कोहो पीड पणासेद 


ख्र 
खणमेत्तसोक्खा 
खमामि सब्वजीवाण 
खयबरामरमणुश्र 
खाईपूयालाह 
खित्ताइहिरण्णाई 
खीरदहिसप्पिमाई 
खुह पिवास दुस्सेज्ज 
खेत्तस्स वई णयरमस्स 


ग 
गधच्चाओं इंदिय 
गदिमधिगदस्स देहो 
गरहियिनियदुच्चरिओ 
गामे वा णपरे वा 
गारवेसु कसाएसु.. । 

“आणमासपग्रों दच्ब 


है 


समणसुत्त 
गाथाक 
३७६. गुणेहि साहू भ्रगुणेहिं 
११६. गेहणड़ वत्थुसहाव 
२२६ गोयरपमाणदायग 
शरे४ घ 
४२३ घणघाइकम्ममहणा 
१४ यथ 
३६७ रे 
८८... "इऊंण महामोह 
चठगइभवसभमण 
५६२५. पंउगइभवस 
ट चउरग दुल्लह मत्ता 
द्फ जे ह 
चडो ण मुचइ वेर 
१६० 
चदेहि णिम्मलयरा 
५५६ 
205 चक्किकुरुफणिसुरेंदेसु 
८५... पवखुसा पडिलेहित्ता 
१३५. उत्तपुत्तकलत्तस्स 
चत्ता पवारभ 
चरे पयाइ परिसकमाणों 
४६. च्ागी भदो चोक्‍्खो 
८६ चारित्त खलु धम्मो 
२०४ चालिज्जइ वीभेइ य 
२३५ चितियमरचितिय वा 
३१६ चित्तमतम अप्प 
४५०. चित्तमतम परिंगिज्ञ 
२५१ चेयणरहियममुत्त 
है.$ 
१५ तु 
छट्ठुदुमदस मदुवालसेहिं 
१४६ ञ्ञ 
५३ जड़ किंचि पमाएण 
४६० जउकुभे जोइउवगूढे 
३७० ज अन्नाणी कम्म 
३४८ ज इच्छसि अप्पणतो 
६६१ ज किचि मे दुच्चरित्त 


गायाक 
३४२ 
द्र्पप्‌ 
४४ & 


प्र्ण्ण 
१८५२ 
२०७ 


श्रे६ 


प्र 
कर 


धवर 
४१० 
१०८ 
र्फरे 
र७र 
श४रे 
२७४ 
५०२ 
दुपर 
३७१ 
१४१ 
६३५ 


४४७ 


पे 
११३ 
घ्१२ 

र्४ 


डइप८ 


कीरइ परिरकक्‍्खा 
कुणड भावनल्ल 

से दिखावेर्मण 
जेपरेछ बम्म 

ज॑ समय जीवो 
जाणिझण जोई 
णाणीण वियप्प 

ज धिरमज्ञवसाण 

ज पुण समनत्तपज्जाय 
जमोणग त सम्म 

ज॑ सगहेण गहिय 

जत्य छसायणिरोहों 
जत्वेव पासे वाइ दुष्पउत्त 
जदि सक्कदि कादु जे 
जमगेगधम्मयणो वत्युणों 
जम्म मरणेण सम 
जम्म दुक्‍्ख जरा दुकख 
जमललीगा जीवा 
जम्हा ण णएण विणा 
जय चरे जय चिट्ठे 
जयइ जगजीवजोगी 
जयड सुयाण पत्रवो 
जब॒णा उ धम्मजणणी 
जय वीयराय जय गुरु ! 


2 । 


53 4 4 4 


5 3 


जरा जाव न पीलेड 
जरामरणवेगेण 

जस्स गुरुम्मि न भत्ती 
जस्स ना जोगपरिकम्मो 
जस्स ना सबव्वदन्वेसु 
जह कटएण विद्धो 

जह कच्छुललो कच्छू 
जह गुत्तस्सिरियाई 


गाथानुक्रमणिका 


गायाक 
श्द्ेन 
प्र्ज्८ 
३१९८ 
७१३ 
श्छ 
२६६ 
६६० 
४८४५ 
छ्रर 
श्री 
७०४ 
४३६ 
र४० 
४२३ 
७३१ 
7०७ 
प० 
१३ 
5६६१ 
३६५ 
७०० 
७५४६ 
३६४ 


र्र 


र्६० 
श्र्० 

र्६ 
४८७ 
र््€ 
४६३ 


जह चिरसचियमिधणम 
जह जह सुयमोगाहइ 
जह णवि सक्‍कमणज्जो 
जह ते न पिश्र दुक्ख 
जह दीवा दीवसय 
जह पउमरायर्यण 
जह वालो जपन्‍्तो 
जह रायकुलपसूओो 
जह व णिरुद्ध असुह 
जह सलिलेण ण लिप्पड 
जह सीलरक्खयाण 
जह हृवदि घम्मदव्व 
जहा कुम्मे सप्मगाई 
जहा जहा अप्पतरो 
जहा दुमस्स पुप्फेसु 
जहा पोम्म जले जाय 
जहा महातलायस्स 
जहा य अडप्पभवा 
जह। य तिण्णि वणिया 
जहा लाहो तहा लोहो 
जागरह नरा ! निच्च 
जागरिया धर्म्मःण 
ज। जा वच्चई रयणी 
जाणइ कज्जाकज्ज 
जाणिज्जइ चिन्तिज्जइ 
जायदि जीवस्सेव 
जावत5विज्जापुरिसा 
जावति लोए पाणा 
जावतो वयणपघा 
जिणवयणमोसहमिण 
जिणवयणे अगुरत्ता 
जीववहो अप्पवहो 


र्‌४८६ 


गाथाक 
प्र०्ढं 
र्४७ 
उप८ 
१२० 
१७६ 
६४७ 
४दर 
श्परे 
श्पड़ 
र्र७ 
११३ 
इ्रे४ 
१३७ 
६०४ 
४०७ 
१०६ 
5६5०६ 
६€& 
११६ 
&६७ 
१६८ 
१६२ 
११८ 
श्र 


१०१ 


२५० 


जीया चेत्र अजीवा य 
जीवाइजीबा य बन्धो य॑ 
जीवाण पृरालाण 
जीवारी सहहण 

जोव। पुरगवंताया 
जीवा ससारत्या 

जीवा 7पति नित्रिहा 
जीयो भ्ययों अत्यव्यावण 
जीवयो वभ जीवम्मि 
जुत्ी युजुलमग्गे 

जे अप्यत्थ जाणए 
ददियाण वियया 

ग जाणट 

मे: उबसग्गा 
ण सन्‍्च पिश्रुज्मेज्ज 
पण रागा पिग्ण्जेज्ज 
जेण थिश्ा लागस्स दि 
जेग पिरागों जायए 

न 


सब वर आे आऔेा मर 


स्पा 


पयएमसपाणा 

ममासयगतवि जाति 
न ब्ज्न मा 

4 [दा 
23080 (2 जी चुजझ ल्‍ 
शूट दे जादयरणआा 
अपर कैौऋयघय+३४, “५४ नि 
अप कफ रादाएझ आए 
हा छू /इएराए 7 
+« दर्द +जा५ 
# »>»।| %$% | ४ 
कक 3 4०५ 5.४ 
हब हि ई/हा आय, 
ला 

ट शत अल 
कं 324 कतक+- कि 
६ ्र्‌ंप कप 


बा मऊ #ए अब कल 
रू क्र 


क्र ३ हे $/- 


समणसुत्त 


गाधथांक 


जो जाणिऊण देह 
जो जेण पगारेण 
जो ण करेदि जुगुप्प 
जो ण परमाणण्येहिं 
जो तसवहाउविरदों 
जो दु ण करेंदि कख 
जो धम्मिएसु भत्तो 
जो परदव्वम्मि सृह 
जो पस्सदि अबवद्धपुट्ठ 
जो पस्सदि समभावे 
जो मुणिभृत्तविसेस 
जो वट्टण ण मण्णड 
जो समो सब्बभूदेसु 
जो सब्वसगमुवकों 
जो सहस्स सहस्साण 
जो सिय भेदुवयार 
जो हवड असम्मूढो 
झ 
साणदिओों हु जोड़ 
गाणणिलीणों साहू 
साणोबस्मे5वि मणी 
झायर पच वि गृरये 
[ठ 
टठाणा यीरासणारस्या 
ण 
दरायानवेण 
श्टागिस उमाशों 
प्रया थे गया या दि 
पव5ठश्माशप्ररनय, 
ए काया अभी घोपषोी 


कीच >मत और 
४| प२* ८ “४ 


गार्थाक 


४१० 


5 लक नल 05 7०० 
4 इक धाद 7५ 
शा छ का 

शतया ६7 एन 


धाशिपारसीत एना 
दाए्धिगारर पि ८ 
हद अआशपाश गाए 7 
घापेय उसाणसिश्पी 
दगगपगदुद थे प 
पाप्टायादिप्य 

शा देता गा पणों 
धाया गीपषि पोकि 
शिगावों थरीपगा 
विसझ्यगायरत एंउ 
शिच्छ्यणग्रेण भणिदा 
पिच्छयववहारणया 
फिल्छययवह्ार-उस7त 
पिच्छप्रसण्यसम7्र 
शिट॒टों शिहददो 
णिप्पण्णमिव पयपदि 
णिम्मूलसघातपाहुबसाह 
णियभाव ण वि मुच्चद 
णिय्रमणिसेहणसीलो 
णिययवयणिज्जसच्चा 


गायानुफ्रमणिफा 


गायाफ 


0 >+9 न्0 ७0 3 
वी (7? ९9 ०2 ४६? 
40. ८७८९ ६ ॥ 


0 


७०३3 
फ्य्८ 
४३७ 
७१५ 
ड्य्८ 


पिव्वित्त दष्यकिरिया 
णिव्पेदत्तिय सावइड 
णिम्मललस्सेव पुणो 
गिस्सेसर्थ। गमोहो 
णेगाए माणाए 
णाग्रागम पि तिविह 
णो उदिएसु विरदों 
णो छादए णोउगि ये 
त 
त जए उच्छामि गतु 
ते मिच्छतत जमसहहण 
तग्गुणा' य परिणदों 
तंच्च तह पद 
तत्व ठिच्चा जहाठाण 
हत्य पचविह नाण 
नम्हा णिव्वुदिकामो 
तम्हा दु कुर्सी लेहि य 
तम्हा वत्यूण चिय 
तम्ह। सब्वपयत्ते 
तम्हा सव्बे वि णया 
तबनारायजुत्तेण 
तवसा चेव ण मोक्खो 
तस्स ण कंप्पदि 
तस्स मुहुग्गदवयण 
तस्सेस मग्गों गुर 
तहेव काण काणे त्ति 
तहेव फरुसा भासा 
तहेबुच्चावया पाणा 
तारिसपरिणामट्ठिय 
तिण्णों हु सि अण्णव 
तित्ययरवयणसगह 
तिब्वतमा तिव्वतरा 


२२१ 
गाथाक 


७०१ 
१०३ 
रे६५ 
५६१ 
9०० 
७४२ 
श्र्र 
र३६ 


8.५ 
श४ड& 
डी 
7१8९० 
२०५ 
६७५ 
प्€७ 
रण्र 
६६८ 
डछ७र 
४३ 
र्प७ 
६११ 
५७३ 
र्‌्० 
२६० 
४०१ 
४०० 
श्ध्८ 
श्श्७छ 
र४१ 
६६३ 
५३५६ 


२५२ 


तुग न मदराझ्रो 
तुम सि नाम स च्वेव 
तेऊ पम्हा सुक्का 
तेणावि ज कय कम्म 
ते ते कम्मत्तगदा 
तेल्लीकाडविडहणो 
ते सावेक्खा सुणया 
तेसि तु तवो ण सुद्धो 
तो उद्धरति गारवरहिया 
धर 
थिरकयजोगाण पुण 
थिरधरियमीलमाला 
थूलमुसावायस्स 
थोवम्मि सिक्खिदे 


दर 
दसंजणाण  सोक्खमग्गो 
दसणणाण सेविदव्वाणि 
दसणणाणे विणश्रो 
दसपभट्टा भट्ठा 
दसगसुद्दों सुद्धो 
दव्व खू होड दुविह 
दव्व पज्जव विउय 
दव्व विविहंसहाब 
दव्वद्धिएण सब्व 
दब्बट्टियवत्तव्व 
दब्बे खेते काले 
दहिंगुडमिव वामिस्स 
दाण पूया मुक्ख 
दाण भोयणमेत्त 
दाणाण सेट्ठ अभयप्पयाण 
पदिर्‌ठ मिय असदिद्ध 


समणसुत्त 
गायाक 
१५८५ दुक्ख हय जस्स न 
१५२ दुपदेसादी खा 
५२५ दुतलहा उ मुहादाई 
६५८ देवास्सियणियमादिसु 
६५६ देहमइजड्डसुद्धी 
११७ देहविवित्त पेच्छड़ 
७२५ देहादिसगरहिय्रो 
४५३२ देहादिसु अगणुरत्ता 
४७६ दो चेव जिणवरेंहि 
च्‌ 
४६१ धम्मकहाकहगेण य 
पते ध्स्मत्यिकायमरस 
रेप) धम्मविहोणों सोक्ख 
7६९७ (म्मादीसहृहण 
धम्माधम्मे य दो&्वेए 
१६३ वैम्मारामे चरे भिक्‍ख्‌ 
२१५ थम्मो अहम्मो आगास कालो 
४६७ वंम्मी अहम्मो आगास दव्व 
२२३ धम्मों मगलमुक्किट्ठ 
श्श्ड पस्‍्मों वत्युसहावो 
७४१. पीरिण वि मरियव्य 
६६२ घी ससारो जहिय 
जछ्रेप न 
६६६ न कम्मुणा कम्म खर्वेति 
६६४ न कस/यसमृत्येहि य 
४३० न कमभोगा समय उ्वेंति 
५५१ न तस्स दुक्ख विभयन्ति 
२६७ न य ससारम्मि सुह 
३३२ नरविवुहेसरसुक्ख 
छेद न लब्वेज्ज पुट्ठो 
डतठरे 


न वि कारण तणमग्रो 


गायाक 
११० 
६५२ 
११:६६ 
डर्४ 
४८१ 
४8५ 
३६३ 


५६६ 
४११ 


१६५ 
श्ण्र्‌ 
र्रे० 
4 
छ्रे 


३६६ 
प्रछ७६ 


ता ३ 


हि क>०क-क-म ््य थ 
|ल्डाएड (7०,४६४ ( 
कट 20 /76 7 शा शी 


ला अ आयाम पा के. औ बा डीजल ओ जा 
रा ध हज के आज 
६26 &आए “5+ जर जा हज ५, आती 
हे जा 4 4 । 
ड्ए:४5 कक कल गा 
कर आए हई। ॥च हा 
के ही __ 
त3०+क शशाकक5 कल 2 
१4 ० पृ + 
अन्‍्कत-ड त+ना >ककम.ओपक चिहक-॥ 4०3, 
गई ब्ाइथ 
बढ 


हि 
पाच ए प्ता ५ 


भाई धार 
सपिरफ्ग दाद पा 


मादडरगगिपय शाप शाप 
मामी? थे दियो 5 
विशप्ररभा दरायय 


दधिदनयशा नगय्ाय 


वम्मथा चिशशाए 
विद्या कि प्रवारती 
मिस्सी ब-निरगिय 
मेगमससहययहार 
नो एइकियरगेण्स 
सा खनन प्रह तह 
नो सीकियमिच्छरई 

प 
पटमिणिपत्त व जहा 


गायानुएमणिका 


गायाझक 


हरे. पा 
शी. ५, हु 
कक १३ 


१४ /+ 
पे 
/> /> 


(५ 
ध्द 
ध्ड 


ध 


है 
आज । 
7 ५ 


45 
| 
44+ 


पचमहन्ययतुगा 
फ्नय अपृत्ययाई 
पचुवरसहियार 
पनेय होति णाणा 
पत्नयत्व ने लोगस्स 
पज्जय गठण फिच्चा 
पंठपदिहारसिमज्ज 
पद्दिकमणपहदिफिरिय 
पउमनिया दब्पत्वी 
पण्णवणिज्जा वावा 
पत्तेय पत्तेवय नियग 
पत्य हिदियाणिट्ठ 
प्रमाग रम्ममाहसु 
परदव्वादो दुग्गट 
परमट्ठम्हि दु अद्ठिदो 
परमाणुमित्तिय पि हु 
परसतावयकारणवयण 
प्स्समयएगनयमय 
परिचत्ता परभाव 
परिणामम्मि श्रसुद्धे 
परियट्रणा य बायणा 
पलियक बघेउ 
पहिया जे छ प्ुरिसा 
पाडुव्भवदि य भ्रन्नो 
पाणिवहुमुसावाए 
पार्णेहि चदुहिं जीवदि 
पायच्छित्त विणग्रो 
पारद्धा जा किरिया 
पावयणी घम्मकही 
पासडीलिंगाणि व 
पासरसगघ्रवण्ण 
पिउपुत्तणत्तुभव्वय 


>५३ 


गायाक 


& 
३०० 
३०२ 
६७६ 
३०७ 
६६७ 

६६ 
४२१ 
६६६ 
७३३ 
४१२ 

हर 
१६४ 
प८प७ 
२७२ 
२५० 

६२ 
७२७ 
४१८ 
३६२ 

४७५ 
डंपह 
४३७ 
६६६ 
३०६ 
श्द्श 
४५६ 
७०२ 
रेड 
३ेश८ 
घ२७ 
२७० 


२५४ 


पुढविजलतियवाऊ 
पुढवी जल च छाया 
पुण्ण पि जो समिच्छदि 
पुरिसम्मि पुरिसस्तद्दो 
पुरिसायारो शअ्रप्पा 
पुल्लेव मुट्ठी जह से 
पुष्वाभिमुहो उत्तरमुहों 
पूयादिसु णिरवेक्खो 
पेसुण्णह्ासकक्केस 
फ 
फासुयमग्गेण दिवा 
व्‌ 
बच्चवह॒च्छविच्छए 
वल थाम च पेहाए 
बहवे इमे असाहू 
वहिया उड्डमादाय 
बहु सुणेइ कर्णेहि 
वह्भयकरदोसाण 
चारस शअगुवेक्खाओी 
वारस विहृम्मि वि तवे 
वाहिरसगा खेत्त 
चुद्धे परिनिव्युड्टे चरे 
भर 
भह मिच्छादसण 
भावणाजोग सुद्धप्पा 
भावविसुद्धिणिमित्त 
भाविज्ज य सतोस 
भावेज्ज अवत्यतिय 
भावेण जेण जीवों 
भावे विरत्तो मगुझो 
शभाबो हि पढठमलिंग 


समणसुत्त 


गायाक 
६५० 
६४२ 
१६६ 
६६७ 
४६४ 
३५६ 
डंपप 
४७६ 
डहडण्र 


३६६ 


३१० 
है3304 
उ3शे८ 
प्र्ष्८ 
3४४ 

७४ 
५३० 
ह8८ 
प्डेड 
३५४ 


छर३े६ 
शर€ 
३६१ 
३१७ 
ब्श्द 
६५६ 

८१ 
३६० 


भोगाण परिसखा 
भोग/मिसदोसविसण्णे 
भोच्चा मसाणुस्मए भोए 


स्ल 

मध्पुवब्व सुबमुत्त 
मदों वृद्धित्रिह। मो 
मसट्वियसघाए 
मसग्गो मर्गफल ति य 
मज्जेण णरो अ्वसों 
मणवयणकायमुत्ति 
मणसा वाया कार्येण 
सणुय,इययज्जाओं 
मदमाणमायलोह 
मरदु व जियदु व 
मारासगेंण बड्डुड 
मा चिट्ठ॒॑ह मा जपह 
माणुस्स विग्गह लद्धु 
मादुसुदभगिणीव य 
मासे मासे दु जो बालो 
मिच्छत्त वेंदतों जीवों 
मिच्छत्तपरिणदप्पा 

मिच्छत्तवेदरागा 
मिच्छत्ताविर्दी विय 
मिच्छत्तासवदार 

मिच्छदरुणरत्ता 
मिच्छो सासण मिस्सों 
मूलमेग्रमहम्मस्स 
मोक्खपहे अ्रप्पाण 
मोत्तूण वयणरयण्‌ 
मोचततूण सयलजप्पम 
मोससस्‍्स पच्छा य 


गाथाक 


१४३ 
घ्ण्ध 
द्ण्८ 
शुण0० 
४७ 
२७३ 
शुफ 
डरेर 
४३६ 
€३ 


/ न हक 


मोहयखए उ जुत्तस्म 
8 
नत्तो वधदि वम्म 
र्यणत्तवयमेव गण 
स्यगत्तयसजुत्तो 
रखा पगाम ने निरेवियव्या 
रामहोसपमत्तों 
रागादी गमगुप्पाओं 
रागे दोसे य दो पावे 
रागों व दोनो विय 
मधियछिदसहस्से 
सरुूसट णिदः अने 


ल 


नद्ध अलद्॒पुन्ब 
लद॒घूण णिहि एकको 
लवण व्यू सलिलजोए 
लाउग्र एरडफले 
लाभाल/मे नुह्दे दुक्‍्ये 
जेस्सासोधी अज्ञवसाण 
लोइ्यरत्यम्मि वि 
लोगों श्रविष्टिमों खलु 
लोयथाण ववहार 


च 


वज्जणमणतगुवरि 
वज्जिज्जा तेनाहड 
वण्णरसगधफासा 
वण्णरसगधफासे 
वत्तावत्तपमाए 
वदसमिर्दा गुत्ती श्रो 
वद-समिदि-सी ल-सजम- 


गाथानुरूमणिका 


गाथाक 
४ फू ए 


एभ६६ 

२६ 
४१४ 
श्६३ 
६०१ 
१४५३ 
१३० 


७४६ 
२६१ 
८८५६ 
च्य्र 
3४७ 
प्४9५ 
३०४ 
६५१ 
७२३ 


३२५ 
३१३ 
१८३ 
द्डढ 
भप४ 
१६५ 
४४७ 


वयणमय पडिकमण 
वयणोच्चारणकिरिय 
वयमगकारण होइ 
वयसमिदिकसायाण 
वर में अप्या दतो 
वर वयतवेहि रूग्गो 
ववहारणयचरित्ते 
ववहरेणुवदिस्सइ 
बचहूारो5भूयत्यो 
बसे गुरुकुले निच्च 
वाहिंजरमरणमयरो 
विज्जदि केवलणाण 
विणभ्रों मोक्‍्खद्दार 
विणओ्नो सासाणे मूल 
विणयाहिया विज्जा 
वित्त पसवो य णाइग्रो 
विरई अ्रणत्थदडे 
विरदों सब्बसावज्जे 
विरया परिग्गहाओं 
विवरत्त। अविणी यस्स 
विवित्तसेज्जा5प्सण 
विसयकस!यविणिग्गह 
विस्ससणिज्जों माया व 
वेसोवि अ्रप्पमाणों 

स्तर 


सकेज्ज याञसकितभाव 
संग परिजाणामि 
सगनिमित्त मारइ 

सघो गुरणेसघाओों 
सजोअपिद्धीइ फल वयति 
सजोगमूल। जीवेण 


र्रर 


गायाक 


४२२ 
४२६ 
३२० 
१०१ 
१२८ 
२०३ 
रध्र 

३६ 

३६ 
पृछर 
५१३ 
६२० 
४७० 
४६६ 
४७१ 
५०६ 
३२१ 
४२७ 
३१० 
१७० 
२६४ 
१०२ 

९० 
३५६ 


इ्छरे 
४१० 
१४० 

श्र 
२१३ 
शपै७ 





२५०९ 


सतिमे सुहुमा पाणा 
सथारसेज्जासणभत्तपाणे 
सन्निहिं च न कुब्वेज्जा 
सपत्तदसगाई 
सपत्ति तस्सेव जदा 
सभिन्न पासतो 
सरम्भसमारम्भे काय 
सरम्भसमारम्भे मर्णं 
सरम्भसमारम्भे बस 
सलेहणा य दुविहा 
सर्वेगजणिदकरणा 
ससयविमोह॒विव्भम 
सकंदकफल जल वा 
सक्किरिया विरहातो 
सच्चम्मि वस॒दि तवो सच्चम्मि 
सज्ञाय जाणतो 
सज्ञायझाणजुत्ता 
सत्तू वि मित्तमाव 
सत्तेव हुति भगा 
सहहृदि य पत्तेदि पे 
सह्यस्ढो अत्यो 
सद्ध नगर किच्चा 
सन्ति एगेह भिकक्‍यूहि 
समणों त्ति सजदो त्ति य 
समदा तह सज्सत्य 
समभावो सामइय 
समयाए समयों होड़ 
समयावलिउस्मासा 
समयेद एबु उच्स 
सममतोसजलेए 
सभियय पढ़िए सम्हा 


सम्मत्तरयभपदयय 


समगणपघुत्त 


गायाक 


३८०३ सम्मत्तरगणभट्टा 
३८१. सम्मत्तरमणसार 
3८० सम्मतविरहिया ण 
३०१ सम्मत्तस्त य लभो 
३९० सम्महसणणाण 
६८४ सम्महसणरत्ता 


४१४ सम्महिद्ठी जीवा 
४१२ सय सय पससता 
४१३ सयणासणगठाणे वा 


५७४ सरीरमाहु नांव त्ति 
३०७ सवण सपइ स तेण 
६७४  सवियप्प णिवियप्प इय 
५६० सब्वग पेच्छतो 
२६५ सब्ब पि अगेयत 

६६ सब्वंगथविमुक्को 
४७७ सब्वजीवाण कम्म सु 
३४५ सब्वतो पमत्तस्स भय 
३०८५. सब्वत्य वि पिय वयण 
७१६ सब्वभूयप्पभूयस्स 
१६७ सच्चे जीवा वि इच्छति 
७११ सब्वें समयति सम्म 
श्प६ सब्बे सरा नियट्टति 
२६९८ सन्‍्वेसि गयाण 
३३६. सब्वेसिमासमाण 
२७५ संसमयपरममथविऊ 
४२५. ससरोरा अरहता 
३४१. सहसा अव्मक्खाण 
६३६ सामन्न अह विसेसे 
६६५. सामाइय चठवीसत्वग्रो 
१००. सामाइपय ति का 
भ८घ६ सामाठ्यम्मि उ वाए 
५9०. साथार उयर ठवंणा 


गाधाक 


पृ 
ब्वर 
६६६ 
टर४ट 
रेश८ 
देर ७ 


८० 


सावगजणमहुयर 
सावज्जजोगपरिरक्खणट्टा 
साहण वष्पणिज्ज 
सीतति सुवताण 
सीस जहा सरीरन्स 
सीहगयवसहमियपसु 
सुछ च लद॒ुघु सद्ध च 
सुट्ठ॒वि मग्गिज्जतो 
सुत्तेमु यावी पटिबुद्दजीवी 
सुद्ध तु वियाणतों 
सुद्धस्स ये सामण्ण 
सुद्धो सुद्धादेनो 
सुबहु पि सुबमहीय 
सुयनाणम्मि वि जीवो 
सुवण्णरुप्पस्स उ पव्वया 
सुविदिदपयत्वसुत्तो 
सुविदियजग्स्सभावों 
सुव्विहिं च पुप्फयत 
सुह वसामो जीवामो 
सहदुकब ना हा 5 
सुहपरिणामों पुण्ण 
सुहेण भाविद णाण 
सूई जहा ससुत्ता 
से श्रसड उच्चागोए 


१७ 


गाथानुक्रमणिका 


गायाक 


३१ 
३२६ 
३३३ 
१६१ 
है.६:3 4 
३३७ 
शरे८ 

४३ 
१६३ 
२५६ 
२७७ 

४१ 
२६६ 
२६४ 

श्८ 
र७६ 
४8३ 

१४ 
१०७ 
५६३ 
१६८ 
ड्भ्३ 
र्४ंप 

&० 


से जाणमजाण वा 
सेज्जोगासणिसेज्जो 
सेणावइम्मि णिहए 

से भूइपण्णे अणिए 
सेलेसि सपत्तो 

सेवतो वि ण सेवइ 

से सव्वदसी अभिभूय णाणी 
सोच्चा जाणइ कल्‍लाण 
सो तम्मि चेव समये 
सो तवो दुविहों वृत्तो 
सो नत्थि इहोगासो 

सो नाम अणसणतवों 
सोवण्णिय पि णियल 


ह 


हंत्थीसु एरावणमाहु 

हय नाण कियाहीण 

हा ! जह मोहियमइणा 
हिंसादो श्रविरमण 
हियाहारा मियाहारा 
होति भ्रणियट्टिणो ते 
होति कम्मविसुद्धाओ 
होति परोक्‍्खाइ मई 
होऊण य णिस्सगो 


२५७ 
गाथाक 


१३८ 
४७३ 
६१३ 
छ७र२ 
नद्ड 
२२६ 
७५१ 
र४८र 
शद्ह, 
डड४ड० 


*१२ 
डंड४ 


२०१ 


ग्रे 
र्प्‌र 

६७ 
१९५ 
२€२ 
भशफ 
५२३१ 
द्णप८ 
१०५ 


परिशिप्ट २ 


पारिभाषिक शब्दकोश 


[भर गायाओ है ग्रोतर है । जिन अको के साथ सूत्र लिखा है, वे अक प्रकरण 


के! दोपद ह ।] 
सेगल्‍सस्पन्यात ते प्राठ गुण (सूच १८) 
सेयार-राप था धर (२६८) 
सताा-गयगापगा दि्याज्ञान (२८६६) 
अमानी-मिख्याट्रीद (१६५) 
अजोय-सुय् पु ए सथा टिएलहित के ज्ञान 
मे (४९२६१) था” चेतना से रहित 
पुए्यत झांदि पति उन्‍््र (६२५) 
अतिधिसबिभागग्रत-साथु फो चार प्रकार 
बा दान देना (२३०-३२१) 
अतोडिय सुप्-प्रात्म-जात 
प्रानन्‍्दानुभति (६१४-६१५ ) 
अदत्तादान-य्त-प्रचौयत्रत । (३१३) 
अप्मंद्रव्य-जीव तथा पुदूगल की स्थिति मे, 
पृथियी वी 'सॉति सहायक, लोवाकाश 
प्रमाण एव अमूर्त द्रव्य (६२५, ६२६, 
६३६४) 
अध्यवसान-यदार्थ-निश्चय (५४५) 
अध्यवसाय-लर्म-बन्ध का कारण, जीव की 
दाग-बुद्धि (१५४, ३६२) 
अध्यात्म-शुद्धात्मा में विशुद्धता का श्राधार- 
भूत श्रनुप्ठान (१३७) 
अनगार-यूहत्यागी साधू (३३६) 
अनभिगृहीत मिथ्यात्व-दूसरे के उपदेश 


निराकुत 


ग्रादि से निरपेक्ष जन्म-जात तात्तविक 
श्रश्नद्धान (५४६) 

अनरयंदण्डब्रत-प्रयोजनविहीन कार्यो का 
त्याग (३२१-३२२) 

अनशन-कर्मो की निर्जरार्थ यथाशक्ति एक- 
दो दिन आदि के लिए झाहार-त्याग- 
रुप तप (४४२-४४७ ) 

अनित्य-अनुप्रेक्षा-वैराग्य-वृद्धि के लिए 
जगत्‌ की क्षणमगुरता का वारम्वार 
चिन्तन (५०७-१०८) 

अनिवृत्तिकरण-स/धक की नवम भूमि, 
जिसमें समान समयवर्ती सभी साधको 
के परिणाम समान हो जाते है, और 
प्रतिसतमय उत्तरोत्तर अनन्तगुणी 
विशुद्धता को प्राप्त होते रहते हैं (१५५८) 

अनुप्रेक्षा-वराग्य-वृद्धि के लिए वारूवार 
चिन्तवन की जानेवाली १२ भावनाएँ 
(सूत्र ३०) 

अनेकान्त-वस्तु की स्वतन्त्त सत्ता काया 
वस्तु की अनन्त धर्मात्मकता का निदर्शक 
तत्त्व, नित्यत्व-श्रनित्यत्व आदि परस्पर- 
विरोधी अ्रनेक धर्ं-युगलो से यूक्‍त वस्तु 
का अविभाज्य. एकरसात्मक जात्यन्तर 


स्वरूप (६६६-६७२) 


हि: नव 


२६० 


अन्तरात्मा-देहादि से भिन्न अत्मस्वरूप को 
समझनेवाला सम्यग्दृष्टि (१७६) 

अन्तराय-कर्म-दान लाभ अदि में वाधक 
कर्म (६६) 

अन्यत्व-अनुप्रेक्षा-अपने स्वरूप को देहादि 
से भिन्न देखने की भाववा (५१८- 
५२०) 

अपध्यान-राग-द्वेषवश दूसरों का अतिष्ट 
चिन्तन (३२१) 

अपरभाव-चउस्तु का शुद्ध स्वभाव या तत्त्व 
(५६० ) 

अपरमभाव-अपरभाववत्‌ (५६०) 

अपवाद-शक्ति की हीनतावश वीत़राग- 
मागियों को भी आहार आदि के ग्रहण 
की आराज्ञा (४४) 

अपूर्वकरण-प्ताधक की अध्टम भूमि, जिसमें 
प्रविष्ट होने पर जीवो के परिणाम प्रति 
समय अपूर्वे-प्रधुवे ही होते हैं (५५६- 
५५७) 

अप्रदेश-जिप़का अन्य कोई प्रदेश नही होता 
ऐसा एकअदेशी परमाणु (६५२) 

अप्रमत्त-रागद्परहित, यानाचारी और 
आत्मा के प्रति सदा जागृत (१६६- 
१६६) 

अप्रमत्ततयत-साधक की सप्तम भूमि, जहाँ 
किसी प्रकार का भी प्रमाद व्यक्त नहीं 
होता (५५५) 

अप्रमाद-राग-द्ेपविही न 
(सूत्र १३) 

अभयदान-मरण आदि के भय से ग्रस्त 
जीवों को रक्षा करन। (३३५) 

अभिमृहोत मिय्यात्व-डूसरो के उपदेश 
थ्रादि से अ्रमत्व धर्म तया तत्वों के 
प्रति उत्पन्न शरद्धा श्रीर सत्य के प्रति 
अक्रद्धा (५४६) 


श्रात्मजागृति 


समणसुत्त 


अध्यन्तर ग्रन्थ-मिथ्यादर्शन तथा कंषाय 
आदि १४ भाव (१४३) 

अभ्यन्तर तय-प्रायश्चित्त, विदय आदि के 
रूप में छह प्रकार का आलन्तरिक तप 
(४५६) 

अभ्यन्तर सलेखना-कयायो की ऊंशता 
(५७४) 

असूढदृष्टि-तत्त्वों के प्रति श्रश्रान्तदृष्टि 
(२२७) 

अमूत्तं-इन्द्रिय-प्रत्यक्ष न होने के कारण 


(५६५) जीव आदि पाँच द्रव्य (६२६) 

अयोगी-केवली-साधक की चौदहवी श्रथवा 
अन्तिम भूमि जिसमे मन वचन काय की 
समस्त चेष्टाएँ शान्त होकर शैलेशी 
स्थिति प्राप्त जीव (५६४) 

अरह॒त या अहंन्त-प्रथम परमेष्ठी (१), 
जीवन्मुक्त सर्वज्ञ (७), जो पुन वेह 
धारण नही करते (१८०) 

अर्थे-ज्ञान के विषय द्रव्य गुण व पर्याय 


ब्र्‌ 

कम अमूर्त (५६२) 

अलोक-लोक' के बाहर स्थित केवल 
अप्तीम श्राकाश (६३६) 

अवधिज्ञान-मर्यादित देश-काल की अपेक्षा 
अन्तरित कुछ द्रव्यो को तथा उनके कुछ 
सुक्ष्म भावों तक को एक सीमा तक प्रत्यक्ष 
करनेवाल! ज्ञान-विशेष (६८१, ६८६) 

अवसोदये-आहार की मात्रा में क्रमश कमी 
करते हुए एक चावल तक पहुँचना 
(४४८) 

अविरत सम्पग्दुष्टि-साधक की चतुर्थ भूमि, 
जिसमे सम्यग्दर्शन हो जाने पर भी भोगो 
अ्रथवा हिमा आदिक पापों के प्रति 
विरति भाव जागृत नहीं हो पाया 
(५५२) 


पारिभापिक शब्दफोश 


प्रा प्र # ७५० आय कप फ्तचित्तिः 
संबयिरतिज के पाती पाप पपपो मे दि-फति; 
का इ7पॉ7 (६०४८) 


वे. कक ५०न पलक य् पाप “> “४ + १४५ ६ -- 
खेसरभ-सनुप्रेंधानरिपप पद्धि के! दिए उसन- 


हपुशा मं शो शरण भा निन्‍ल्‍्मयन 


जया या भावना 


? < 
अ्भू+ | ७० जड ज्पा 
४4६ 58 है ्शआाषपपभाजण 


$ 7 *६१-४१९०) 


शेगुसि-सनुप्रेसा-ईा ज्पृ्धि यो सिए 


किए 5 या चार उनस्धरन 
- २१) 
शगमभ-भाप-सी ८ पाप (५६६) 
आम-लिस्धा-गाय शारि तीम एपाययात 


सी लि | (५४२८४ | 

आप प्र, | झा 3 बसे ३ प्रव्नन- 
भागी सुद्रा ८ मर्य रच प्राव- पाठ है । 

पक्षरमायप्रवेश-प्रयान ग्रनन्‍त है जिफे मध्य 
सोय-थाय देयव झसस्थानप्रदेश प्रमाण 
7 । घधम सथा प्रन्‍्म द्रव्य नी उसने ही 
दरिमागयालि टै। जीवद्रव्य नी 
पामायन उनसना ही बहा ट परच्तु देह 


में सदलित टोने से बह परिमाण 
प्रव्याव / | उनकी केवल-समद्घात 
प्रशणावा 2 ऐसी है कि ए। क्षण के 


लिए घर फीकयार लो_ -प्रमाण हो जाता 
हे (६४६) 
अस्तिशाय-जीव झादि छहो द्रव्य अस्तित्व 
यूयत टै, परन्तु प्रदेश प्रचय युवत होने से 
पाययान्‌ केवद पाच हैं। परमाणुवत्‌ 
समय मातन्न एवप्रदेशी होने के कारण 
प्ाउद्रब्य कायवान्‌ नहीं हैं (६२६, 
६३१) 
अस्तैय-विना दिये कोई वस्तु ग्रहण न करने 
का भाव या ब्रत (३१३, ३७०-३७१) 
अहकार-देह में 'मैं-पत का भाव (३४६) 


२६१ 


अहिता-प्राणिवध न करना व्यवहार 
सा है (१४८) श्रीर रागद्वेप ते 

होन। (१५१) अथवा यननाचार- 
अग्रगाद (१५७) निण्चय अहिंसा है । 

आकाश-सर्द द्रव्यो को क्ववागश देनेवाला 
सर्वगत अमत्त द्रव्य, जो लोक आर 
अलोक दो भागों में विभक्त हैं 
(६२५-६२६, ६३५) 

आफिचन्य-ति सगता या अ्रकिचनवृत्ति- 
नितान्त श्रपरिप्रहवृत्ति। दस धर्मो मे से 
नोवाँ (१०४-११० ) 

आगस-सूर्वापर-विरोध-रहित 
वीठरागवार्ण। (२०) 

आगम-निक्षेप-विचारणी)य पदार्थ विपयक 
शास्त्र का ज्ञाता पुमुप भी कदाचित्‌ उसी 
नाम से जाना जाता है, जैसे मशीनरी 
वा ज्ञाता मंकेनिक (७४१-७ ४८४) 

आचार्य-स्वमत तथा परमत के ज्ञाता 
संघनायक साधु (६, १७६) 

आत्मा-व्यवित का निजत्व (१२१-१०२४८) 
अथवा उसका ज्ञान-दर्शन-प्रधान चेतन 
तथा अमूत्त॑ श्रन्तस्तत््व (१८५) 
(सूत्र १५) 

आदान-निक्षेपण समिति-वस्तुओ को उठाने- 
घरने में विवेक-यतनाचार (४१०) 

आधाकर्म-चवर्क, चूल्हा आदि के भ्रधिक 
आरम्भ द्वारा तैयार किया गया हिंसा- 
युक्त भोजन (४०६) 

आभिनिवोधिक-ज्ञान-इन्द्रिया भिमुख विपयो 
का ग्रहण। मतिज्ञान का दूसरा 
नाम (६७७) 

आयुकर्म-अ्रात्मा को शरीर में रोक रखने- 
वाला कर्म (६६) 


जनग्रन्थ, 


२६२ 


आरम्भ-प्राणियो को दुख पहुँचानेवाली 
हिसायुक्त प्रवृत्ति (४१२-४१४) 

आ्जव-निश्छलता तया सरलता (६१) 

आर्त्तध्यान-इणष्टवियोग, अनिष्टसयोग तथा 
वेदना आदि के कारण उत्पन्न होनेवाला 
दुख व खेदयकत मन स्थिति (३२८) 

आलोचना-सरलभाव से अपने दोबों का 
आत्मनिनन्‍्दनपूर्वक प्रकटीकरण (४६१- 
४६५) 

आवश्यक-साधु के द्वारा नित्य करणीय 
प्रतिक्रण आदि छ कत्तेंव्य (६१८- 
६२०, ६२४) 


आसन-पघ्यान तया तप अर्धदि के लिए साधु 
के बैठने अथवा खडे होने की विधि । 
पल्यकासन (४८६) वीरासन (४५२) 
आदि के भेद से अनेक प्रकार के । 
आज़व-मन वचन काय की प्रवृत्ति के 
द्वारा शुभाशुभ कर्मों का आगमन 
( ६०१--६०४ ) 
आख्रव-अनुप्रेक्षा-वैराग्य-वृद्धि के लिए मोह- 
जन्य भावों को तथा मन वचन काय की 
प्रवत्तेियतों की हेयता का चिन्तवन 
(५२२) 
आख्रवद्वार-कर्मागमन के मूल कारण- 
मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग 
(६०५) 
इन्द्रिय-ज्ञान के पाँच करण-स्पशेन, रसना, 
ल्राण, नेत्न तथा श्रोत् (४७) 
इहलोक-मनुष्य या तिर्यक जगत्‌ (१२७) 
ईर्या-समिति-गमनागमन विपयक यतनाचार 
(३६६ ) 
उच्चार-समिति-दे० प्रतिष्ठापना समित्ति 
उत्तमार्थकाल-सलेखनायुक्त. मरणकाल 


(५७८) 


समणसुत्त 


उत्पाद-द्वव्य की नित्य नवीन पर्यायों की 
उत्पत्ति (६६६-६६७) 

उत्पादन-दोष-गृहस्थो को उनके इच्छानुसार 
विद्या, सिद्धि या चिकित्सा आदि का 
उपाय वताने से प्राप्त होनेंवाली सदोप 
भिक्षा (४०५) 

उत्सगें--ज्ञानादि कार्य की सफलता का सर्वेथा 
निर्दोष श्रति कर्कशमार्ग जिसमें साधु 
किसी भी प्रकार का परिग्रह ग्रहण नही 
करता (४४) 

उद्गम-दोष-अपने निमित्त से तैयार किया 


गया भोजन या भिक्षा ग्रहण करना 
सदोष (४०५) 


उद॒म्बर-ऊमर, बड, पीपल, गूलर तथा 
पाकर ये श्रग्राह्म पाँच फल जिनमे छोटे- 
छोटे जीवो की बहुलता होती है (३०२) 

उपगूहन-सम्यरदर्शन का एक अग, अपने 
गुणों को तथा दूसरो के दोषों को प्रकट 
न करना (२३६) 

उपधि-शक्ति की हीनतावश निर्ग्रन्थ साधु 
के द्वारा ग्रहण किये जानेवाले आहार 
आदि कुछ निर्दोष तथा शास्त्रसम्मत 
पदार्थ (३७७-३७८) 

उपभोग-पुन पुत्र भोगे जाने योग्य वस्त्ा- 
लकार आदि पदार्थ या विषय (३२३) 

उपयोग-आत्मा का चैतन्यानुविधायी ज्ञान- 
दर्शन युक्त परिणाम (६४६) 

उपबु हण-धामिक भावनाओं के द्वारा 


आत्मिक शक्तियों की अभिवृद्धि (२३८) 
उपशम--क्षमाभाव (१३६) 


उपशमक-कपायो का उपशमन करनेवाला 
साधक (५५५) 


उपशमन-ध्यान-चिन्तन आदि के द्वारा 
कपायो को प्रशान्त करता (५५७) 


पारिभाषिक शब्दकोश 


उपशान्त-कपाय--साघक की ग्यारहवी भूमि 
जिसमे कपायो का पूर्ण उपशमन' हो 
जाने से वह कुछ काल के लिए अत्यन्त 
पान्त हो जाता है (५६०) 
उपशान्त-मोह-उपशान्त-कपाय गृुणस्थान 
का दूसरा नाम । 
उपाध्याय-चतुर्थ परमेप्ठो (१), आगम- 
ज्ञाता साधु (१०) 
अनोदरी-दे ० अ्रवमीदर्य 
ऋजुसूत्र-नय-मूत-वविष्यत्‌ से निरपेक्ष 
केवल वर्तमान पर्याय को पूर्ण द्रव्य 
स्वीकार करनेवाली क्षणभगवादी दृष्टि 
(७०६-७०७) 
ऋषि-ऋद्धि-सिद्धि-सम्पन्न साधु (३३६) 
एकत्व-अनुप्रेक्षा-वैराग्य-वृद्धि के लिए श्रपने 
कर्मो का फल भोगने में सर्व जीवो की 
अमहायता का चिन्तवन (५१५) 
एकेन्द्रिय-केवल स्पर्शन,इन्द्रियधारी पृथिवी, 
जल, वायू, अरिन व वनस्पति आदि जीव 
(६५०) 
एवश्त-नय-जिस शब्द का जिस क्रियावाला 
व्युत्तत्ति-लभ्य श्र्य होता है, उसके 
द्वारा उस क्रियारूप. परिणमित पदार्थ 
को ही समझना । जैसे गरमतार्थक गो' 
शब्द के द्वारा चलती हुई गाय का ही 
ग्रहण करना, न कि बैठी हुई का (७१२- 
-७१३) 
एपणा-समिति-भिक्षाचर्या विषयक विवेक- 
यतनाचार (४०४-४०६) 
करण-प्रवृत्ति के साधन वचन व काय 
(६०१) अ्रथवा इन्द्रियाँ । 
कर्म-मन वचन काय की शुभ या अशुभ 
प्रवृत्ति या व्यापार (६०१) । उसके 


२६३ 


निमित्त से वच्ध को प्राप्त होनेवाला 
कर्मजातीय सूक्ष्म पुद्गलस्कन्धरूप द्रव्य 
कर्म जो ज्ञानावरण आदि आठ भेद रूप 
है। कर्म के फलोदय वश होनेवाले रागादि 
परिणाम भाव-कर्म हैं (सूत्र ६) 
कषाय-क्रोध, मान, माया और लोभरूपी 
आत्मघातक विकार (१३५-१३६) 
कापोत-लेश्या-तीन अशुभ लेश्याग्रो में से 
तृतीय या जघन्य (५३४, ५४१) 
कामभोग-इन्द्रियो द्वारा भोग्य विषय' (४६) 
काय-गअनेक प्रदेशों का प्रचय या समूह 
जिससे युक्त द्रव्य कायवान्‌ हैं (६५६)। 
जीव के पृथिवी आदि पाँच स्थावर 
तथा एक त्स ऐसे छ' जाति के शरीर 
काय कहलाते हैं (६५४०) 
कायक्लेश-प्रीष्म-ऋतु से गिरि-शिखर पर 
उत्कट आसन लगाकर आतापन योग 
धारण करना, और इसी प्रकार |शरद- 
ऋतु मे शीतयोग और वर्षाऋतु में वर्षा- 
योग धारण करना, एक तप (४५२) 
कायगृप्ति-काय-प्रवृत्ति का गोपत, सकोचन 
(४१४) 
कायोत्सग-कुछ काल के लिए शरीर को 
काष्ठवत्‌ समझ घैर्यपूर्वक उपसर्ग सहन 
करने के रूप में किया जानेवाला 
आभ्यन्तर तप (४३४-४३५, ४८०) 
काल-समयप्रमाण एकप्रदेशी अ्रमूर्त तया 
निष्क्रिय द्रव्य, जो समस्त द्रव्यो के परि- 
णमन में सामान्य हेतु है (६१२५४- 
६२६, ६३७-६३६) 
कुल-जीवों की १६९६ लाख करोड 
जातियाँ (३६७) 
कूटशाल्मली-नरको के अति पीडादायक 
केटीले वृक्ष (१२२) 


प्‌ 
हे 


श्द्ड 


कृष्ण-लेश्या-तीन अशुभ लेश्याओर में से 
प्रथम या तीन्नरतम (५३४, ५३६) 

कैवलज्ञान-इन्द्रिय श्रादि से निरपेक्ष तथा 
स्वेग्राही श्रात्मक्षान (६८४, ६८६) 

केवलदर्शन-केवलज्ञानवत्‌ सर्वग्राही दर्शन 
(६२०) 

केवललब्धि-केवलज्ञान की भाँति श्रहेन्तो 
तथा सिद्धों की नव लब्धियाँ-अनन्तज्ञान, 
श्नन्तदर्शन, अनन्तसम्यक्त्व, अनन्त- 
चारित्र या सुख | तया अनन्त दान, लाभ, 
भोग, उपभोग तथा वीर्य (५६२) 

केवलदीयें-केवलजञानवत्‌ जानने-देखने आदि 
की अनन्तशक्ति (६२०) 

केवलसुख-केवलज्ञानवत्‌ इन्द्रियादि से निर- 
पेक्ष अनन्तसुख या निराकुल आनन्द 
(६२०) 

केवली-केवलज्ञान-दर्शन आदि शक्तियों 
से सम्पन्न अहेन्त परमेष्ठी (५६२-५६३) 

क्षपक-कषायो का क्षपण करनेवाला 
साधक (५५५) 

क्षपण-ध्यान श्र/दि के द्वारा कषायो को 
समूल नष्ट कर देना, जिससे वे पुन न 
उभरे (५५७) 

क्षमा-दस धर्मों मे से एक (८५, १३५) 

फीणकषाय-साधक की १९वीं भृमि, 
जिसमे कषायो का तमूल नाश हो 
जाता हैं। (५६१) 


क्षीणमोह-क्षीणकपाय गुणस्थान का दूसरा 
नाम । 


खेचर-विद्या के वल से आकाश मे विचरण 
करने में समये मनुष्यो की एक जाति- 
विशेष, विद्याधर (२०४) 

खरकर्मे-कोयला बनाना, पशुओ के द्वारा 


'  चोझढुलाई इत्यादि ऐसे व्यापार जो 


समणसुत्त 


प्राणियों को पीडा पहुँचे बिना हो नही 
सकते । (३२५) 

गच्छ-तीन से श्रधिक पुरुषो या साधुओं 
का समूह (२६) 

गण-तीन पुरुषो या साधुओं का समूह 
अथवा स्थविर साधुओं की परम्परा 
(२६) ेु 

गणधर-तीर्थकर के साधु-गण के नायक, जा 
अहेन्तोपदिष्ट जान को शब्दवद्ध करते 
है (१६) 

गति-भव से भवान्तर की प्राप्तिब्प चार 
गतियाँ-नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य तथा 
देव (५२) 

गहँण-रागादि का त्याग कर गुरु के समक्ष 
कृत दोषों को प्रकट करना (४३० ) 

गुण-द्धव्य के सम्पूर्ण प्रदेशों में तथा उसकी 
समस्त पर्यायों मे व्याप्त धर्म । जैसे 
मनुष्य मे जान तथा आम्रफल में रस 
(६६१) 

गुणब्रत-श्रावक के पाँच अगुव्गतों में वृद्धि 
करनेवाले दिक, देश तथा अनर्थदण्ड 
नामक तीन ब्रत (३१८) 


गुणस्थाल-कर्मो के उदयादि के कारण होने- 
वाली साधक की उत्तरोत्तर उन्नत १४ 
भूमिकाएँ (५४६-५४८) (विशेष दे० 
सूत्त ३२) 

गुप्ति-समितियों मे सहायक मानसिक 
वाचनिक तथा कारयिक प्रवत्तियों का 
गोपन (३८४, ३८६) (विशेष दे० सूत्र 
२६-इ) 

गुरु-सम्यक्त्वादि गुणो के द्वारा महान होने 
के कारण अहेन्त सिद्ध आदि पच परमेप्ठी 


(६) 


पारिभाषिक शब्दकोश 


गृहीत-मिथ्यात्व-(दे ० अभिगृहीत मिय्यात्व) 


गोतरफर्म-जिस वर्म के कारण जीव उच्च 
तथा नौच कुल में जन्म लेता है (६६) 

गौरब-वचन, कला, ऋतद्दि तथा समृद्धि के 

कारण व्यक्ति में उत्पन्न होनेवाला 

अभिमान (३४८) 

शानावरण-जीव के जान गुण को आखृत या 
मन्द करनेवाला कर्म (६६ ) 

प्रन्य-२४ प्रकार का परिए्रह (१४३) 

घातोकर्म-जीव के ज्ञानादि अनुर्ज,वी गुणो 
वा घात दारनेवाले ज्ञानावरण, दर्शना- 
वरुण, मोहतीय भर अन्तराय नामक 
चार कर्म (७) 


चतु-१ श्रर्य-नथ, २ कपाय, ३ गति, 
४ नि्तेप, भू पर्यायाथिकनय, 


६ शिक्षात्रत सव चार-चार होते है | 

चतुरिन्द्रिय-स्पर्शन, रसना, प्राण तथा नेत्र 
इन चार इन्द्रियोवाले भश्रमर अ0दि जीव 
(६५०) 

चतुर्देश-१ श्राभ्यत्तर परियग्रह, २ गुणस्थान, 
३ जीवस्थान ४ मार्गणास्थान ये सब 
१४-१४ होते है । 

चारित्न-मन वचन कांये की श्रवृत्ति में 
निर्मित्तरूप गृुण-विशेष (३६) 

चेतना-जीव मे ज्ञान-दर्शन की तथा कतृ त्व- 
भोक्तृत्व की निमित्तनृत मूलशक्ति 
(१८५ ) 

च्यावित-शरीर-आत्म-ह॒त्या द्वारा छूटने- 
वाला शरीर (७४२) 

च्युत-शरीर-शआराय्‌ पूर्ण हो जाने पर स्वत 
छूटनेवाल। शरीर (७४२) 

छद्मस्थ-अल्पज्ञ (४६७) 

जिन-इन्द्रिय-जयी तथा कपाय-जयी वीत- 
रागी भ्रह॑न्त भगवान (१३) 


२६० 


जीव-चार शारी रिक प्राणो से श्रथवा चैतन्य 
प्राण से जीने के कारण आत्मतत्त्व ही 
जीव है (६४५), यह उपयोग लक्षण- 

ला (६४६) क्रियावान्‌ श्रमूर्त द्रव्य 

है, तथा गणना से अनन्त है (६२५- 
६२८) ज्ञान की अपेक्षा संगत होते हुए 
भी (६४८) प्रदेशों की अपेक्षा लोका- 
काश-प्रमाण हैं जो अपनी सकोच- 
विस्तार की शक्ति के कारण देहप्रमाण 
रहता है। (६४६-६४७ ) 

जीवस्थान-जीवो के त्लस, स्थावर, सूक्ष्म, 
वादर आदि १४ भेद (१८२, ३६७) 

जुगुप्सा-अपने दोपों को तथा दूसरों के 
गुणो को छिपाना, अथवा दूसरो के प्रति 
ग्लानि का भाव (२३६) 

तत्व-द्वव्य का अन्य-निरपेक्ष निज-स्वभाव 
या सर्वस्व (५६०) 

तप-विपय-कपायो के निग्रह अथवा इच्छाओो 
के निरोध के लिए वाह्य तया भ्राभ्यन्तर 
रूप से की जानेवाली क्रियाएँ (१०२, 
४३६) 

तोीर्थ-ससार-सागर को पार करने के लिए 
तीर्थकरप्ररूपित रत्तत्नय-धर्म तथा 
तयुक्त जीव (५१४) 

तेजोलेश्या-त्तीन शुभ लेश्याओ में से जघन्य 
या शुभ (५३४, ५४२) 

त्यक्त-शरीर-सलेखन/-विधि से छोडा गया 
शरीर (७४२) 

त्लस-रक्षार्थ या आहार श्र।दि की खोज में 
स्वय चलने-फिरने में समर्थ द्वीन्द्रिय/[दि 
सभी जीव (६५०) 

ह्वि-१ गुणब्रत, २ गुप्ति, 
४ दण्ड, ५ द्रव्याथिक-नय, 


३3 गौरव, 
६ निर्वेद, 


[पे न्म्त्क 


२६६ 


७ नेगम, ८ नय, £ बल, १० भुवत्त, 
११ मूढता, १२ योग, १३ लोक, 
१४ बेंद, १५ शब्दनय, १६ शल्य, 
१७ सामायिक, १८ स्त्री, ये सब 
तीन-तीन हैं । 

द्षीखद्िय-स्पर्शन, रसना, प्राण इन तीच 
इन्द्रियोवाले चीटी आदि जीव (६५० ) 

दण्ड-सन वचन काय (१०१) 

दसमन-जश्ञान ध्यान व तप द्वारा इनच्द्रिय- 
विषयों तथा कपायों का निरोध 
(१२७, १३१) 

दर्शेन-ज्ञान के विषयभूत पदार्थ का निरा- 
कार तया निविकल्प प्रतिभास करने- 
वाली चेतनाशक्ति (३६) 

दर्शनावरण-जीव के दर्शन-गुण को आवृतत 
अथवा मन्द करनेवाला कर्म (६६) 

दश-चाह्मय परिग्रह तथा धघम्म दर-दस हैं । 

दान्त-इन्द्रियों तथा कयायो को दमन 
करनेवाला (१२७) 

'दिन्नत-परियग्रह-परिमाणब्रत की रक्षार्थ 
व्यापार-क्षेत्र को सीमित रखने में 
सहायक गुणब़्त (३१६) 

दुर्गेति-नरक व तिथेज्च गतियाँ (५८७) 

दुर्नेय-विरोधी धर्म की अ्रपेक्षा को ग्रहण न 
करनेवाली केवल अपना पक्ष परकडने- 
वाली दृष्टि (७२५) 

देशब्रत या देशावकाशिकन्नत-देश-देशान्तर 
में गमनांगमस या व्यापार-सवधी 
मर्यादारूप ब्रत अथवा जिस देश में 
जाने से ब्रतमग होने का भय हो वहाँ 
जाने का त्याग (३२०) 

बइच्य-गुणी और पर्यायो का आश्रयमृत पदाथे 

हु ६६१) जो जीव पुदूगल आदि के भेद 

से छह हैं (६२४) 


समणसुत्तं 


द्व्य-कर्म-जीव के रागादि भावों का निम्मित्त 
पाकर उसके साथ बन्ध को प्राप्त 
हो जानेवाला सूद्षम पुद्गलस्कन्ध 
(६२, ६५४-६५५) 

द्रव्य-निक्षेप-अगामी परिणाम की योग्यता 
रखनेवाले किसी पदार्थ को वर्तेमान मे 
ही वैसा कह देना, जैसे राजपुत्र को 
राजा कहना (७४१-७४२) 

द्रव्य-प्रतिक्रमण-प्रतिक्रणणपांठ का उच्चा- 
रण मात्र (४२२, ४३२) 

दृब्य्नलिंग-साधु का वाह्य वेश या चिह्न 
(३६०-३६२ ) 

द्रव्यर्नहिसा-प्रणि-बध (३८६-३६० ) 

द्रव्याथिकनय-पर्यायो को दृष्टि से ओझल 
करके द्रव्य को सदा अनुत्पन्न तथा 
अविनष्ट देखनेवाली दृष्टि (६६४- 
६६७) 

इन्द्द-इष्ट-अनिष्ट, दु ख-सुख, जन्म-मरण, 
सयोग-वियोग आदि परस्पर-विरोधी 
युगल भाव (१०५) 

द्वादश-तप तथा श्रावक-ब्रत' १२-१२ है । 

द्विपद-स्त्री, कुटुम्व आदि (१४४) 

दीन््रिय जीव-स्पर्शन और रसना इन दो 
इन्द्रियोवाले केंचुआ जोक आदि जीव 
(६५०) 

हेष-अनिष्ट या अरुचिकर पदार्थों के प्रति 
अप्रीति का भाव (सूत्र 5) 

धर्मेनजीव के निज-स्वभाव या तत्वरूप 
सम्यग्दशन श्रादि, अहिसा आदि, क्षमा 
आदि अथवा समता आदि भाव (८३, 
२७४, सूत्ष १५) 

धर्म-अनुप्रेक्षा-वैराग्य-वृद्धि के लिए जन्म- 
जरामरणरूप इस दुःखमय ससार में 


पारिभाषिक शब्दकोश 


धर्म का ही रक्षकरूप मे चिन्तवन 
(५२५) 
घमम-दवब्य-जीव तथा पुदूगलो की गति में 
सहायक देतु, लोकाकाश प्रमाण निष्क्रिय 
अमूर्ते द्रव्य (६२५-६३३) 
घर्म-ध्यान-गात्मा के अथवा अहन्त सिद्ध 
थ्रांदि के न्‍्वत्प का एकाग्र चिन्तवन 
तया मद्न जाप्य आदि (५०५) 
ध्यान-आत्म-चिस्तवन आदि में चित्त की 
श॒क्माप्रता (४८५, सूत्र २६) 
श्ीव्य-द्रव्य वा नित्य अवस्थित सामान्य 
भाव, जैसे वाल-युवा आदि अ्वस्थाओ मे 
मनुप्यत्व (६६२-६६७) 
नय-वक्ता ज्ञानी का ह्ृदयगत अभिप्राय 
३३), सपालाथंयाही. प्रमाणस्तररुप 
श्रुतज्ञान वा विकलार्थग्राही एक विकल्प, 
अथवा वस्तु के किसी एक अश का 
ग्राहक ज्ञान (६६०) 
नव-केवललब्धि तथा तत्त्वार्थ नौ-तौ हैं । 
माम-कर्म-जीव के लिए चारो गतियो में 
विविध प्रवार के शरीरो की रचता 
करनेवादा कर्म (६६) 
नाम-निक्षेप-अपनी इच्छा से किसी वस्तु 
का कुछ भी नाम रखता (७३२६) 
नि काक्षा-वस्तु की तथा ख्याति-लाभ-हूर्वी 
की इच्छा से रहित निष्काम भाव, 
सम्पग्दर्शन का एक अग (२३३-२३१) 
लि शका-किसी भी प्रकार के भय या 
श्राशका से रहित भाव, सम्यग्दशेन का 
एक अग (२३२) 
नि सग-सभी वाह्य पदार्थों से तथा उनकी 
आकाक्षा से रहित निर्ग्रल्थ साधु (३२४६ ) 


२६७ 


निक्षेप-ताम अथवा स्थापना, द्रव्य भ्ौर 
भाव द्वारा किसी पदार्थ को युक्तिपूर्वक 
जानने तथा जतलाने का माध्यम 
(२३, ७३७) 

निदान-मरने के पश्चात पर-भव में सुखादि 
प्राप्त करने की अ्भिलापा (३६६) 


निमित्तन्ञान-तिल, मसा श्रादि देखकर 
भविष्य. बतानेवाली विद्या अथवा 
ज्योतिव (२४४) 

निम्नेन्थ-प्रन्थ और ग्रन्थिरहिंत अपरिय्रही , 
देखो नि संग । 

निर्जरा-सात तत्त्वो मे से एक, जिसके दो 
भेद हैं, दु ख-सुख तथा जन्मन्मरण आ्रादि 
हन्द्दों से अतीत, जीव की केवल ज्ञाना- 
नन्‍्दरूप श्रवस्था (६१७-६१ ६) 
अर्थात्‌ मोक्ष (१६२ २११ ) 

निर्विचिकित्सा-जुगुप्सा. का 
सम्यग्दशन का एक अ्रग (२३६ ) 

निर्वेद-ससार, देह व भोग तीनो से वैराग्य 


(२२) 

निश्चयनय-अनन्‍्त धर्मात्मक वस्तु के 
अखण्ड तथा वास्तविक स्वरूप को 
दर्शानेवाला वहु ज्ञानंजो न गुण-गुणी 
रूप भेदोपचार करके व्याख्या करता हैं 
औरन ही बाह्य निर्मित नैमित्तिक 
सम्बन्धरूप कोई अमेदोपचार स्वीकार 
करता है (३५) । जैसे कि मोक्षमार्ग 
को सम्यग्दर्शन आदि रूप से त्यात्मक 
न कहकर सर्व पक्षों से अतीत निविकल्प 
कहना (२१४), भयवा जीव-वध को 
हिंसा न कहकर रागादि भाव को ही 
हिंसा कहना (१५३) 


अभाव, 


श्द्र८ 


नील-लेश्या-तीन अशुभ लेश्याओ्रो से से 
द्वितीय या तीत्रतर (५३४, ५४०) 
नैगस-नय-सकल्प मात्र के श्राधार पर गत 
पदार्थ को अथवा अनिष्पन्न या शअ्र्ध- 
निष्पन्न पदार्थ को वर्तमान में अवस्थित 
या निष्पन्न कहना ( ७००-७०३ ) 
(विशेष दे० भूत वर्तमान व भावि 
नैगम नय) 
नेसित्तिक-निमित्तजानी (२४४) 
नोआगम-निक्षेप-किसी पदार्थ के ज्ञाता 
व्यक्ति के कर्म व शरीर को बह पदार्य 
कह देवा, जैसे मैकेनिक के मृत शरीर 
को 'यह मैकेनिक था! ऐस। कहना 
(१४१, ७४४) 
नोकसें-देह को आदि लेकर जितने कुछ 
भी दृष्ट पदार्थ है अयवा उनके कारण- 
भूत सूक्ष्म स्कन्ध हैं वे सब कर्म निमित्तक 
होने से नोकर्म कहलाते हैं । 
तो-इन्द्रिय-किचित्‌ इन्द्रिय होने के कारण 
सन का नाम । 
पच-१ श्रजीव, २ अ्रणृक्षत, ३ इन्द्रिय, 
४ उठदुस्त्रर फल, ५ गुरु, ६ ज्ञान, 
७ मह्दन्रत, ८ समिति, £ स्थावर 
जीव पाँच-पांच है । 
परचेच्दरिय-स्पर्शन|दि पाँचो 
मनृष्यादि जीव (६५०) 
पण्डित-अश्रमत्त ज्ञानी (१६४-१६५) 
पण्डितमरण-अग्रमत्त ज्ञानियों का सले- 
खनायुकत मरण (५७०-५७१) 
पदस्थ ध्यान-विविध मत्रों की जाप करने 
में मन का एकाग्र होना (४६७) 
पद्म-्लेश्या-तोन शुभ लेश्याओरो मे से द्वितीय 
या शुभतर (५३४, ५४३) 


इन्द्रियोव।ले 


समणसुत्तं 


पर-द्वव्य-आत्मा के। अतिरिक्‍त देह अ।दि 
सहित सर्व पदार्थ (५८७) 
पर-भाव-अःत्मा के शुद्ध स्वभाव के अति- 
रिक्त उसके रागादि सर्वे विकारी भाव 
तथा अन्य सर्व पदार्थों के रूप रस अ,दि 
भाव (१८८-१६१), तत्त्तया वस्तु 
का जुद्द स्वभाव (५६०) 
परमभाव-ठत्त्व या वस्तु का शुद्ध स्वभाव 
(५६०) ह 
परमाणु-रूर्व स्कन्धों वा मूल कारण, 
केवल एकप्रदेशी, अविभाज्य, सूक्ष्म, 
पुद्गल द्रव्य (६४३, ६५२) 
परमात्मा-अप्ट कर्म से रहित तथा आत्मा के 
शुद्ध स्वरूप मे अवस्थित अहुन्त तथा 
सिद्ध (१७८ १७६) 
परमार्थ-तत्त्व या वस्तु का शुद्ध स्वभाव 
(५६०) 
परसेष्ठी-मुमक्षु के लिए परम इप्ट तथा 
मगलस्वरूप अहेन्त, सिद्ध, आचार्य, 
उपाध्याय व साधु (१-२) 
परलोक-मृत्यु के पश्चात्‌ प्राप्त होनेवाला 
अन्य भव (१२७) 
परसमय-आ/त्म-स्वन्ताव के अतिरिक्त अन्य 
पदार्थों में अथवा अन्य भावों में इप्टा- 
निष्ट की कल्पना करनेवाला मिय्यादृष्टि 
(१६४-१६५), अन्य मत (२३, 
७३४ ), पक्षपात (७२६-७२८) 
परियह-देह श्रादि सहित आत्मातिरिक्त 
जितने भी पर-पदार्थ या पर-भाव हैं 
उन्तका ग्रहण या सचय व्यवहार-परियग्रह 
है, ओर उन पदार्थों में इच्छा तथा 
ममत्व भाव का भ्रहण निश्चय-परिग्रह 
है (सूत्र १९), (३७६) 


ा 


पारिभाषिक शब्दकोश 


यरिभोग-दे० उपभोग 
परोषह-मार्ग से च्यूत न होने के लिए तया 
कर्मो की निर्जरा के लिए भूख-प्यास 
आदि सहन करना (५०३) 
परोक्षज्ञान-इन्द्रिय व. मन की सहायता से 
होनेवाला मति और श्रुतज्ञान (६८७) 
'पर्यकासन-दोनों जघाओ को मिलाकर 
ऊपर नीचे रखना (४८६) 
पर्याप-वस्तु को उत्पन्न-ध्वती परिणमनर- 
शील अवस्याएँ, अ्रयवा गुणों का 
विकार | जैसे मनुष्य की वाल युवा 
आदि भ्रवस्थाएँ श्रयव। रस गुण के खट्टे- 
मीठे आदि विकार (६६१-६६७) 
पर्यायाथिक नय-त्रिकाली द्रव्य को दृष्टि 
से ओझल करके उसकी वर्तमान समय- 
वर्ती किसी एक पर्याय' को ह। स्वतत्न 
सताधारी पदार्थ के रूप में देखना 
(६६९४-६६७ ) , ऋजुसूत्रादि के भेद से 
चार प्रकार को (६६६) 
पपिण्डस्थ-ध्यान-पअहेन्त व सिद्ध का अथवा 
देहाकार भ्रात्मा का ध्यान (४६७) 
पीत-लेश्या-दे० तेजोलेश्या 
'पुदूगल-परमाणु और स्कतन्घरूप सक्रिय 
तया मूत्त भौतिक द्रव्य जो नित्य पूरण 
गलन स्वभावी है (६२५-६२८, 
६४०-६४४) 
अ्रतिक्रमण-निन्दन गहंण आददि के द्वारा 
कृत दोवथों का शोधन (४३० ) 
अतिलेखन-वस्तु को उठाते-धरते अथवा 
उठते-बैठते समय उस स्थान को 
जीव-रक्षा के भाव सेअच्छी तरह 
देखना (४१०) 


२६३६ 


प्रतिष्ठापना समिति-मल-मृत्र आदि के 
निश्षेपण या विसर्जन मे विवेक- 
यतनाचार (४११) 
भत्यक्षज्ञान-इन्द्रिय व मन से निरपेक्ष केवल 
आत्मोत्थ ज्ञान (६५६) 
प्रत्याव्यान-आगामी दोपो के त्याग का 
सकलल्‍प (४३६-४३८) 
प्रदेश-एक परमाणु-परिमाण झाकाश । 
इसी प्रकार जीवादि सभी द्रव्यों में 
प्रदेशो की स्थिति (६२०, ६५७) 
प्रमत्त-प्रात्म-स्वमाव के प्रति सुप्त या 
अजागरूकदा (१६२-१६४) अथवा 
राग-हेष-रत (६०१) 
प्रभत्त-सयतत-साधक की पष्टम भूमि जहाँ 
सयम के साथ-साथ मन्द रागादि के रूप 
में प्रमाद रहता है (५५४) 
प्रमाण-सशयादिरहित सम्यग्जान (६८५) 
प्रमाद-प्रात्म-प्रसुप्ति, चारित्र के प्रति 
अनुत्साह तथा अनादर (सूत्र १३) 
प्रमादचर्या-बैठे-वैंठ अपने श्रासन में से सूत 
या तिनके तोडते रहना, पानी का नल 
खुला छोड देना इत्यादि अप्रयोजनीय 
सावद्य क्रिया (३२१) 
प्रसाजन-वस्तुओ को उठाते-घरते या उठते- 
बैठते समय उस स्थान को क्षुद्र जीवो 
की रक्षा के लिए किसी कोमल उपकरण 
से झाडना (४१०) 
प्रवचनमाता-मातृवत्‌ रत्वतय की रक्षकरूप 
पचसमिति और तीन युप्ति (३८५) 
प्राण-मन-वचन-काय रूप तीन बल, पाँच 
इन्द्रियाँ, आयू और ण्वासोच्छवास ये 
दस प्राण हैं (६४५) 


२७० 


प्रासुक-जीवो के सयोग अथवा सचार से 
रहित भोजन (४०६), भूमि (५७६), 
मार्ग (२६६) इत्यादि । 

पोपघोपवात-एक वार भोजन करना प्रोषध 
है और विलकुल भोजन न करना 
उपवास । पर्व से पहले दिन सवेरे के 
समय और उसके अगले दिन सन्ध्या के 
समय केवल एक-एक वार भोजन करना 
और पर्ववाले दिन दोनो समय भोजन 
न करना । इस प्रकार १६ प्रहर तक 
सर्वे आरम्भ का तया भोजन का त्याग 
(३२६) 

बन्ध-जीव के रागादि परिणामों के निमित्त 
से, कर्मे-जातीय सूक्ष्म पुदूगल परमाणुओं 
का जीव के प्रदेशों में अवस्थित हो 
जाना (५५६-५५७) 

बल-तीन है-मन वचन व काय (६४५) 

चहिरात्मा-देह को आत्मा माननेवाला 
मिथ्यादृष्टि (६६) 

बाल-पअ्रनानी, मिथ्यादूष्टि (५०, २७२) 

वाह्म-ल्षेत्र मकान आदि दस प्रकार का 
परिग्रह (१४४) अनशन आदि छह 
प्रकार का ठप (४४१) देह कृशता- 
रूप सलेखना (५७४) इत्यादि । 

वोधि-रत्तन्नय. (५८०-४८१) 

भक्त-प्रत्याव्यान-सलेखनाविधि भें शरीर 
शैण बरने के लिए धीरे-धीरे भोजन 
त्याग करने की प्रक्रिया-विशेष (५७३) 

भग-स्याहाद-न्याय के अनुसार श्रनेकान्त- 
न्‍प वस्तु के जठिग स्वरूप का 
प्रत्तिपेदन परस्पर. विरोधी प्रत्येक 
धर्म-यूयत में सान-सान विवत्प उत्पन्न 
दाता फनन भी [सृत्र ४०) 


समणसुत्त 


झय-सात हैं-इहलोक-भय, परलोक-भव, 


वेदना-भय, मृत्यू-भय, अरक्षा-भय, 
अगृप्ति-भय और. आकस्मिक-भय 
(२३२) 


भव-देह से देहान्तर की प्राप्ति के रूप मे 
चतुर्गति-प्रमण (१८२) 

भारण्ड पक्षी-पक्षी-विशेष जिसके एक 
शरीर में दो जीव, दो ग्रीवा और तीन 
पैर होते हैं। जब एक जीव सोता है 
तव सावधानी के लिए. दूसरा जागता 
रहता है (१६२) 

भाव-कर्म-द्धव्य-कर्म को फलदान-शक्ति 
अथवा उसके उदयवश होनेवाले जीव के 
रागादिक भाव (६२) 

भाव-निक्षेप-विवक्षित्‌ पर्याययुक्त वस्तु 
को ही उस नाम से कहना, जैसे कि 
राज्यनिप्ठ राजा को राजा कहना 
(७४३-७४४) 

भाव-प्रतिक्मण-दोप-शुद्धि के लिए किया 
गया आत्मनिन्दन व ध्यान आदि 
(४३१-४३२) 

भाव-लिग-साधू का नि समग्र तथा निष्केपाय 
रूप समताभाव (३६३) 

भाव-हिसा-आत्महननस्वरूप रागादि की 
उत्पत्ति के रूप में होनेवाली हिंसा 
(१५३, ३८६-३६२) 

भावि नेगमनय-सकल्पमात्न के श्राधार पर 
अनिप्पन्न पदार्थ को भी उसी नाम से 
कहना जैसे कि पापाण को प्रतिमा 

चहना (्‌ छ०३ ) 

भाषा-समिति-बधौलचाल विपयक विवेक- 
यतनाचार (३६१-४०३) 

भुवन-तीन हैं---उध्वं, मध्य व अधो (७) 


पारिभाषिक शब्दकोष 


भूत नेगसनय-सकल्पमात्न के श्राधार पर 
गत पदार्थ को वर्तमान में अ्रवस्थित 
कहना । जैसे आज दीपावली के दिन 
+ भगवान वीर निर्वाण को प्राप्त हुए' 
« (७०१) 
भोग-परिभोग परिसाण-पअ्रत-भोगलिप्सा 
को नियन्त्रित करने के लिए भोग तथा 
परिभोग की वस्तुश्रो के ग्रहण को 
सीमित करना (३२५) 
सतिज्ञान-दे० आभिनिवोधिक ज्ञान 
मद-गर्व श्राठ हैं-कुल, जाति, लाभ, बल, 
रूप, ज्ञान, तप, सत्ता (८८, १८७) 
मन'पर्यव ज्ञान-दूसरे के मन की बात प्रत्यक्ष 
जान लेनेवाला ज्ञान (६८२, ६८६) 
मनोगुष्ति-मन की प्रवृत्ति का गोपन 
(४१२) 
चपकार--श्रात्मातिरिकत देहादि भ्रन्य पदार्थों 
मे मैं-मेरेपन का भाव (१८६, ३४६) 
ममत्व-ममकार (७९, १४२) 
मल-कर्म स्कध (५८) 
महात्रत-साधुओो के सर्वदेशब्रत । देखे-न्रत । 
साध्यस्थ्य भाव-मोह क्षोभविहीन समता 
या विश्लान्त भाव (२७४-२७५ ) 
सार्ग-मोक्ष का उपाय (१६२) 
सार्गणास्थान-जिन-जिनके द्वारा जीवो का 
प्रन्वेषण (खोज) किया जाय, वे सव 
धर्म १४ हैं-गति, इन्द्रिय, काय, योग, 
वेद, कषाय, सयम, दर्शन, लेश्या, 
भव्यत्व, सम्यक्त्व, सजित्व, श्राहारकत्व 
(१८२९, ३६७) 
सार्देव-भभिमानरहित सूद परिणाम, दस 
धर्मों मे से द्वितीय (८८) 
मिथ्यात्व या. मिय्यादर्शन-तत्त्वो का 
प्रश्रद्ाव था विपरीत श्रद्धाव भौर 


तर 
3 
छ श्र 


"८, 


२७१ 


तत्परिणामस्थरूप यथार्थ पध्म में 
भ्रुचि। १४ गुणस्थानों मे प्रथम 
(६८, ५४६) 

समिञ्च-साधक की तृतीय भूमि जिसमे उसका 
परिणाम दही व गुड के मिश्रित स्वाद 
की भाँति, सुम्यक्त्व तथा मिथ्यात्व के 
मिश्रण जैसा होता है (५५१) 

मूर्च्छा-इच्छा या ममत्वभाव मोहान्धता या 
आसक्ति (३७६, १४२) 

मूढता-रूढिगत भेडचाल की स्वीकृतिस्प 

मिथ्या अ्रन्ध-विश्वास, जो तीन प्रकार 
का है-लोकमूढता, देवमूढता, गुरु- 
मूढता (१८६) 

मूर्त-इच्िय-ग्राह्म होने से मात्र पुदुगल 
द्रव्य (५६५, ६२६) 

सोक्ष-सकल कर्मो का नाश हो जाने पर जीव 
का केवलज्ञानानन्दमय स्वरूप को प्राप्त 
होकर, देह के छूट जाने पर, ऊध्वंगमन 
स्वभाव के द्वारा ऊपर लोक के अग्न भाग 
मे सदा के लिए स्थित हो जाना 
(६१४-६२३ ), मुक्ति या निर्वाण । 

भोह-श्रेयाश्रेय. विवेक से विहीन भाव 
प्र्थात्‌ मिथ्यादर्शन। यही राम-द्वेप का 
तथा कर्मवन्ध का मूल है (७१) 

सोहनीय-मद्यपान की भाँति श्रेयाश्रेय के 
विवेक को नष्ट करनेवाला प्रवल कम 
(६६, ६१३) 

योग-मन वचन काय की चेप्टा का काएए- 
भूत अन्तरग प्रयत्त या वीर्यपरिणास 

६०३) 

योनि-जीवो की उत्पत्ति के योग्य ४ लाख 

स्थान (३६७) 


ब्ल्ि 


२७२ 


रत्वत्नय-मोक्षमार्गहप. सम्यस्दर्शन, सम्ब- 
ज्ञान और सम्यकचारित (सूत्र १७) 

रस-परित्याग-ल्वाद-विजय के लिए घी दूध 
नमक आदि रसो के त्यायरूप में एक 
बत््तप (४५० ) 

राग-इप्ट-विपयो के प्रति प्रीति का भाव 


(पूत्र 5) 
रूक्ष-परमाणु का विकर्पण गुण जो आकर्षण 


के स'थ मिलने पर वन्ध का मूल हंतु 
होता है (६५२) 

रूपस्थध्यान-अनेक विमूति-रुम्पन्न अहेन्त 
वा ध्यान (४६७) 

सरूपातीतध्यान-केवलजान-शरीरी. सिद्ध 
भगवान्‌ का अयवा तत्सदुश निज 
शद्धात्मा का ध्यान (४६७) 

लिग-बुद्धि या अनुमान ज्ञान (१८५) 
साधू का वाह्याम्यन्तरहप (सूत्र २४ 
न्ग्ा ) 

लेश्या-मन वचन काय की कंपाययुक्त 
वृत्तियाँ जिनके स्वरूप का कयन कृष्ण 
नील आदि छह रगो की उपमा द्वारा 
किया यय हे (सूत्र ३१) 

लोक-अ्रसोम आकाश का मध्यदर्ती वह 
पुन्पाकार लेत्र जिसमे छह द्रव्य अ्रवस्थित 


है (६३६, ६५१) । यह ठीन भागों 
में विभक्‍त हे-अवोलोक (नरक), 


मसध्यलोक (मनुप्य व तिर्यओच) झौर 
उध्वंचोक (स्वर्ग) (देखें पृष्ठ १२०) 

लाकाग्र-लाबधण्ण का णीर्ष भाग (५६४, 
६०१) 

लोफान्त-तोक का अन्तिम भाग श्रर्यात्‌ 
लोगणिखर (६१४) 

दचनगुप्ति-अचन दी प्रवृत्ति 

7॥ ) 


गोपन 


हि 


समणसुत्त 


वर्तमान नेगमंनय-सकल्पमात्र के आधार 
पर कोई काम प्रारम्भ करते समय ही 
उसे हो गया कहना। जैसे भात पकाना 
आरम्भ करते ही कह देना कि भात पक 
गया (७०२) ह 
विरताविरत-साधक की पचरम भूमि जिसमे 
तस-हिंसा अधदि स्थूल पापो के प्रति तो 
विरक्ति हो जाती है, परन्तु स्थावर 
हिंसा आदि सूक्ष्म पापों से विरति नहीं 
होती (५५३) 
विरागचारित्न या वीतरागचारित्र-वाह्या- 
भ्यन्तर सकल परिय्रह के पूर्ण त्यागरूप 
निरपवाद उत्सगग चारित्र (४२१) 
विविक्त शय्यासन-एक/न्तवास (४५१) 
विशेज-दूसरे की अपेक्षा विसदृश परिणाम, 
जैसे वाल्य/वस्था और वृद्धावस्था परस्पर 
विसदृश होने से मनुष्य के विशेष 
धर्म हैं (६६८) ; 
वीरासन-दोनो पैरो को दोनो जघाओं के 
ऊपर रखना (४५२) 
वेदनोय-दुख-सुख की कारणभूत वाह्य 
सामग्री के सयोग-वियोग में हेतुस्प 
कर्म (६६), इसके दो भेद हैं। 
बैतरणी-नरक की अति दुर्गन्धित रक्त व 
मवाद मय नदी (१२२) 
वयाबृत्य-रोगी, ग्लान व श्रमित श्रमण 
भ्र/दि की प्रेमपूर्ण सेवा (४७३-४७४) 
वृत्ति-परिसच्यान-अटपटे अ्रभिग्रह लेकर 
भिक्षाचर्या के लिए निकलना (४४६) 
द्रव्य में नित्य होता रहनेवाला पूवे- 
पूर्व पर्वायो का नाश (६६६-६६७ ) 
व्यवहार-्सय-अनन्त धर्मात्मक वस्तु के एक 
रखात्मक भाव क्‍्य गूण-गुणी आदि रूप 


पारिभाषिक शब्दकोश 


विस्लेपण द्वारा भेदोपचार कथन, अयवा 
अन्य वस्तुओं के साथ निमित्तक- 
तैमित्तिक सम्वन्धरूप अभेदोपचार 
« कयन (३५) । जेसे अखण्ड मोक्षमार्ग 
*. को सम्यर्दर्शन आदि तीन रूप से कहना 
(२१४) अथवा दूसरे प्राणी के घात 
को हिंस। कहना (३८८-३६२) 
व्यसन-टेव या बुरी आदते । जुआ खेलना, 
पर-म्ती गमन करना झादि सात व्यसन 
हैं। अन्य सभी कुटेवों का इन्हीमे 
अन्तर्भाव हो जाता है (३०३) 
ब्रत-हिंसा आदि पापों से विरति । एकदेश 
तथा सर्वदेश के भेद से न्रत दो प्रकार 
का है । एकदेश-ब्रत अरषृत्नत कहलाता 
है और सर्वदेश-न्रत महाव्रव (३००) 
(सूत्र २५) 
शब्द-तय-पदार्थों के वाचक शब्दों से ही 
जिनका व्यापार होता है, वे नय शब्दतय 
कहलाती हैं, जो तीन प्रकार की हैं--शब्द, 
समभिरूढ और एवभूत । ये उत्तरोत्तर 
सुक्ष्म है (६६९) । इनमे से प्रथम शब्द- 
नय लोकशास्त्र में स्वीकृत एकार्थवाची 
शब्दों में से समाव लिंग, कारक आदि- 
वाले शब्दों को ही एकार्थवाची मानता 
है, अ्रसमान लिंग श्रादिवालों को नही 
(७०८) 
शय्यासन-साधु के बैठने, सोने आदि के 
उपकरण फलक, पाटा आदि (४७३) 
शल्य-कांटे की भाँति परीडाकारी माया, 
सिथ्या व निदान नामक तीन भावरूप 
पररमाथिक शल्य (५७७-१७६) 
शिक्षाक्षत-श्रमण-धर्म की शिक्षा या अभ्यास 
में हेतुल्प सामायिक आदि चार-ब्रत 
5, 
पथ 


रण 


शील-सापध्रु के अनेक गृण (५५४) 

शौलब्रत-आवक के पांच भअगृत्रतों के रक्षक 
तीन गुणन्रत और चार शिक्षात्रत 
(३००) 

शुक्ललेश्या-तीन शुभ लेश्याओ मे से अन्तिम 
उत्कृष्ट या शुभतम (५३४, ४५४४) 

शुद्धभाव-कर्मो के उदय उपशम व क्षय 
आदि से निरपेक्ष जीव का ज्ैकालिक 
स्वभाव या तत्त्व (१८८, ५६०) 

शुद्धोपयोग-श्ञान व चारिक्तयुक्त साधु की, 
शुभाशुभ भावो से निरपेक्ष, केवल श्रात्त्मा 
के शुद्धस्वभाव में अवस्थिति अथवा 
मोह क्षोभ विहीन सभम्यगाव (२७४- 
२७६) 

शौच-लोभ व तृष्णारहित सनन्‍्तोपभाव दस 
घर्मो में से एक (१००) 

अमण-सोक्षमार्य मे श्रम करने के कारण 
समताधारी (३४१) निम्नेन्ध तथा 
वीतरागी (४२१), सयतजन (३३६) 
(सूत्र २४) 

अमण-धर्म-इसमे ध्यानाध्ययन की प्रमुखता 
होती है । (२६९७) (सूत्र २४) 

श्रावक-गुरुमुख से धर्मोपदेश सुननेवाला 
वर्मात्मा अविरत या अमृत्रती गृहस्थ 
हट, 

श्रावक-धर्म-इसमे दया, दान, भक्ति, विवय 
आदि की प्रमुखता होती है (२६९७) 
(विशेष दे० सूक्ष २३) 

श्रुत-शास्त्त या आगम (१७४) 

श्रुत्ञान-धुआ देखकर अग्नि को जानने वी 
भाँति अर्थ से अर्थान्तर का बअहण करने- 
वाला मन व इद्धियो की सहायता से 
होनेवाला परोक्षज्ञान। बाचक से 


२७४ 


वाच्यार्थ को ग्रहण करनेवाला शब्द- 
लिगज ज्ञान । (६७८) 

षड़-१ आभ्यन्तर तप, २ अ्रवश्यक, 
३ जीवकाय, ४ द्रव्य, ५ वाह्यतप, 
६ लेश्या, ७ स्कन्ध ये सव छह- 
छह है । 

सग-देहसहित समस्त वाहद्याभ्यन्तर परि- 
ग्रह (३६३, १४३-१४४ ) 

सग्रहनय-लोकस्थित समस्त जड-चेतन 
द्रव्यो में अस्तित्व साम,न्य की अपेक्षा 
एकत्व की, अथवा प्रत्येक जाति के 
अनेक द्रव्यों में उस जाति की अयपेक्षा 
एकत्व की दृष्टि (७०४) 

सघ-रत्तत्रय. आदि अनेक गृणों से युक्त 
श्रमणो का समुदाय (सूत्र ३) 

सज्ञा-इन्द्रिय शान (६७७ ) अथवा आहार 


भय मैथुन निद्रा परिग्रह आदि की 
वासवाएँ । 


सयस-बत्रत समिति झ।दि का प्रालत, मन, 
वचन, काय का नियन्त्रण, इन्द्रिय-जय, 
और कपाय निग्रह आदि सब भाव 
(१०१) (मूत्र १०) 

सरम्भ-कार्य करने की प्रयत्नशीलता 
(४१२-४१४ ) 

सवर-सम्पक्त्वादि द्वारा नवीन कर्मो का 
आयमन रोकना (६०५-६०८) 

सर्वेग-धर्म के प्रति भ्रनुराग (७७) 

सशय-मिथ्यात्व-तत्त्वो के स्वरूप में ऐस/ है 
या ऐसा है के रन्देह में रहना (५४६) 

ससार-जन्म-मरणरूप सयरण ( ५२-५४) 

ससार-अनुप्रेक्षा-वैराग्य-वुद्धि के लिए 
ससार में जन्म-मरणरूप भय देखते हुए 
टसमे मुक्त होने की सावना का पुन 
पुन चिस्तवन (५२४८) 


समणसुत्त 


सस्तर-सलेखनाधारी साधु के लिए क्ञाड- 
बुह्रकर तैयार की गयी निर्जन्तु भूमि 
अथवा घास का विछौना (५७६) 

सस्थान-शरीर तथा श्रन्य पुद्गल-स्कन्धो 
के विविध अ्राकार (१८३, ६५३) 

सहनन-देहस्थित अस्थियों के दृढ़ या कम- 
जोर वन्धन ठथा जीड आदि | यह छह 
प्रकार का हैं (१८३) 


सप्त-१ तत्त्व, २ नय, ३ भग, ४ भय, 
५ व्यसत, ६ समुद्धात सब संतत- 
सात है । 


समता-सुख-दु ख शत्रु-मित्र आदि द्वन्हों में 
समान रहनेवाला वीतरागियों का मोह 
क्षोभविहीन परिणाम (२७६, ३४६, 
२७४) 

समभिरूढ-नय-तीन शब्द नयो में से 
द्वितीय, जो प्रथम नय के द्वारा स्वीकृत 
समान लिंग श्रादिवाले एकार्थवाची 
शब्दों में भी शभ्रर्थभेद मानता है 
(७११) 

समय--झ्रात्मा (२६), धर्म पथ या मत 
(२३) 

समयसार-सर्व विकल्‍पो से अतीत आत्मा 


का शुद्ध स्वभाव (२१४) (दे० शुद्ध 
भाव ) 


समाधि-आत्मा का 
(४२६) अथवा 
तलल्‍लीनता (१७४) 
समारम्भ-कार्य प्रारम्भ करने के लिए 
साधन जूटाना (४१२-४१४) 
समिति-यतनाचारपूर्वेक प्रवृत्ति (३८६- 
३८८), (विशेष दे० सूत्र २६) 
समुद्घात-वेदना झादि के निमित्त से, देह में 
सकुचित आत्मा के कुछ प्रदेशों का देह 


निविकल्प ध्यान 
शास्त्राध्ययन में 


पारिभाषिक शब्दकोश 


से वाहर निकलकर फैल जाना। यह 
सात प्रकार का होता है (६४६) 
सम्यक्त्व-दे० संम्यग्दशेन 
, सम्यक्चारित्व-ब्रत-समिति आदि का प्रलन 
५ व्यवहास्तारित्त है (२६३) और 
निजस्वरूप में स्थितिस्वरूप (२६८) 
मोह-क्षोभविहीन समता या प्रशान्त 
भाव विश्च॒य-चा रित्न है (२७४) 
सम्यक्मिय्यात्व-दे० मिश्र 
सम्यजज्ञान-सम्पग्दशंन-्युक्त गशास्तज्ञान 
व्यवहार-सम्यब्नान (२०८, २४५) 
ओर रागादि की निवृत्ति मे प्रेरक 
शुद्धात्मा का ज्ञान निश्चय-सम्यग्लान 
(२५०-२५४ ) 
सम्यग्दर्शन-सप्त-तत्त्व का श्रद्धात व्यव- 
हार-सम्पग्दर्गन और आत्मरचि निश्चय 
सम्यस्दर्शन (२२०-२२१) 
सयोगी-केवली-साधक की तेरहवी भूमि 
जहाँ पूर्णकाम हो जाने पर भी देह शेप 
रहने से प्रवृत्ति वनी रहती है । अहँन्त 
या जीवन्मुक्त अवस्था (५६२-५६३) 
सराग-चारित्न-ब्रत सामेति गुप्ति आदि का 
धारण व पालन होने पर भी, राग 
भाव के कारण, जिस चारित्न में आहार 
तया योग्य उपाधि के ग्रहणस्वरूप कुछ 
अपवाद स्वीकार कर लिया जाता है । 
निश्चय चारित्न का साधन । (२८० ) 
सलेखना-सयम की सामर्थ्य ८ रहने पर, 
उटे का युक्त विधि से समतापूर्वक 
त्याग करना (सूत्र ३३) 
जासाचारी-धर्मोपदेश (३०१) । सामा- 
चारा दस है। 
सामात्य-अनेक विसदृश् पदार्थों में एक 
संदूण परिणाम, जैसे कि बाल्यावस्था 


श्ज्य 


तथा चुद्धावस्था में मनुप्यत्व (६६७- 
इ्द्८) 

सामायिक-पापारमस्भवाले समस्त कार्यो 
से निवृत्ति व्यवहार सामायिक है। 
(४२७) और तृण कन्नन आदि में 
(४२५) अयवा सर्वभूतों में समभाव 
(४२८) निश्चय सामायिक हैं । 

सावद्य-प्राणी-पीडाकारी प्रवृत्ति, भाषा 
तथा कार्य (३१२६, ३६१, ४२७) 

सासादन-रूधक की द्वितीय भूमि । इसकी 
प्राप्ति एक क्षण के लिए. उस समय 
होती है जब साधक कर्मोदय- 
वश सम्यक्त्व से च्युत होकर मिथ्यात्व- 


अभिमुख होता है, परन्तु साक्षात्‌ 
मिथ्यात्वावस्था में प्रविष्ट नहीं हो 
पाता (५५०) 


सिक्‍य-भाद का कण या चाचल (४४८) 

सिद्ध-१४ भूमियों क, अतिक्र्म कर लेने 
पर आठो कर्मो का नाश हो जाने से 
श्रष्ट गुणों को प्राप्ति के फलस्वरूप देह 
छोडकर लोक के शिखर पर जानेवाल। 
(५६६) 

सिद्धि-मोक्ष-प्राप्ति (६२१) 

सुनय-अपेक्षावद के द्वारा विरोधी-धर्म 
का समत्वय करनेवाली निष्पक्ष दृष्टि 
(७२५) 

सुक्ष्म-कषाय-दे० सुक्ष्म साम्पराय 

सुक्ष्म-सराग-दे ० सूद्म साम्पराय 

सुक्ष्म साम्पराय-साधक की दसवी भूमि 
जहाँ सब कपाएँ उपशान्त या क्षीण 
हो जाने पर भी, लोभ या राग का 
कोई सूक्ष्म लव जीवित रहता है। 
(१५६) 


२७६ 


स्कत्ध-दों या अ्रधिक परमाणुओं के सयोग से 
उत्पन्न, दचणुक आदि छह प्रकार के 
सूद्म-स्थूल भौतिक तत्त्व (६६०- 
६९१, ६४८-६५० ) 

सत्री-तीन प्रकार की--मनुप्यणी, तिर्य- 
डिचनी और देवी (३७४) 

स्थापना-निक्षेप-किर्स। पुरप या पदार्थ के 
चित्र को, प्रतिमा को अ्रथव। विसी 
पदार्थ में कन्पित आकार को यह वहीं 
है ऐसा मानकर विन ग्रादि रूप व्यव- 
हार करता (७४०) 

स्थावर-पूथिवी, अप, तेज, वायु और 
वनस्पति इन पाच कायोवाले एकेन्द्रिय 
जीव (६५०) 

स्थितिकरण-किसी कारणवश अ्रधर्ममार्ग 
में प्रवत्त हो जाने पर अपने को या 
साधर्मी वन्धु को विवेकपूर्वक धर्ममार्ग मे 
पुच आरूढह करता (२४०-२४१) 

स्तिग्ध-परमाणु का आकर्षण गुण जो 
विकर्षण का योग पाकर वन्ध का हेतु 
हो जात है (६५२) 


समणपसुत्त 


स्थातू-एऐसा हू है, ऐसे एकान्त हृठ का 


है 


हा, 


पा 
नियेध करके 'कथण्चित्‌ ऐसा भी ह# 
इस प्रकार बता समस्वय स्थापित परने- 
बाला एक निपात (८१५) 
स्थाद्राद-स्थात्‌' पदयुक्त वाय्य द्वारा, 
वस्तु र जटिल स्वरुप वात विवेचक 
समस्वथकारी न्याय (सूत्र ४०) 
स्व्वव्य-शद्धन्य्ान्मा (५८७) 
स्व-समय-जुद्ध आत्मा में ही अपनत्व ये 
द्रप्टा सम्यस्दप्टि स्व-समय है (२८१), 
स्वन्ममन (२३, 3२५),  परन्पर 
विरोधी मतो का युक्तियूर्णं समन्वय, 
साधन का निष्पक्ष भाव (७२६) 
स्वाध्याय-णास्त्राध्ययनस्प तप, जो पाँच 
प्रकार का है (४७५) 
हिसा-जीव-वध या प्राणातिपात व्यवह/र- 
हिंया है (१६६) और रागादि की 
उत्पत्ति (१५३ ) अयवा अयतनाचार- 
स्प प्रमाद (१५७) निश्चय हिंसा है । 
हिसादान-आ्रणि-पीडाकारी या वधकारी 
उपकरण (कस्सी, कुंदाली, चूहेदानो 
आदि) का लेन-देन (३२१) 


